जीवन-प्रभात 


गाधी-परिवार तथा दक्षिण अफ्रीका मे गांधीजी के 
अभूतपूर्व प्रयोगो एवं सघ्ष की ज्ञानवर्धक, 
शिक्षाप्रद और रोचक कहानी 


लेखक 
प्रभुदास गांधी 
भूमिका 
काका कालेलकर 


१९५४ 
सस्ता साहित्य मण्डल-प्रकाशन 


प्रकाशक 

मातंण्ड उपाध्याय, 

मत्री, सस्ता साहित्य मंडल, 
नई दिल्‍ली 








पहली वार १९५४ 
मूल्य 
पाच रुपये 








मुद्रक 
नेद्ानल प्रिट्टिग वर्क्स 
दिल्ली 


प्रकाशकीय 


गावीजी के जीवने तथा कार्य पर जितनी पुस्तक लिखा गई है, उतनी 
ससार के शायद ही किसी महापुरुष के विषेयम लिखी गई हो । फिर भी 
प्रस्तुत पुस्तक गाधी-साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती है। इसके लेखक 
गावीजी के कुटुम्बी-नन ही नही है, अपितु वचपन से ही गाधीजी की छत्र- 
छाया में उनका पालन-पोषण हुआ है । गावीजी के पूर्वज कैसे थे, कौन 
थे, उनसे गाधीजी को विरासत में क्या-क्या गुण मिले, गाधीजी के अद- 
भूत जीवन-प्रयोगो तथा सत्याग्रह का छोगो पर क्या प्रभाव पडता था, उनके 
परिवार तथा आसपास के लोग उनसे किस प्रकार प्रभावित होते थे, उनके 
प्रत्येक कार्य में व्यवस्था, त्याग, चारित्य आदि का कितना आग्रह 
रहता था, किस प्रकार वे वरावर नये-नये परीक्षण करते रहते थे, 
उनके दैनिक जीवन का कार्यक्रम क्या था, आदि-आदि बातो पर लेखक ने 
बडे ही विशद, प्रामाणिक तथा रोचक ढग से प्रकाश डाला है । 


दक्षिण अफ्रीका में गाधीजी ने जितने प्रयोग किये थे, छोटी अवस्था 
होते हुए भी लेखक ने उन्हे अपनी आखो देखा था और उनमें भाग लिया था। 
यही कारण हूँ कि वह इतने अधिक भर इतने सूक्ष्म विवरण दे सके हे । 


गावी-परिवार तथा गाघीजी के प्रयोगो के विपय में हिन्दी मे इतनी 
विपुल और महत्वपूर्ण सामग्री पहली बार पुस्तकाकार प्रकाशित हो रही 
हैं। अनेक घटनाएं तो प्रथम वार प्रकाश में आ रही है। काका साहव के 
शब्दों में गाधी-युग के इतिहासकारों में और गाधीजी के चरित्र-लेखकों 
निस्सदेह लेखक ने इस पुस्तक हारा चिरस्थायी स्थान प्राप्त कर लिया 
है,” कारण कि इसमे मौलिक, आध्यात्मिक तथा प्रामाणिक सामग्री कट-कूट 
कर भरी है । 
हम लेखक के आभारी हूँ कि उन्होने हिन्दी के पाटको को इतनी मूल्य- 
वान सामग्री प्रदान की हैँ। हमे विश्वास है कि हिन्दी के पाठक इस पुस्तक 
को मनोयोगपूर्वक पढेगे और इससे लाभ उठावेगे । 
--मत्नी 


आत्म-निवेदन 


श्रद्धावाननसूधक्च श्डगुयादपि थो नर । 
सोडपि मुक्त शुभाल्लोकास्राप्तुयात्‌ पुण्यकमणाम्‌। 
तच्च सस्मृत्य सस्मृत्य सपत्यदूभत हरे । 
विस्मयों मे सहान्‌ राजन हृष्यासि च पुन पुन । 


(-+गीता अ० १८७१,७७) 


“जो कोई यह बात ध्यान देकर सुनेगा और इसके प्रति चिठ न 
रखकर सरलता के साथ इसे अपने हृदय की गहराई में उतारेगा वह 
पुण्पकर्मी होगा और स्वतत्रता को प्राप्त करके कल्याणकारी समाज मेंजा 
पहुचेगा।. फिर, सच बात तो यह है कि हरि के उस अद्भुत स्वरूप 
की ज्यो-म्यो मुझ याद आती जाती हू त्यो-त्यो मेरा अचरज बढता जाता 
हैँ और हृदय गद्गद्‌ हो उठता है ।” 


भगवदगीता के अत में कही गई यह बात पूज्य गाधीजी की जीवन- 
चर्या के बारे मे भी अक्षरण सत्य हैं। कहा जा सकता है कि जबसे मेने इस 
दुनिया मे आकर अपनी आखे खोली, प्राय तभी से गाधीजी का विराट 
स्वरूप मेरी आखी को चकित करता रहा । ज्यो-ज्यों मेरी उम्र 
बढती गई, मुझे उनके और उनके जमाने कौ पुरानी स्मृतियों के बारे में 
बार-बार वाते करने में आनन्द आने छूगा। पृज्य गाधीजी ने 'रौछेट एक्ट 
के समय मे जब सत्याग्रह-आन्दोलन छेठा और मन्‌ २२ में जब उनको यर- 
बडा के कृष्ण-मन्दिर मे पहुचाया गया त्तव सावरमत्ती आश्रम में एक गभीर 
वातावरण छा गया। गाधीजी ने, अपने घर से ही श्रींगणेश करने के आग्रह 
के अनुसार, सत्याग्रहामश्रम के विद्यायियो को ही अपनी पढाई स्थगित करने 
के लिए समझाया ओर उत्हें न्वराज्य की लडाई मे झोक दिया । हम लोगो 
में अधिकतर समय खादी की उपासना और बछूतों के साथ मिलते- 
जुलने में वीतता था। आश्रम की राष्ट्रीयशाला के आचार्य काका- 
साहव कालेलकर की प्रेरणा से, अपने स्वाध्याय को ताजा रखने के लिए, 
'मबपूडो' (मधुमक्खी का छत्ता) नाम से विद्याथियो का एक ट्विमासिक 


हस्तलिखित पत्र चलाया जा रहा था। उसके सपादन का भार भुझपर डाला 
गया था । ४ 


१ 


मुझमे यह साहस नही था कि में सदुयदेश से भरे हुए छेख लिखता । 
फिर इतिहास, विज्ञान, साहित्य या अन्य किसी प्रकार के झास्त्र के साथ 
मेरा सक्तिय सवध भी न था । सोचते-सोचते मझे फीनिक्स की बाते लिखने 
का विचार सूजझा । 


यह अनुभव मुझे पहले ही हो चुका था कि वापूजी को छोटी-मोटी बाते 
सुनने में सभी को आनन्द आता हैँ । हमारे आश्रम का प्रारम्भ कैसा था, 
वापूजी के इदंगिद कंमें-कसे व्यक्ति रहते थे, वापूजी क्या करते थे, किस 
प्रकार पटते थे, हमको जेलयात्री वनने के लिए किस प्रकार तैयार कर रहे 
घधे--ये सारी बाते लोग मुझसे मानो कहानी के आह्वाद से सुना करते 
थे। वार-वार के इस अनुभव के कारण मेने फीनिक्स की वातो को लिखना 
शुरू कर दिया। 


उस समय तक गाधीजी का दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास' 
प्रकाशित नही हुआ था। उनकी आव्म-कथा भी नहीं लिखी गई थी । इस- 
लिए में जो कुछ अव्यवस्थित और बबूरी वाते लिखता था बह भी लोगो को 
पसन्द जाती थी और मबपूडो पाठकों के हाथ से लौटकर मेरे हाथ में आता 
ही नहीं था । फिर तो मेने नि सकोच होकर, एक इतिहासकार की शान से 
लिखना प्रारम्भ कर दिया और देखते-देखते छोटा-सा 'फोनिक्स-पुराण 
तैयार हो गया। जिस समय की वाते इसमें मेने दी है उस समय मेरी 
उम्र वारह वर्ष से भी कम की थी । 


इस पुस्तक में मेरा उद्देश्य अपनी आत्मकया लिखने का नही है । आत्म- 
कथा लिख ऐसी कोई योग्यता भी मझमे नही हैं। फिर भी सारी कथा मेने 
अपने को ही केन्द्र मे रखकर लिखी हूँ । अन्य प्रकार से लिखना सभव भी नहीं 
हो सकता था । मनृष्य की चार से लेकर बारह वर्ष तक की उम्र ही ऐसी 
होती हूँ कि वह सारी दुनिया को अपने वालूगज से ही नापता है, पहचानता हैं 
और उसका अनुभव करता है। मेरे पास उस समय इतिहास की दृष्टि नहीं 
थी। मझे होग भी न था कि जिस बातावरण में मेरा छालन-पालन हो रहा 
हैं, वह ससार का कोई अनोखा वातावरण रण हूँ । यह कल्पना ही मुझ कंसे हो 
सकती थी कि जिनके कंधे पर सवार होने का अवसर मुझे मिल रहा है वे 
हमारे घर के मोहनदासकाका ससार के एक अद्वितीय व्यक्ति माने जायगे। 
इसलिए चाहने पर भी अपनी स्मृतियों को सवार-सवार कर लिखे हुए 
इन छेखों को में पूज्य वापुजी के या अपने मगनकाका के जीवन-चरित के 
रूप में पेश नही कर सकता । आश्रम के इतिहास के रूप में या दक्षिण अफ्रीका 


हु 


के सत्याग्रह के सूप में में यह सब लिख ही नहीं सकता था। हा, वापूजी 
के शिक्षण-अयोगो के इतिहास के रूप में में इसे लिखने का प्रयास कर सकता 
था। पर मुझे उचित यही लगा कि में इसे अपने बालजीवन के सस्मरणोी के 
रूप में लिख डाल । ऐसा करने में ही कम-से-कम अभिमान और अविक-से- 
अधिक सच्ची वात इसमें जा सकती थी । 


असल मे ये प्रकरण आश्रमवास्री पाठकों के लिए लिखे गये थे, इसलिए 
इनमे घरेलू बातो का समावेश वहुत हुआ है । अपने आश्रम को अपना घर 
समझकर वेखटके चाहे जैसी घरेलू बातों को बताने में सकोच नहीं होता । 
यदि इसमें कुछ बाते अशोभन जान पड़े या विनय और दिष्टता में कुछ 
“अधूरापन मालूम दे तो पाठकों से में प्रार्थना करता हु कि वे मुझे क्षमा 
करे। गावी-परिवार ससार का अनोखा और अपूर्व परिवार है, सत्याग्रह- 
आश्रम या फीनिक्स-आश्रम, जहा सत्याग्रहाश्रम की प्रथम नीव डाली गई, 
पूर्णतया आदर्श संस्था थी, ऐसा मेने कमी नही माना | फिर उसका आधार 
लेकर आत्म-प्रणसा करने की मनोवृत्ति को अवकाश ही कहा रह जाता हैँ ? 


इस पुस्तक में हिन्दी के पाठकों को बहुत-मी ऐसी सामग्री मिछेगी 
जो गाधीजी के आगे के जीवन की आधारणिका थी। अपनी वारू-स्मृति 
के आधार पर जिन प्रमगो को मैने चित्रित किया है उत्तकी प्रामाणिकता 
के लिए गाघीजी के पत्नो का सहारा लिया हैं जौर अपने पिता की डायरी 


आदि सामग्री की पूरी सहायता छो है । गावी-परिवार का इतिहास भी 
इस पुस्तक के प्रारम्भ में आ गया हे 


हिन्दी में यह सामग्री प्रथम बार पुस्तकाकार प्रकाशित हो रही है । 
पाठकों को इससे लाभ हुआ तो में अपने परिश्रम को सफल समझूगा ) 


५ हिन्दी में इम सामग्री को पहले “हिन्दुस्तान” मे निकाछते समय 
भा औ संताचरण दीक्षित तथा बाद में पुस्तकाकार करते समय 


भाई श्री यशपाछ जैन ने जो परिश्रम किया उसके लिए मे उतका अत्यत 
वाभारो हूं । 


“-अभुदास गावी 


नरतावना 


जिस समय यूरोप में पहला विव्वयुद्ध फैला, उन्ही दिनो पूज्य गाधीजी 
ने दक्षिण अफ्रीका में उज्ज्वल विजय के साथ अपना कार्य प्रा किया । बाद 
में वे अपने साथियों को भारत भेज कर स्वय श्री गोखले से मिलने के लिए 
इग्लेड चले गये । गाधीजी की वह फीनिक्स-मठली' दीनवध एन्द्रयज की 
इच्छा के अनुसार गुरुदेव रवीब्तनाथ के शातिनिकेतन में रहने चली गई । 
में भी उसी समय बंगाल में चलते हुए राष्ट्रीय शिक्षा के उस महत्वपूर्ण 
प्रयोग को निकटता से एवं सतह के भीतर से देखने-जाचने के लिए शाति- 
निकेतन पहुच गया । 


शान्तिनिकेतन का अर्थ था भारतीय सस्क्ृति के आचार्य श्री रवीन्ध- 
नाथ द्वारा सचालित ब्रह्मचर्याश्रम | द्सरी ओर 'फीनिक्स-मडली' का अर्थ 
था कमंवीर गाघी हारा दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किये हुए एक अभि- 
नव ब्रह्मचर्याश्रम का भारत में छाया हुआ पौधा । इस प्रकार जब एक आश्रम 
दुसरे आश्रम के घर अतिथि के रूप में रहने गया था तभी में भी वहा जा 
पहचा । 'फीनिक्स-मडली' के लोग दपहर का भोजन श्ातिनिकेतन के 
भोजनालय में करते थे और थाम के समय सोडा या खमीर के विना बनाई 
हुई ईट-जैसी डवल रोटी कुछ फल-मेवे के साथ खा लेते थे। दोनों ओर के 
व्यवस्थापको की सम्मति प्राप्त करके में दोनों में शामिल हो गया। 'फीनिक्स- 
मडली' के साथ मेरा सवध अधिक घनिष्ट हो गया । उसके साथ उसकी 
शाम की प्रार्थना मे शामिल होता और प्रात काल की प्रार्थना का आरभ 
तो मेन्रे ही किया । शाम की प्रार्थना के वाद उन छोगो को में योडी-थोडी 
करके अपने हिमालय के प्रवास की बाते सुनाने लगा । उसके वाद तपोबन' 

उमग्रशासन, निष्ठावीर मगनलालभाई गाधी के मुख से दक्षिण अफ्रीका के 
सत्याग्रह की छडाई के और फीनिक्स-आश्रम के विविध रसो से भरे हुए 
जीवन के वारे में ख़त्म न होने वाली बाते ब्यौरे से सुनता रहा। उस 
समय वे सारी घटनाएं विलकुछ ताजी ही थी और उस अपूर्ब लड़ाई में 
तथा उस आश्रम में सहयोग देने वाले, अर्थात्‌ उस प्रकार से नवभारत के 
नये इतिहास का निर्माण करने वाले छोगो के बीच रह कर, उन्ही के मुह से, 
वह सारी कथा मेन सुनी । 


मेहमान-आश्रम चलाने का भार श्री मगनछालभाई पर था। उनकी 
सहाबता के लिए मगतभाई पटेल मास्टर भी थे। मणिलाल, रामदास, 
देवदास तीनो भाई वहा थे । प्रभुदास, कृष्णास और केग भी थे। कुछ दिन 
के लिए श्री जमनादास गावी भी आये थे | शिवपूजन, छोटम, भयम, श्री 
थवी नायडू के पुत्र आदि अनेक वालवीर उस मडली में थे। प्रतिदिन सवेरे 


डे 


हम लोग खोदने का काम करते जाया करते थे। मेरे शामिल होने के कुछ दिन 
बाद इस मडली ने एक छोटी-सी टेकडी की मिट्टी खोद कर पास की एक 
सलैया को पूरा देने का काम उठाया | हमारे हाथ से वह काम पूरा होगा या 
सही और होगा तो कव होगा, इस बात की हमे कोई चिता न थी। 
अनासक्त-बृत्ति से नित्य सवेरे खुदाई का काम पूरा करने के वाद ही हम 
छोग नाइता करते थे। 

इस प्रकार के वातावरण में श्री मगतलालभाई और अन्य फीनिक्स- 
वासियों के साथ मेरा परिचय हुआ भेरी बातो मे सवको रस जाता था । 
उनके श्रमजीवन में में विलकुछ घुलमिल गया था। उनमे भी छोटा प्रभुदास 
मेरी ओर अधिक आकंपित हुआ, एंसा कहा जा सकता है। 

पूज्य गाषीजी जब इग्लेंड से छौटकर स्वदेश पवारे और उन्होने नाति- 
निकेतन तथा ब्रह्मदेश की यात्रा भी कर छी, तव अपने फीनिक्स-आश्रम को 
वे शातिनिकेतन से ले गये, पहले हरिद्वार के कुभ मेले मे और बहा से बह- 
मदावाद। में भी शान्तिनिकेतन छोड कर महाराप्ट्र लौट गया और वाद में 
वडौदा जा कर ग्रामसेवा का काम करने छूगा । 

किन्तु जो सब्र शातिनिकेतन मे स्थापित हो गया था वह टूटने वाला 
नही था। वह मुझे गावीजी के सत्याग्रह-आ श्रम में छे गया। पहले हम कोचरव 
भे रहे, इसके वाद सावरमती के तट पर वाडज के पास स्थायी रूप से सत्या- 
ग्रहाश्म की स्थापना हो गई। सक्षेप मे कहा जा सकता है कि 'जीवन-प्रभात' 
में जहा पर प्रभुदास के और फीनिक्स-आश्रम के जीवन की कथा समाप्त 
होती हूँ प्राय वहा से उनका और मेरा सवय शुरू होता है 

सत्याग्रह-आश्रम में गाधीजी ने बालकों की शिक्षा पर अधिक महत्व 
देकर आश्रम के अन्तर्गत ही एक स्वतन्त्र पाठशाला स्थापित की थी । उस पाठ- 
शाला में थोडे दिन तक श्री छमनलालभाई गाथी ने भी काम किया। 
राष्ट्रीयशाला में विद्याथियों का हस्तलिखित मासिक पत्र तो होना ही 
चाहिए--हम छोगो ते उसका ताम 'मबपुडो--मधुमक्खी का छत्ता--रखा। 
उपनिपद की कथा पढने वाले हम लोग मधपूडो' के सपादकों को मधुकर 
राजा कहते लगे। प्रभुदास वैसा ही एक राजा वना । उसको लेख लिख 
देना जैसे हम शिक्षक लोगो का काम था, वैसे ही विषय सुझा देने का काम 
भरी हमारा ही था। मेने प्रभुदास से कहा, “दक्षिण अफ्रोका के आश्रम- 
जीवन का वर्णन क्रमश क्यों नहीं लिखते ?” आत्मविद्वास कम होने के 
आर अभुदास ने इसके लिखने में शका प्रद्षित की, “क्या मझसे यह सब 
लिखा जा सकेगा ? ” मैने उससे कहा, इसमे क्या बात है ?वह सब-सस्मृत्य- 
सस्मृत्य, याद कर-करके लिख डालो ।” उसने वह विचार अपना लिया और 


५ 


तच्च सस्मृत्य सस्मृत्य' के शीर्षक से एक लेख-माला में अपने वा-जीवन के 
सस्मरण लिखना आरभ कर दिया | वहुत-कुछ लिख जाने पर उसने उन सब 
लेखों को अपने वालसखा देवदास को दिखाया। आश्रम के शिक्षक और 
विद्यार्यीगण तो यह सब वे चाव से पढते ही थे, परन्तु गाथी-कृटुम्ब के 
बहुत से लोग भी उसे ध्यान से पढने छगे। कुटुम्ब की मानमर्यादा के आग्रही 
कुछ पुराने विचार के स्वजनो को यह अखरा। प्रभुदास यह क्‍या कर रहा 
हैं ? अपने कुटुम्ब की घरेलू--गोपनीय--वाते इस तरह प्रकाशित की जाती 
है क्या ?” परन्तु अन्तर-वाह्य का भेद न मानने वाले गाधीजी के हाथोंमे 
पले और शिक्षा पाये प्रभुदास ने साहस के साथ वहुत-काफी लिख ही डाला । 
इस पूरी-की-पूरी लेखमाला में तबूरे के सुर की भाति एक बात मतत 
सुनाई देती है । विलकुल बचपन में ही प्रभुदास से कहा गया था कि वह निरा 
बुद्ध है। होशियारी उसमें कुछ भी नही है। देवदास-जेसी कुशलता प्रभुदास 
में भले न हो, छोटे कचा (कृप्णदास के) बराबर चातु्ये भी उसके पास 
न हो, लेकिन में ने तो उसको वुद्धि-विहीन न पाया है और न माना है| किन्तु 
घर के बडो ने यद्यपि अत्यत सदबुद्धि से प्रेरित होकर उसके ऊपर जो 'आत्मनि 
अप्रत्यय/ ठोक-ठोक कर जमा दिया वह उसके स्वभाव का एक अग ही वन 
गया और विद्या-निण्ठा, कर्म-निष्ठा, ध्येय-निष्ठा आदि समर्थ सदगृणो का 
अस्तित्व उसके पास होते हुए भी केवल आत्मविव्वास के अभाव के कारण 
उसके जीवन का सारा भविष्य मानो मुरझा गया । 
इस पुस्तक में छोटी-मोटी वातों की जो भरपूर वारीकिया दिखाई देती 
हैं उनमे से बहुत-कुछ श्री मगनलालभाई के मूह से मेने सुन रखी है । गावी- 
परिवार के कई व्यक्तियों ने भी इन वातो को पढा हे। इसलिए इनकी 
यथार्थता के बारे मे संदेह के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। जो 
दिमाग इतनी सारी बातों को व वारीकियो को सग्रहीत और समर्थता 
से प्रतिपादित कर सकता है उसे बुद्ध वताना अनर्थ ही कहलायेगा। 
चि प्रभुदास खादी-विद्या और कला के एक समर्थ आचार हैं। खादी 
का तत्त्वज्ञान, उसका अर्थभास्त्र, उसकी जड में निहित समाजतश्ास्त्र आदि 
सबके वे ज्ञाता है ही, इसके अतिरिक्‍त खादी के यन्त्रगास्त्र मे भी उन्होंने 
नई-नई खोजे की है । परो से गति देकर दोनो हाथो से सूत कातने वाले 
चर्े की खोज प्रभुदास की ही है। उन्होंने खादी-विद्या के आद्याचार्य श्री 
मगनलालभाई के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए उस चर्खे को 
मंगन-चर्खे का नाम दिया है । 
गावी-परिवार के लोग जिस प्रकार दक्षिण अफ्रोका में जाकर वन गये 
और वहा पर जैसे उन्होने छोक-सेवा की, उसी प्रकार प्रभुदास ने भी हिमा- 


६ 


लग में अलमोटे की ओर जाकर वहा पर खादी का काम किया और उत्तर- 
प्रदेश में अपना विवाह हो जाने के वाद उसी श्रात की सेवा करने के हेतु से 
बही दस गये । उस प्रदेश में प्राय चौथाई शताब्दी तक उन्होने खादी व 
आम-सेवा का काम किया। देश की स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने के वाद जब 
उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रयाग में खादी विद्यापीठ की स्थापना की तब 
प्रभुदाम को वहा के मुख्य आचार्य के रूप में तियुक्त किया और दो वर्ष में 
वहा से कई खादी-विद्यार्यी शिक्षा पाकर उत्तीर्ण हुए । इसके वाद नवसग- 
ठित सौराष्ट्र में ग्रामोद्योग और खादी-विद्या के श्रशिक्षण के लिए उनको 
आमत्रित किया गया और पोरवदर मे गाधीजी के जन्मस्थान पर बनाये गये 
उम कीर्ति मन्दिर का केन्द्र सुगठित और सचालित करने का उत्तरदावित्व 
उन्हें सौपा गया, जिसका उद्देश्य बापू के जीवन-का्य व सर्वोदिय समाज की 
प्रवृत्तिवों का भली-भाति प्रदर्शश करना हैं। अब वह पुत्र उत्तर प्रदेश में 
मुरादाबाद जिले के गावों मे खादी और ग्रामोद्योग की नीव पर अहिंसक 
और शोपण-बिहीन समाज के विकास का कार्य अखिल भारत खादी 
ग्रामो्योग मडल' की ओर से कर रहे है । 
बहुत छोगो को इस बात का पता न होगा कि जब चम्पारत में गाधीजी 
पहुछी वार गिरफ्तार किय्रे गए तब उन्होंवे वहा के देहातों मे जाकर किसानो 
के पास अपना संदेश पहुचाने का जिम्मेदारी भरा काम वालक प्रभुदास को 
ही सौपने का निग्चय किया था ) हु 
फिर भी इस सूर्ण पुस्तक में प्रभ्दाम का यह घा,वपद हमें छगातार 
सुनाई देता है कि “मं बुद्ध हू, में जद हू, दूसरों के जैसा होदियार नही हू ।” 
ओर उनकी लेसनी इतनी ममये है कि क्षणभर के लिए हमे भी प्रतीत होता 
है कि “उनकी यह वात सही होगी”, परल्तु उनकी वर्णनशक्ति की सामथ्ये 
देखने पर विव्वास हो जाता है कि वह कोई मामूली साहित्यकार नही हे 
. सारी पुस्तक में प्रभुदास के मन की वापुभवत अखड रुप मे दीप्तिमान' 
है। साव-हीनसाथ स्वर्गस्थ मगतछारूभाई के प्रति उतका आदरभाव भी 
उतना ही स्पष्ट दीख पठता है। दोनों सिरे के मील-पत्थरो को देखकर जैसे 
हम बीच का अन्तर नाप लेते हे, वैसे ही इसे पढ कर सयाल हो जाता है कि 
श्री मगनल्गलूभाई ने अपने स्वभाव पर विजय पाने के लिए अपने अतर में 
४854 भयानक युद्ध चालू रपा होगा और उन्होने उसमे कसी अद्भुत सफ- 
उता पाई । श्री मगनलछारुभाई के बारे मे लिखते हुए श्री चदरशकर 
हे अ ने उनको उम्रनासन' बताया है । यह विशेषण सभी बातो में उनके 
कर का आस ही अखड दक्ष और एकाग्र निष्ठावान मंगनछाल- 
ई के तप के कारण ही मत्याग्रह-आश्रम विकसित हो पाया | मगनलछाल- 


७६४६ 


भाई का जब देहान्त हो गया तब वापूजी ने उनके घर में ही वैठ कर लिखा 
था, “उसकी विधवा घर के अन्दर सिसक-सिसक कर रो रही हैं। उसे 
क्या पता कि सचमुच तो में ही विधुर वन गया हू । 

श्री मगनछारूभाई का एक छोटा-सा जीवन-चरित्र प्रकाशित हुआ 
किन्तु यथार्थ रूप में उनके जीवन का सही-सही चित्रण तो प्रभ्दास की इस 
पुस्तक में ही हमको मिलता है । नि संदेह मगनलालभाई वापूजी के हनमान 
थे। जो कुछ बायूजी ने करना चाहा वह सव मगनलालभाई ने कर दिखाया। 

गावीजी ने सत्याग्रह-जाश्रम का इतिहास' में राष्ट्रीय शिक्षा के लिए 
जिन सिद्धान्तों की निष्कर्ष के रूप में बताया है, उसी का वातावरण 
जान में या अनजान मे प्रभुदास ने अपने इस जीवन-प्रभात' के अन्दर 
तादश रूप से चित्रित किया हूँ। 

गांधीजी ने स्वय दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास' लिखा है । 
वहा की जेल के अनुभव लिखें है। उनकी आत्मकथा में भी उस समय का 
इतिहास मिल जाता हूँ । फीनिक्स-आश्रम का वोझ कुछ अशय में उठाने 
वाले श्री रावजीभाई पटेल ने भी गाधीजी की साधना' और जीवनना 
झरणा' नामक दो पुस्तको में पर्याप्त सामग्री दी है और वह सब बहुत 
प्रभावोत्पादक है। फिर भी कहना पडेया कि उन सब पुस्तकों में कुछ बातें 
छूट गई थी, जो प्रभुदास ने अपने जीवन-प्रभात' में दी £। हमे यह महसूस 
हुए बिना नही रहता कि कुछ वाते प्रभुदास ही हमे दे सकते थे। प्रभुवास ने 
इस पुस्तक को लिखकर गाथी-युग के इतिहासकारों व ग्रावी-जीवन के 
चरित्र-छेखकी में सदा के लिए स्थान पाया हूँ, क्योंकि इसमे मौलिक, प्रामा- 
णिक और आध्यात्मिक सामग्री कूट-कट कर भरी हुई है। 

गाधीजी के पुरुपार्थ का इतिहास इस पुस्तक में होने के कारण इसका 

महत्त्व है ही, किन्तु केवल साहित्य के रूप में भी इस पुस्तक ने उत्तम आदर्ण 

पेश किया है । 

गावी-परिवार का आवश्यक इतिहास इसमे सुन्दर तरीके से दिया गया 
हूँ और इस प्रकार गाधीजी की आत्मकथा में जो न्यूनता रह गई थी वह 
इसमें पूरी की गई हैं। 

भूगोल की वाते और प्रकृति के साथ घासपात, फलू-फूल, पक्षियों और 
बादलों के साथ--तदाकार होने के आनन्द का जब प्रभुदास वर्णन करने 
बैठते हे तव तो उनकी लेखनी की सामथ्यें मोलहो कला से प्रकट होती है । 
अपने समवयस्क बालकों से और अपने घर के वडो से जो पोषण बाठ प्रभु- 
दास को नही मिलता था वह उन्होने प्रकृति के पास से पाया। उसी कारण 
यह वर्णनशक्ति इस हृद तक उनमे सजीव हो उठी हैं। प्रकृति-वर्णन करने में 


श८ट 


प्रभुदास को जो सफलता प्राप्त है वही सफलता मनोविश्लेषण करने में भी 
उनको प्राप्त हैँ। अपने बुजुर्गों के छिए अदव रखने के छिहाज से वे रहने 
के कारण अपनी विश्लेपण-शक्ति को उन्होंने स्वथं अपने ऊपर ही 
आजमाया हूँ । लेकिन भविष्य मे जब वह कोई उपन्यास या इतिहास लिखने 
बैठेगे तव उनके द्वारा हमे मानवचित्त की सविशेप गहनता का पर्याप्त परिचय 
मिलेगा । इस पुस्तक में भी स्वभाव-चित्रण कम नही हे, और जो हैँ काफी 
प्रभावपूर्ण है। 

आज के युग के पाठक इस पुस्तक को गाधीजी के जीवन के एक पहलू 
के चित्रण के रूप में ही पढेंगे। किन्तु वास्तव में 'जीवन-प्रभात' प्रभुदास के 
बचपन की आत्मकथा या अपने बय के चौथे वर्ष से छेकर वारहवे वर्ष तक की 
स्मरण-यात्रा हैं। इसमें वालमानस के विकास का और उसमें पैदा होने वाली 
विकृृति का पारदर्शक चित्र है। शिक्षा का कार्य करने वाली और बहुत 
से माता-पिताओ की दृष्टि खोल देने वाली सामग्री इसमे है | अपने दोपो पर 
प्रभुदास ने कही भी पर्दा नहीं डाला हैं, वल्कि ठीक वैसे ही अपने प्रत्येक 
दोप का ब्यौरा दिया है, जैसे कि चित्रगुप्त के सामने उपस्थित हो। कही भी 
उन्होने अपने ऊपर रहम नही किया हैं । इसी वजह से उन्होने दूसरो के 
बारे मे लिखने का अधिकार पा लिया है । इसमे भी, जो छोग अदरूती इति- 
हास के पूरे जानकार है वे अवश्य कहेंगे कि प्रभुदास ने इसके लिखने में कला- 
मय सयम ही साथा हैं ! 
* गावीजीद्वारा लिखें गए 'सत्याग्रह-आश्रम का इतिहास' को पढने के 
बाद ही फीनिक्स-आश्रम के इस इतिहास को पढ़ने पर जो विचार मन मे 
उठ हैँ उसे यहा मे प्रस्तुत कर देता हू । 

आश्रम के इतिहास की प्रस्तावना में जिस फीनिक्स अथवा 'अग्नि- 
सभव' आश्रम का इतिहास मेने माया था वही यहा पर वालसुलभ ढग से 
प्राप्त हो जाता हैं । फीनिक्स-आश्रम का यह इतिहास पढने से सत्याग्रह-आश्रम 
सवधी वापूजी की जीवन-दृष्टि और कार्य-पद्दति अधिक स्पष्ट ही जाती है। 

सत्याग्रही वीर जेल मे जाकर हार न माने, इस हेतु से फीनिक्स में 
गावीजी ने श्रम-सहिष्णुता, स्वादजय और कठोर जीवन की शिक्षा अपनाई। 
इस दृष्टि से फीनिक्स-आशम को जेल-आथ्म कहना चाहिए । यह विचार 
मन मे आने के साथ-साथ यूरोप के इतिहास में पढी हुई एक वात याद आती 
है कि यूरोप के जेढ-जीवन का कार्यक्रम ईसाई तपस्वियो के मठ-जीवन 
को बेहूदा नकल थी । जेछ में मजबूरी से पुण्य कराया जाता था, जबरदस्ती 
संयम रखवाया जाता था और वलपूर्वक प्रायर्चित्त कराया जाता था। 

जेल-जीवन की आवध्यकता समझ कर गाधीजी ने अस्वाद-अत का महत्व 


९ 


बढा दिया होगा , जैनो की तप के लिए आग्रह-भरी चुस्ती को देखकर भी 
बापूजी अस्वाद-त्रत की ओर झके होगे , ब्रह्मचयं के पालन में स्वादजय को 
अपरिहाय॑ समझकर उन्होंने उन प्रयोगों को बढावा दिया होगा--जित 
सर्व जिते रसे--किन्तु ये सारे प्रयोग उन्होंने अपनी निजी कल्पना के अनु- 
सार ही किये थे और इन प्रयोगो से अनेकविध अनुभव प्राप्त करने के वाद 
उन्होने अपने विचारो में आवश्यक परिवर्तन भी किया था। एक वार वापूजी 
ने बताया था, केवल स्वादजय पर्याप्त नही है। जिन्होंने नमक का, 
मीठी-मीठी चीजों का और तरह-तरह के नमकीन पदार्थों का सदा के लिए 
सतोप के साथ त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को भी मेने भूख से अधिक 
आहार करने के लिए व्याकुल देखा है। केवल नियमो के पालन से अस्वाद- 
व्रत या आहार-सयम सघता नही हैं । 
एक इन्द्रिय यदि ढीली पड जाती है तो दूसरी सब इच्धिया भी हलके 
हलके ढीली हो ही जाती हूँ, यह सच बात हूँ, किन्तु एक इन्द्रिय को वश में 
कर लेने से दूसरी सब इच्द्रिया भी वश में आ ही जाती है, ऐसा अनुभव नही 
है। सबसे पहले और सबसे अन्त में जिसको वश मे लाना चाहिए वह है अपना 
चित्त । ऐसा न करके एक था अनेक इन्द्रियो का दमन करने पर चित्त का 
वेग अन्यत्र फूट पडता हैं । 
आश्रम-जीवन का प्रधान तत्व हैँ मृत्य के साथ मैत्री । मनृष्य-जाति 
मृत्य की कल्पना से इतनी अधिक भयभीत रहती है कि उसने निर्भव होकर 
मृत्यु का मख देखा ही नही। मनुष्य के विकास के लिए मृत्यु आवश्यक है । 
मृत्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है । मृत्यु परम मित्र है, नये-तये प्रयोगों के 
लिए जीवन को ताजगी देने वाला वह एक आरामगाह है। मृत्यु, थके हुए 
जीवन की केचुली उतार देने की एक क्रिया-मात्र हैँ--यह वात जो समझ 
लेता है वही जीवन का रहस्य समझ पाता है व जीवन की कमजोरियो पर 
विजय पा सकता हूँ। वही अपने कतंव्य-पालन में दृढ रह सकता हूँ और सत्य 
का दर्शन कर सकता हे । दु ख, रोग भौर मृत्यु तीनो पर विजय पाने के वाद 
ही हम मनृप्य-जाति की सेवा कर सकते हूँ और अपने निज के जीवन को 
कृतार्थ वना सकते हँ। इस नि३चय से गाधीजी ने जीवन की जिस साधना 
का आरम्भ किया उसका इतिहास भविष्य में अनंक ढग से लिखा जायगा 
और उनकी वह परम्परा मनुष्य-जाति को आगे चलकर अनेक प्रकार से 
विकसित करेगी। 
इस पुस्तक में हमे केवल साहित्य-रस या जीवन-रस ही नही चुखना 
हैँ, इससे प्रयोग-रस भी चूसना हैँ । 
--काका कालेलकर 


पड 


११ 


फीनिक्स-आश्रम की समस्याएं 

हमारी स्वदेश वापसी 

वरिस्टरी किसलिए ? 

फिर फीनिक्स बाप के प्रेरक पत्र 
स्मट्स-सरकार की करता वाप की दृढता 
वापजी का अद्भत अनुप्ठान 

बापूजी की तेजस्विता 

देवदास काका 

गोखलेजी का स्मरणीय प्रवास 

एक कटु अनुभव 

बापजी की चिकित्सा में 

टाल्स्टाय-वाडी की स्मतिया 
साधना-भूमि फीनिक्स 

बापजी का विद्यालय 

मेरा शिक्षण 

उपवास-गगा का उद्गम 

फिर उपवास 

बनियादी शिक्षा 

सत्याग्रह की तैयारी 

सत्याग्रही टोली का प्रयाण 

प्रथम टोली की गिरफ्तारी 

जन्मभूमि-त्रत 

सत्याग्रहियो की तपस्या और बापू का चिन्तन 
सत्याग्रह की प्रगति 

वह चिरजीवी इतिहास--१ 

सत्याग्रह का प्रवाह वापकी कठोर साधना 
वह चिरजीवी इतिहास--२ 

गाधी राजा के नाम पर 

तपोघन मगनकाका 

बाप के वाल स्वयंसेवक 

पाखाना-सफाई का प्रथम प्रयोग 

बापू के कुछ अन्य साथी 

सत्याग्रहियो की भोजन व निवास-व्यवस्था 
सूर्शाई का बलिदान 


श्ध्र 
१६६ 
१६८ 
१७१ 
१७७ 
श्टड 
१९० 
१९३ 
१९७ 
२०७ 
२०९ 
२१४ 
२१८ 
२२४ 
२३० 
२३४ 
श्र 
२४५ 
२४८ 
२५१ 
२५६ 
२६० 
२६६ 
२७७ 
श्थर्‌ 
२८८ 
२९१ 
२९६ 
३०२ 
३०७ 
३१४ 
३१९ 
३२४ 
३२९ 


१२ 


फीनिक्स में गोरी पल्टन 

अग्रेज मित्र और शर्त्रु 

सादगी का कठोर सकल्प 

हिंसक और अहिंसक हडताल 
सत्याग्रहियो की प्रथम टोली की रिहाई 
वा की वीमारी ओर बापू द्वारा अनन्य सेवा 
“प्रतिज्ञा नही टूट सकती 

दो नये मित्र 

कुछ और अग्रेज अतिथि 

बापूजी का अनुपम उपहार 

जनरल स्मट्स की चाणक्य-तीति 

मृत्यु से शोक क्यों ? 

बापू का कठोर अनुशासन 

कत्तंव्य और सयम 

फीनिक्स का प्राणवान विद्यालय 
उपसहार 

निर्देशिका 


३३१ 
३३७ 
३२४१ 
३४६ 
३४९ 
श्५२ 
३६० 
३६४ 
३६९ 
३७२ 
३७६ 
३८२ 
३८८ 
३२९४ 
४०१ 
४१६ 
डरे 





जलन अन्‍गाओ 


ह 
कु 
> 
पे 
अं है 
क ४. ली * 
+ 
हृ नी 
न्‍रा 
ल्‍ 
् नम आां बे 


| श्र 
ई 
१ 
] है *+ 
न कर 
| 
५ ५ 
पु $ ! मर ः 
ाडजनननत आनआज, हज... 3 2... 


मेरित्सवर्ग-जेल से रिहाई के बाद स्टेशन पर गांधीजी का स्वागत 





जीवन-प्रभात 


59१६ 
सोराष्टर का भोगोलिक चित्र 


यदि सौराप्ट्र की आकृति पर दृष्टिपात किया जाय तो सीराप्ट 
का स्वरुप कुछ-कुछ ऐसा मनोरमा दीख पडेगा, जेसा कि समुद्र के 
लितिज पर सुश्ोभित अपूर्ण चर्नर का दशय दीखता है। एक सिरे पर 
सौराष्ट्र भारतमाता से लगा हुआ हैँ और दूसरे सिरे पर वह परश्चिम 
सागर की गोदी मे जा वेठा हैं। यदि कल्पना की दृष्टि से देखा जाय 
तो समग्र सौराप्ट्र की आकृति गफ़्डा एकादशी या क्षृष्णा चतर्थी- 
पचमी के अधूरे चद्ध के समान दिखाई देती हैं। यदि भारत देग को 
हम माता की मूत्ति मानते है, कच्छ को वडा-सा तबा बताते है, तो 
सौराण्ट्र को एकादगी का चन्द्र कह सकते हूँ । सोराप्ट्र के प्रायद्वीप 
ने पूर्व में खभात के पास मातात्पी भूमि को पकड रखा है और पश्चिम 
में द्वारका के पास वह सागर रूपी पिता के वक्षस्थल पर खेल रहा है 
उधर, दक्षिण की ओर सौराप्टू की भूमि ने अपना सारा किनारा, जो कि 
प्राय एक हजार मील है, समुद्र को समपित कर दिया हैँ और सौराप्ट्र का 
उत्तरी हिस्सा कच्छ के रण द्वारा भूमि के साथ आख-मिचौनी कर रहा 
) सीराप्ट्र का पश्चिम, दक्षिण और पर्व दिश्या में समृद्र का सुडौल 
घ॒माव है । इस प्रकार तीन ओर से नील सिन्धु का जल सौराष्ट्र की भूमि 
का पाद-प्रक्षालन करता है । 
महपि दयानन्द सरस्वती का जन्म-स्वल टकारा ग्राम जहा पर है, वह 
मोरवी का राज्य उत्तर-भारत में काफी प्रसिद्ध हैं। सौराप्ट्र के विलय 
के पहले अग्नेजों की व्यवस्था के अनुसार मोरबी राज्य प्रयम श्रेणी का 
राज्य माना जाता था और वहा के राजाओं ने अपने मोरबी नगर के 
पास नवलूखी-बन्दर का यथागविति विकास किया था। उत्तरी भारत 
के साथ स्थल मार्ग-से व्यापार करने के लिए यह नवलखी बन्दर दसरे वदरों 


१८ जीवन-प्रभात 


अधिक पास पडता है और ऊठो के कारवा पर राजपूताता में वहा से 
भामान का यातायात सगम होता है । इस नवलूखी-वन्दरगाह की भौगोलिक 
महत्ता का पता इस बात से चलता हूँ कि इसी के ठीक सामते, आठ-दस 
मील चौडी कच्छ की साडी के उस पार, कच्छ से राज्य को सीमा में, 
भारत सरकार ने अब करोटो रुपये खर्च करके विश्ञाल पैमाने पर कादला 
बन्दर का निर्माण किया है और उसका नाम गावीनमगर रखा है। आाजणा हैं 
कि निकट भविप्य में ही वह स्थल स्वतन्त्र भारत की राजबानी दिल्ली के 
लिए निकटतम समुद्र-द्वार सावित होगा और भारत की सबसे अधिक बल: 
गाली तथा व्यापारिक वन्दरगाह के रूप में विध्वविस्थात हो जायगा। 


बदि एक जहाज मे वैठकर हम नवलखी वन्दर से सौराप्ट्र के समुद्री 
क्तारे की परिक्रमा जारम्भ करे तो वहा से पूव में कुछ दूर जाने पर 
जामनगर राज्य का वंटा वच्दर वा जाता ह। 


नवेलखी दन्दर भौर वेडी दन्दर, दोनो ही कुछ बन्द समुद्र में हे 
इनके बाद कन्‍्छ की खाडी ने व्यहर निकलते पर खुले महासागर 
सर्वप्रथम वन्दर द्वारका के पास का ओखायचदर हैँ | भारत की पश्चिमी 
सीमा की विदेशियों से रक्षा करने के लिए दीवेदर्णी और कटनीतिन्न श्री 
कृष्ण भगवान ने प्राय इसी स्थल को प्रहरी के रूप में चुना था । सौराप्ट् 
की परिक्रमा करने के लिए जो जहाज पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है उसे 
भव एकदम दक्षिण में मुडना होता हैँ, तव जाकर वह परम-तीय॑ द्वारका 
पहुचता है । द्वारका से बागे, कुछ आग्नेय दिया में मुडता हुआ प्राय 
पच्चीस-तीम मील पर जहाज मियाणी वन्दर पहुचता हैं, जहा से पुराने 
योखनन्‍्दर राज्य की मीमा गुरू होती हैं। मियाणी से फिर करीव पच्चीस 
मील जागे चलने पर पोरठन्दर आता है, जो प्राचीन काल से सुदामाप्री 
के नाम में मुविद्यात रहा हैँ बोर बव सुदीर्घध भविप्य तक उसी प्रकार 
साधवीलीय माना जायगा, जिस प्रकार टकारा महयि दबानन्द-तीये माना 
जाता हैं। इसके वाद, सौराप्ट्र की परिक्रमा के लिए, जहाज आशनेय 
दिया में ही वदता जाता है ओर नवीवदर, माधवपर, मागरोल, वेरावल, 
सोमनाथ, पाटण और डयू में पहचता । 


डयू से सीराप्ट्र का क्नारा छोवडकर यदि जहाज को सीधा पूर्व 
मे चलाया जाय तो बह सामने के किनारे पर गजरात के प्रसिद्ध नगर 
सूरत भ पहचेगा और आश्नेय दिशा में कुछ मजिक तब करने पर 
सापारा वन्द्र या बवई वन्दर पहच जायगा। लेक्नि सौराप्ट्र की परिक्रमा 
पूरी करने के लिए इंघान दिया में मुडना होता हूँ । उस दिल्षा में 


थे 4:०० 





सौराष्टर का भोगोलिक चित्र १५ 


जाफरावाद और महुआ बडे वन्दर हे । फिर सीघा उत्तर में चलने पर 
घोधा वन्दर और बाद मे सौराष्ट्र का वर्तेमान प्रख्यात व्यापारी शहर भाव- 
नगर आता है। अन्त में जहा गुजरात और सौराप्ट्र के बीच की खाडी 
पूरी होती, हैं वहा भावनगर से बिलकुल उत्तर मे जहाज खभात शहर 
पहुच जाता है। यहा पर सौराप्ट्र का समुद्र-तट समाप्त हो जाता है और 
सौराष्ट्र भारत के भूखड के साथ एकाकार हो जाता है। 


सौराष्ट्र के अनेकानेक बन्दरगाहो में वेरावछ, पोरवन्दर और द्वारका 
भारत मे अधिक प्रसिद्ध हें । द्वारका भारत के चार घामो में से एक है 
और वेरावल वन्दर पर सोमनाथ महादेव का तीर्य हमारे देश के नये- 
पराने यगों के उतार-चढाव की साक्षी दे रहा हैं। एक के वाद एक 
कई वार इस ज्योतिलिग की प्राणअतिप्ठा की गई और १९५१ 
में हमारे राष्ट्रपति राजंद्रवावबू के हाथो फिर से वही अनुष्ठान 
दृहराया गया। जिस प्रकार दिल्‍ली वार-वार वनी, वार-वार विगडी 
और आज फिर समूचे भारत का केद्र बनी हुई है, उसी प्रकार सोम- 
नाथ का ज्योतिर्धाम सौराष्ट्र या गृजरात के लिए ही नहों, पूरे भारतवर्ष 
के लिए महान धार्मिक केद्र बन गया हँ। दिल्ली के आसपास के टीछो 
पर जिस प्रकार गतयूग की दिल्ली के भग्नावशेप पुरानी स्मृतियों को 
जागृत करते हू, उसी प्रकार वेरावछ के समूद्रतट पर टूटे हुए विशाल 
मन्दिरों के भग्नावशेप परानी कला, पुरानी समृद्धि, पुराने संगठन आदि 
का परिचय दे रहे हू । 


सोमनाथ का नया मन्दिर छोटा हैं, परन्तु उसके निकट समुद्र की 
तरगे न जाने कितने यूगो से अपना धामिक रहस्य और सनातन सदेश 
सुनाती आ रही हू ! 


व्यापारिक दृष्टि से यह सौराप्ट्र का सौभाग्य हँ कि उसे एक-सै- 
एक टक्कर लेनेवाले सुन्दर वन्दरगाह मिले हें। आवुनिक युग मे उनसे 
कुछ वन्दरगाहो में सामुद्रिक व्यापार की अच्छी उन्नति हुई है और 
वहा पर छोटे-छोटे जहाजो का आवागमन रहता है, परन्तु पोखन्दर 
सौराप्ट्र का ऐसा बन्दरगाह है, जहा बडे-वडे महासागरों को पार करने 
वाले विशाल स्टीमर भी लूगरडाल सकते हे । महासागर में चलने वाले 
देहाती जहाजो के लिए पोरबन्दर में ऐसी सुविधा है कि वहा की चोडी 
सुन्दर खाडी में एक हजार तक देशों ढम की वडी-बडी नावे आश्रय 
पा सकती है और समुद्र के प्रढदयकारी तूफान के समय निरिचित्त भाव से 
म्ात्मरक्षा कर सकती हू । 


१६ जीवन॑-प्रभात 


जब अफ्रीका, ईरान, अरवस्तान, पाकिस्तान, मलावार और चीन व 
जापान तक के जहाज पोरबन्दर के समुद्र में छगर डालते हे, तव पोरबन्दर 
की शान्त सुगोभित खाडी से छोटी-छोटी अनेक किण्तिया दौड-धूप मचाती 
हैं। उस समय वीसियो नावो मे इवर-उधर तेजी के साथ बढते हुए 
हट्टे-कट्टे जवानों को देखकर हृदय आनदित हो उठता है। जिस प्रकार 
किसानों को हम धरती-माता के पुत्र कहते है, उसी प्रकार इन भूर और 
साहसी नाविको को समुद्र-सतान कह सकते हे । पोरवन्दर के समुद्र-किनारे 
पर इन समद्र-सतानों में बडी स्फूतति नजर आती है। ये वहुत उद्योगी, 
बलवान, विनोदी औौर चतुर प्रतीत होते है । जब उन समुद्र-सतानों के 
कुमार और कुमारिकाए, युवक और युवतिया, हिंलमिल्ल कर काम पर 
जुटते हे, तब सारा वातावरण प्रसन्नता से भर जाता हैँ। समुद्र जब शान्त 
तथा सौम्य होता है तव ये लोग उसका भरपूर आनन्द लूटते है और जब 
समुद्र ऋुद्ध होकर अपने रौद्र स्वरूप को प्रकट करता है तब भी वे अपने 
काम को पूरी निर्भीकता और स्थिरचित्त से करतें रहते है । 


बन्दरगाह की इस चहल-पहल से निकलकर पूर्व की ओर कुछ दूर पर 
मुक्त समुद्र का सुन्दर पट आता है। 


बापूजी के जन्म से कई शताब्दी पहले से पोरबन्दर ने सातों समुद्रो 
के जहाजो को देसा हैं | फिरगी लोग जब इस ओर आये उससे भी 
पहले यहा का व्यापार ईरान, अरवस्तान और अफ्रीका के साथ चलता 
रहा है । हिन्द महासागर को चीर कर यहा की नौकाए पूर्वी अफ्रीका 
में जजीवार और मोम्बासा तक दौड लगाती रही हूँ | अनुभवी लोगो 
ने बहुत सोच-समझकर इस स्थरू पर यह नगर वसाया हैँ । नगर 
से सटकर कुछ मूल-कोण के आकार में समुद्र जमीन में घस 
गया हैं ओर एक छोटठा-सा उपसागर बन गया है । समुद्र-किनारे 
की इस आकृति का यज्ञ उस खाड़ी को है, जो जमीन के अन्दर धनुपा- 
कार होती हुई डेढ-दो मील तक चछी गई है । चौमासे में जब पानी 
अधिक भर जाता हूँ तब यह खाड़ी इतनी अधिऊ फंलती है कि सौराष्ट्र 


की भादर नदी तक पहुच जाती है और काफी भीतरी प्रदेश तक किश्तिया 
जा सफती हे । 


पोरबन्दर की साड़ी में नावो पर सामान छादने-उतारने के छिए जो 
बट्ठा बनाया गया हूँ, वह छवा-चौडा हैं । इस चबतरें पर इन दिनों 
अनाज की वोरिया, रुई की गाठें, घास की गठरिया, पिड-खजूर के गटठे, 
वारश डुगर के सफंद पत्थर की बडी-बडी शिलाए, भेस के घी के 


सौराष्ट्र का भोगोलिक चित्र १७ 


कनस्तर, नारियछ, नारियल की रस्सी-रस्से के गठुर, ओर किराने आदि 
सामान के ढेर लगे रहते है तथा नाविक छोग उस माक को नाव में 
चढाने-उता रने मे व्यस्त रहते हें । 


खाडी के मुहाने के पास, खुले महासागर के सामने, ऊचा और सुन्दर 
दीपस्तम्भ है, जो अधेरी रात्रि मे बीच समुद्र में जानेवाले जहाजो का मार्म- 
दर्शन करता हूँ । किनारे से वीस मील की दूरी पर वीच समृद्र में 
चलनेवाली नावो को भी इस दीपस्तम्भ का सहारा मिलता है । 


इधर समुद्र के इस रलूघ उपसागर के सहारे पोरबन्दर नगर 
वसा हुआ है । सफेद पोरवन्दरी पत्थर के पक्‍के दो-तीन मजिर 
ऊचे मकान, ढाई सी वर्ष से भी अधिक समय से ज्यो-के-त्यों यहा 
पर खडे हे। पहले यह नगर परकोटे के अन्दर समाया हुआ था 
अब परकोटा नहीं हू, छेकिन पुराने जहर की टेढी-मेढी और सकीर्ण 
गलिया वनी हुईं हूँ | मूल शहर के बाहर तिगुने विस्तार में 
आधुनिक ढंग का शहर फैला हुआ है । यहा के व्यापारी वम्बई और 
सुदूर अफ्रीका तक भी पँसा कमाते के लिए जाते है। उनमे से कुछ लछोगो 
ने यहा बडे-बडे वगले और कोठिया वनाई है । आधुनिक ढग के मकानों 
की कतारो के वीच प्रञ्मस्त सडके वनी हुई हे और उनमे से एक सडक 
का नाम यगान्डा रोड रखा गया हैं । इसके अतिरिक्त इस नगर में 
सीमेंट की बडी मिल, दियासलाई बनाने का कारखाना, तेल की मिल, 
नकली रेशम वुनने की मिल, आदि अनेक कारखाने है । चूने के पत्थरों 
का भी दूर-दूर तक व्यापार होता हैं । नगर के मध्य में जो अच्छे-अच्छे 
भन्दिर हूँ, उनमे सुदामाजी का नामी मन्दिर हैँ | वह कलापूर्ण और सुन्दर 
वना हुआ हैँ । छोटी-मोटी फूलवाडिया भी जगह-जगह छगी हुई हें 
जिनमे नारियल, बादाम, चीकू, सुपारी जैसे फल-वृक्ष हें। कुल मिलाकर 
यह नगर प्राचीन और अर्वाचीन ढंग का अच्छा मिश्रण है । एक 
और यहा मन्दिरों की भरमार हूँ तो दूसरी ओर आपयंकन्या गुरुकुल 
सस्कृत पाठयाला और अनेक सकल, हाई स्कूल व विद्यालय चल रहे 
चित्रकला में पोरवन्दर की ख्याति विशेष हे। भारत के भच्छे-अच्छ 
चित्रकार यहा पैदा हुए हेँ। 


इस प्रकार के विकसित प्रदेश में महात्मा गाधी ने जन्म लिया । 


१८ जीवन-प्रभात 


संरकार-भूमि 


मनुष्य के सारे सामाजिक और व्यविनमत सस्कार उस जलवायु और 
भौगोलिक परिस्थिति के अनुत्प बनते हे, जिसमें उसका जीवन व्यतीत 
होता हैं । जाने या अतजाने हरएफ व्यक्ति अपने चारो ओर के वातावरण 
से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता । जिसमे जितना हृदय, मनोवरू 
ओर इच्छाणवित होती हूँ, उसी मात्रा में उसका व्यक्तित्व कम या अधिक 
विकसित होता हूँ, पर उसके विकास की सामग्री उसके चारो ओर सदेव 
बनी रहती है । 

गावीजी का जो अद्वितीय और अपूर्व व्यक्तित्व चमक उठा, उसकी 
नींव में किस प्रकार की सामाजिक भूमिका थी, इसका सही पता 
लगाता सहज कार्य नहीं हूं। लेकिन जिस जगह पर गावीजी ने जन्म 
धारण किया, उस स्थल का भोगोलिक वातावरण अपनी कहानी चिरकाल 
तक कहता रहेगा । 

यद्यपि हमारे परिवार के प्रथम महापुरुष श्रीउत्तमचन्द गाधी का 
मकान पौरबदर में है, तथापि पता चलता है कि हमारे पूर्वजों का निवास 
कुतियाणा नामक कस्बे मे था । 


सौराप्ट्र की सबसे बडी नदी भादर कुतियाणा की सीमा पर 
बहती हँ। उसका पाद चौडा है और पानी थोडा होते हुए भी स्वच्छ 
इतना हूँ कि उमके तले बिछे हुए छोटे-छोटे गोल पत्थरों का रण साफ 
दिलाई देता है । 
कुतियाणा से दो मजिल दक्षिण में, सौराष्ट्र की अन्तिम सीमा 
पर, अपने गरभीर घोष से आकाण को भर देनेवाछा नील सिधु का जलू 
संतप्त मातृभूमि को अहनिद् शीतछ करता रहता है । पश्चिम मे ओखा 
ओर द्वारका से छेकर पूर्व मे घोधावन्दर भर भावनगर तक फैले हुए इस 
भहासागर का दक्षिण दिशा में सामने की ओर हजारो मीरू तक कही 
किनारा नही दिलाई पडता । यह महासागर सीधा दक्षिण श्रुव के प्रदेश 
तक चला गया है । 
सागर के किनारे पूर्व से परिचम तक वाबू-हीबाडू का जो 
विशाल पट विछा हुआ हैँ वह मानव-चित्त पर अपना अनोखा ही प्रभाव 


सस्कार-भूमि १९ 
डालता है । उस पट में विचरने पर न तो समुद्र ही दीखता है और न 
हरी भूमि के दर्णन होते हे। जब सूर्य वोडा-मा ऊचा चढता है तभी से 
वहा पर मुगजल के विशाल पाल सरोवर लहराते हुए दीस पडते है ! इतना 
ही नही, उन सरोवरो, मे ऊची-ऊच्ी वृक्षराज्ि की परछाही भी स्पप्ट 
प्रतीत होती है । 
भादर के दोनो किनारों पर लछहराते हुए भस्य-श्यामल सेत चित्त 
को सतोप से भर देते है। दिन में मूर्य के प्रखर ताप से तपते 
रहने वाले कठोर ब्रती छोठे-छोटे ग्रिरिश्रुणग मन को तपस्या की 
ओर भआकपित हैँ। वरडा पहाडी की स॒हावनी घाटियों में अपनी 
दुधारु गाय-भंसों फो चराते हुए बहीर, चारण आदि के आहाप बेद- 
कालीन ऋचाओ का स्मरण दिलाते है, महासागर का गहन-गभीर 
स्वस्प' हृदय को बल प्रदान करता हैँ और उसकी तरग-माला का अखड 
नृत्य चित्त को ऊमिमय बना देता हूँ। मामुद्रिक व्यापार देश-विदेश के 
साहसिकों को आपस के सपर्क में लाता हैं और एक-दूसरे की विद्या, कला 
ओऔर नज्ञ-वृझ का आदान-प्रदान होता रहता है। रंगिस्तान जैसी मग- 
मरीचिका का अनुभव जीवन के प्रति सावधान रहने की सूचना करता है । 


लेकिन पोरवन्दर के आसपास का छोटा-सा प्रदेश अपने मे चाहे कितना 
ही भरानपरा प्रतीत क्यो न हो, फिर भी यह भूलना न होगा कि हमारे 
विशाल भारत देश का यह एक अशन्मात्र है। भारत के चार प्रसिद्ध 
धामो में से पश्चिमी धाम द्वारका का यह प्रदेण है। उस समय द्वारका के 
लिए राजफोट-जामनगर के रास्ते रेल नहीं वती थी, अधिकतर 
यानी पोखनन्‍्दर के रास्ते द्वारका जाते थे। पंदछ और नाव से यह यात्रा 
की जाती थी । पंदल मार्ग अधिक चलता था । 


पोरवन्दर की भाषा शुद्ध गुजराती हैँ | लेकिन व्यापारियों में 
हिन्दू और मुसलमान ऐसे भी है, जो अपने घर में कच्छी बोली बोलते 
हूँ । हिन्दी-भाषी प्रदेश की तरह, गुजराती भाषा के प्रदेशों में भी जिले- 
जिले की बोली अछूग है । यह अन्तर गद्य और पद्य दोनो में ही प्रकट होता 
रहा है) गुजरात की तरह सौराप्ट्र की वोली में भी इतना अन्तर है 
कि एक जिले वाले दूसरे जिलेवालो को बोली से पहचान सकते हे । कुछ 
क्षत्रिय और समुद्र के किनारे बसने वाली नाविक जातियो की अपनी अरूग 
बोली है, जिसमे देशज जब्दो का बाहुल्य हैं । पढे-लिखे नगरवासी की 
समझ में यह वोली आसानी से नही आती । गाधीयुग से पहले साहित्य- 
कार और कवियो के बीच गुजराती तथा सौराप्ट्री की परिघिया अलग- 


२० जीवन-प्रभात 


अलग थी और वे अपने-अपने ढग से अलग-अलग मुहावरो, क्रियापदो थौर 
वाकछठों का विकास करने का आग्रह रखते थे। जब गौराप्ट्र और 
गजरात दोनो के मध्य में पडने वाले अहमदाबाद नगर में गाधीजी ने अपने 
प्रसिद्र साप्ताहिक 'नवजीवन' का आरम्भ किया और गुजरात विद्यापीठ 
की स्थापना की, तंव गजराती जौर सीराप्ट्री साहित्यकारों ने कबे-से- 
कथा मिलाकर गजराती भाषा का विकास करने के लिए कठित परिश्रम 
किया सौराष्ट-गजराती का भेद-भाव हप्तप्राय हो गया और दोनों ही के 
सम्मिश्रण से आजकल की गुजराती का भोज बढ गया । एकड्ूसर का 
सहयोग सावकर अखड भारत को जक्तिशाढी बनाने के लिए भारत भर 
के भिन्न-भिन्न प्रातों पर गादीजी ते अपना जो प्रभाव डाला उसी प्रभाव 
में गजरात और सौराप्ट को भी विशेष रूप से ओत-प्रोत वे सनवद्ध कर 
दिया । साहित्यिक दुष्टि से कहना होगा कि सस्कृत से प्राकृत ओर प्राक्ृत 
से अपश्रश होकर ब्रज त्या राजस्थानी की तरह गुर्जरी मिरा का जो 
विकास हुआ वह गुजरात और सीराप्ट्र में प्रारम्भ से एक-सा ही रहा । 
तीन-चार-सौ वर्ष पहले की प्राचीन गुजराती और आजकल की गुजराती 
मेप्राय ऐसा ही भेद है जैसा त्रज भाषा और वर्वाचीन हिन्दी में । 


पुराने जमाने मे गुजराती कवि भी अपनी रचना ब्रजभाषा में ही करने 
में गौरव मानते ये। प्राय डेढ-सी वर्ष पहले समर्थ साहित्यकार भट प्रेमा- 
सत्द ने गृजराती में पद्च-माहित्य की रचना करने का वीडा उठाया, तब से 
लेकर भवतक गुजरात-सौराप्ट्र में अर्वाचीन गुजराती साहित्य का सत्तत 
विकास होता रहा । अग्नेजों ने जब अपने ढंग से स्कूलो और कालिजो का 
जाल विछा दिया तब विद्वानों ने गुजराती को अत्यधिक सस्कृतमय बनाने 
का प्रयास किया । कुछ विद्वानों ने फारसी बब्दों और मृहावरों की गृजराती 
में काफी भरमार की । लेकिन गावीजी ने गुजराती को विद्वदभोग्य 
ते बनाकर छोकभोग्य बनाने का आग्रह रखा और संस्कृत की अति पर 


अकुग लगा दिया | साथ-ही-साथ भरवी-फारसी की अति का मोह भी मिट 
गया । 


कृंप्ण-बढराम मथुरा से अपना दलवर लेकर द्वारका पवारे, तबसे 
यह प्रदेश भारत के हृदयस्वरूप मव्यदेश के साथ अविच्छिन्न रूप से जड़ 
गया । महाभारत-यूग के वाद भी सौराष्ट्र का सवध उत्तर में आनतें, 
लाट, राजस्थान, मालवा, कन्नोज, मगव ओर दक्षिण में महाराष्ट्र तथा 
कर्नाटक के साथ घनिप्ठ रुप से बना रहा। इवर सम॒द्र-मार्गें से कच्छ और 
स्व का भी इतना धनिष्ठ सवंध रहा कि सौराष्ट की योली और 


सत्कार-भूमि २१ 


उच्चारण पर भी वहा का काफी प्रभाव पडा । बवरडालदेश का 
सवंध आशिक, सामाजिक, धामिक और राजनैतिक क्षेत्र मे सर्देव 
सपूर्ण भरतखड से जुडा हुआ रहा तथा भारत-भर के महापुरुषों, सतो 
भर शूरो ने अपना-अपना प्रभाव यहा पर डाछा । 


महाभारत की कथाओ से ज्ञात होता है कि द्वारका से लेकर प्रभास- 
पाटण (सोमनाथ) और रंवरत्तेक पर्वत (गिरनार) तक, अर्थात्‌ पोर- 
बन्दर के केद्र से मीलो की दूरी तक, यादव-समाज वसा हुआ था। जिस 
भूमि को यादवों ने इतना अधिक समृद्रगाली बनाया, उसी को उन्होने 
भति विलास और आपसी कलह के कारण ध्वस्त भी कर डाला । 
कदाचित्‌ इसी अभिवाप के कारण अभी पिछले दिनो तक सौराष्ट्र का यह 
छोटा-सा प्रायद्वीप प्राय ढाई सौ रियासतों में छिन्न-विच्छिन्न रहा। 


यादवों ने जिस प्रकार सूने प्रदेश को आवाद किया उसी प्रकार 
सुदामा सरीखे विद्वान, त्यागी और तपस्वी ऋषियों ने और सतो ने यहा 
पर ऊचे चारित््य और सतोपमय जीवन की नीव जमाई | अति प्राचीन 
काल की वात छोडकर निकट के भूतकाल को देखने पर भी ज्ञात होता है 
कि सतो का आशीर्वाद यहा के समाज को वरावर मिलता रहा हैँ । जूनागढ 
के निवासी परमभक्‍त नरसिह मेहता ने हरिजनों के आगनों में भी भजन 
गाकर जनता की वैष्णव जन की महिमा समझाई। उनके पद सैकडो 
वर्षो से अनपढ़ लोग भी सौराप्ट्र के ग्रावन्गाव और सोपडी-झोपडी में 
नित्य ब्राह्म मुह॒त्त में गाते रहे हे । नरसिंह मेहता ने गृजरात के आदिं- 
कवि का विरुद पाया है । उबर द्वारका से मीराबाई के प्रेम-भक्ति के 
गीतो की ध्वनि सारे वातावरण में गृज उठी, जो अभी तक लोकहृदय को 
भावना से विभोर करती रहती हैँ । 


सोमनाथ के ज्योतिलिग के उपासक ब्राह्मणो की सस्कारिता ने यहा 
की जनता को प्रभावित किया । अशोक के प्रतिनिधि और राष्ट्रकूटो के 
वश का राज्य जब सीराष्ट्र में स्थापित हुआ तब बौद्ध भिक्षुओं ने करुणा- 
मय और सबममय जीवन बिताने का सदेश यहा पहुचाया । वाद में 
जन दर्शन के उपासक अहँतों, श्रमणो और श्रावकों ने पगपग पर 
अहिसा और जीव-दया का पाठ यहा के छोगो की तस-नस में भर देने 
का सतत और मसग्रठित प्रयत्त चालू रखा । साथ ही उनकी प्रेरणा से 
धनीमानी श्रेप्ठियो (सेठो) ने आवबू, गिरनार और कभेत्रुजा के पर्वत- 
शिखरो पर भव्य और कलामय मन्दिरों का निर्माण किया । साधारण 
नागरिकों के हृदय में जैनधर्म के प्रसारको ने दान और त्याग और जितना 


२२ जीवन-प्रभात 


बन पढे उतना कठोर जीवन बिताने की महिमा बढाई। दूसरी ओर, केरल 
प्रात से आकर श्रीवल्लभाचायय ने, वैष्णव सम्भ्दाय के मन्दिरों की ओर 
से आकर स्वामी सहजानन्द ने, स्वामीनारायण सम्दाय के मन्दिरों की गाव- 
गाव में स्थापना की । इन दोनों वेष्णवाचार्यों ने श्रमजीवी तथा वेदा- 
घ्यवन के लिए अनधिकारी माने जानेवाले ब॒द्रो, वब्यो और स्त्रियों को 
भी राम-कृप्ण की भक्ति, सत्सग और सदाचार की ओर प्रवत्त करने के लिए 
कठोर परिश्रम किया | इन सतो ने तगोमय जीवन की संगध फंठाने के 
साथ-माव लौकिक भापा और छौकफिक छदो में, सच्दर, समधर और ज्ञान- 
वैराग्यपूर्ण गीतो का ऐसा प्रवाह वहाया कि अनपढ रत्री-युर॒पों के कठ में 
भी उन पच्चों ने स्थान पा लिया और ऊदवे तत्त्वज्ञान एव सावनामय जीवन 
का आदशे लोगी के मस्तिप्क में घर कर गया । 


अन्य अनेक कवियों, साहित्यकारो, विद्वानों और ऋषि दबानन्द जैसे 
विचार-प्रवततेकी ने इस प्रदेश के समाज की वृद्धि को जगाने और सामा- 
जिक जीवन को समस्कारी और उन्नतिगील बनाने की परम्परा चाल 
रखी । 


इसके अतिरिक्त मुसलमानों ने अपने पैगम्वर, खछीफा और सफियो 
के घामिक विचार और सद्व्यवहार का सदेश यहा के छोगो तक पहचाया। 
पारसियों की सृजनता का भी यहा के समाज पर अच्छा प्रभाव पडा और 


फिरगी (पृतंगाढी) तथा अग्रेज जातियो के समर्ग से भी यहा के समाज में 
चेतना आाइ | 


फिर यहा संकडो वर्षो तक छोटे-छोटे राज्यो और रजवाडो का एक 
बनोखा सग्रहालव-सा वना रहा, इसलिए गहरी कटनीतिनता और उत्तम 
श्र-वीरता की परम्परा भी यहा के समाज में पनपती रही । 


* ३: 
+ गांधीजी _ बिक [4] 
जहां गांधीजी ने जन्म लिया 
पृथ्वी के नक्गे में सुदामापुरी, अर्थात पोखन्दर की स्थिति भमध्परेखा 


के उत्तर म २१४५ अक्षाग पर और ब्रीनविच से पर्व में ६९ ३२ रेखाग 


पर हैँ । पश्चिम सागर की दिन-रात गरजती हुई उत्तग तरगें जहा भूमि 


जहा गावीजी ने जन्म लिया श्३ 


को अत्तिम वार प्रणाम करके लोट जाती हे, वहा से कुछ उत्तर में समुद्र- 
तट का सौ-सवा-सौ गज का पट छोडकर, एक नीचा बाघ वघा हआ है। 
उस वाब के उपर एक चौडी पक्‍की सडक है। इस सडक के दूसरी ओर 
शहर के पक्के मकान हू । इन्हीं मकानों के वीच, समुद्र के किनारे से 
प्राय पाव मील की दूरी पर महात्मा गाघी के प्रपितामह श्रीहरजीवन 
गावी दारा खरीदा हुआ मकान वरसों से सडा है । 


उस मकान की सरीद का दस्तावेज आज भी उपलब्ध हूँ । यद्यपि 
उसमे कही-कही जन्तुओं ने सूराख कर दिए है, तथापि हाथ के बने 
कागज पर लिसा गया वह दस्तावेज अब भी सुपाठ्य हैं और उसकी 
स्थाही तनिक भी फीकी नहीं पडी है । लेख गृजराती भापा में हैं, परन्तु 
वह गूजराती आजकल की गुजराती से कुछ भिन्न हैं । उसकी वाक्यरचना, 
क्रियापद आदि आधुनिक गुजराती से मिलते-जुलते हे, परन्तु कुछ शब्द 
पुराने जमाने के है। लिपि देवनागरी हैं। उस गृजराती दस्तावेज का 
हिन्दी-अनुवाद इस प्रकार हूँ 


गांधी हरजीवन रहीदास 

ज्येप्ठ सुद पचम, सवत्‌ १८३३ (अर्थात्‌ ईस्वी सन्‌ १८७७) 

उम्त तिथि पर पोरवन्दर में महाराणा श्रीसरतानजी पचचक्र के 
प्रवर्तमान होने के समय यह विक्रय-पत्र लिखा गया है । घर १, जिसमें 
कमरा १ और ओसारा १ जिसमें १ मेडा' (सामान रखते के लिए बनाई 
गई आधी छत) है तथा जिसकी खपरेल काठीवाण पत्थर और दोले 
पत्थर की वनी हँ, वह घर मेहता गागजी की श्री वाई मानवाई ने पूर्ण 
रूप से वेचा है और उस घर को गाघी हरजीवन रहीदास ने पूर्णत्प से 
खरीदकर मोल लिया हूँ | उस घर को करावकोरी१ ५०० अक्षर में पाच 
सो देकर पूरी तरह खरीद कर मोल लिया गया है । इस घर की विभाओ 
की तफसील लिखी जाती हूँ कि पूर्व दिशा मे पिछवाडा है, उसके पीछे, 
एक थहाता है, अहाते में दरवाजा है | वह अहाता इस भकान का हैं, 
उसके पीछे बढ है । दक्षिण दिगा में जो दीवार है, वहा श्रीजी का घर है 
जौर वह दीवार मजम्‌ ([साझे की) हैँ | पश्चिम में दरवाजा है और 
दरवाजे के आगे एक फाटक है, जिसका सामना दक्षिण में पडता है । उस 
फाटक के अन्दर एक पीपल का पेड हैँ । उसके उत्तर में एक दूसरी 


सीराप्ट्र में पुराने जमाने में रपये के स्थाव पर कोरी चलती थी, 
जो चादी की होतो थी भौर रपये की चार मात्री जाती थी । 


२४ जीवन-प्रभात 


दीवार है, जिससे मिला हुआ गाधी करसनदास रहीदास का मकान है । 
ऐसा मकान मोढ ब्राह्मण गागजी कला की घर वाढी श्रीवाई मानवाई ने 
प्रा-पूरा बेचा है और गावी हरजीवन रहीदास ने खरीदकर मोल लिया 
है, उसे पुत्र-पौत्रादिक भोगते रहे ।” 

इसके नीचे विक्री करने वाली मानवाई के दस्तखत वड़े स्पष्ट अक्षरों 
में है, परन्तु राणा साहव ने केवल स्वस्तिक चिह्न वना दिया है, क्योकि 
वह लिखता-पढना नहीं जानते थे । स्वस्तिक के अलावा उनके नाम की 
मोहर लगी हुई है। दस्तावेज पर गवाह के रूप में दूसरे सात व्यवितियों 
के दस्तखत है, जिनके नामो से पता चलता है कि भिन्न-भिन्न पूर्ण वर्ण के 
नागरिकों से उन दिनो गवाही ली जाती थी | गवाहो के नाम ये हँ-- 
१ अव्वर्य रामजी भीमजी, २ परीख काबीदासजी, ३ ठवकर तिकमजी 
नानजी, ४ शेभकरण हीरजी, ५ कडवा धरमदास, ६ ओघवजी 
तानजी, ७ गागजी भीमजी । 


ग्राधीजी के इस पृश्तैनी मकान के चारो ओर पोखनन्‍दर के पुराने 
गहूर की घनी वस्ती फंलछी हू। पुराने वाजार भी इसी जगह पर केन्द्रित 
हैँ । नगर के चारो ओर आजकल कही परकोटा नजर नही आता, पर 
पुराने समय में था। खुला समुद्र जहा खाडी में प्रवेश करता है, वहा 
पर एक घाट बना है, जिसे अस्मावती घाट कहते हे । घाट से आगे चलने 
पर माल को चढ़ाने-उतारने के लिए जो पुण्ता बना है उसे माडवी कहते 
है । माडवी से लेकर प्राय चौथाई मीरू तक एक सकरी गली में पुराना 
वाजार लगा हुआ हूँ, जहा पर अवेरी दुकानों में काफी व्यापार चलता 
रहता है । जहा पर माडवी का यह वाजार पूरा होता है, वहा एक 
छोटा-सा खुला चौक है, जिसे माणिक चौक कहते है | इस चौक की 
चारो दिशाओं में सुन्दर दरवाजों से आगे फिर नए-पुराने ढग के वाजार 
लगे हुए है | माडवी वाजार से जो रास्ता माणिक चौक में आता है, 
उसके वाई ओर के दरवाजे मे प्रवेश करने पर बाएं हाथ पर पहला 
मकान श्रीनाथजी की हवेली है और उस हवेली के पीछे हमारा उपर्युक्त 
प्‌राना मकान है, जिसका मुहाना अब आगे बढाकर कीत्ति-मन्दिर! बनाया 


गया है ओर जिसका प्रवेश-द्वार श्रीनाथजी की हवेली की सीध में मिला 
दिया गया है । 


सत्‌ १९४७ में पूज्य बापूजी की उपस्थिति में ही उनकी स्वीकृति 
पाकर पोखन्दर के बरे व्यापारी श्री नानजी सेठ और महाराणा ने मिल 
कर ध्स पुराने मवान के वाहर और अन्दर बहुत रहोवदल कर दी । 


जहाँ गांधीजी मे जन्म लिया २५ 


विव्वयात्री जब ये स्थल देखने आते थे तब उन्हें वहत छोटे-से खाचे में 
से गृजरकर एक दालान में जाना पडता था, जहा हवा-प्रकाश की 
इतनी कमी थी कि भरी दोपहरी में भी वापजी के जन्मस्थल वाले कमरे 
को टार्च की रोशनी के सहारे देखना पडता था । दर्णकों के आवागमन 
की सुविधा के लिए तथा महात्माजी के स्मृति-चिह्न कीत्ति-मन्दिर की 
स्थापना के लिए पुराने मकान का भी कुछ हिस्सा ग्रिया देना पडा और 
श्रीनायजी के मन्दिर तथा अन्य निजी मकानों का भी कुछ हिस्सा लेकर 
आवश्यक स्थान वनाना पडा । कीत्ति-मन्दिर के वनने से पहले उक्त मकान 
एक सदृक जंसा वना हुआ था । मुण्किल से दस-बारह हाथ के चौकोर 
दालान के तीन ओर उस मकान को तिमजिला उठाया गया था ओर प्रवेश- 
द्वार की दीवार भी ऊर्चे तक चिन दी गई थी। 


तीनों मजिलो को अब रगवा-पुतवाकर और प्रकाश के लिए 
कही-कही नई खिडकिया लगवाकर नया-सा बना दिया गया है, किन्तु 
उसका पुराना ढाचा ज्यो-का-त्यों रखा गया हूँ | उसके अन्दर कमरे का 
क्षेत्र कम हे, परन्तु प्रत्येक कमरा वहत पक्का बना हैं । श्रीउत्तमचन्द 
गाधी के सात पुत्र और अनेक पौत्रों के परिवार इसमे अलूग-अछूग रहते 
थे और अपनी-अपनी रसोई वना लेते थे । साथ ही सम्मिलित परिवार 
का आनन्द भी पा लेते थे। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए बने 
हुए दरवाजे भी इतने मजबूत हे कि उन्हें बन्द करने पर कमरे सुरक्षित 
सदकनमा वन जाते थें। खिडकी-दरवाजे वन्द करने पर भी रोशनदान से 
उनमे धीमा प्रकाश और आवशच्यक हवा आ सके, इसकी सुविवा रखी गई 
थी। इस यूग में यह मकान विलकुछ साधारण और छोटा-सा माना जायगा, 
पर श्रीउत्तमचन्द गाघी के जमाने में वह वडी सुविधा का माना जाता था। 
ज्यो-ज्यो परिवार वढता गया त्यो-त्यो मकान में वृद्धि होती गई और खपरेलू 
हटाकर एक के ऊपर दूसरी मजिले तैयार की गई । 


सन्‌ ४७ में जब वापूजी नई दिल्ली में वाल्मीकि मन्दिर में ठहरे हुए 

थे और अग्रेजी राज्य को विदा करने के काम में व्यस्त थे, तव पोरवन्दर- 
निवासी गाधी-परिवार के दो युवक उन्हें प्रणाम करने दिल्ली पहुचे थे । 
उस समय हमारे प्रखों के मकान में रहने वाले एक परिवार से कीत्ति- 
मन्दिर के निर्माण के लिए मकान खाली कराने की वात चल रही थी। 
उस चर्चा के समय वापूजी ने अपनी स्मृति को ताजा करते हुए कहा 
, वह मकान भूछा नहीं जा सकता । तिमजिले पर जाकर बैठे तो 
समुद्र को शीतल वायु वरावर चलती रहती है । परन्तु जब विल्कुल नीचे 


२६ जीवन-प्रभात 


के तलेवाले कमरे में जाते है, तो पाच मिनट के लिए भी बैठना कठिन हो 
जाता है । इतना अधिक वह गरम बोर वन्द-सा है ।” 


वापूजी ने नीचे की जिस मजिल को इतना गरम और वन्द बताया, 
उसी के एक प्रकागहीन और बन्द-सें कमरे में उनका जन्म हुआ था और 
माता पुतलीवाई ने उसी कमरे में अपना जीवन बिताया था | उस कमरे 
को लम्बाई २० फुट, चौटाई १३ फूट बोर ऊचाई ११ फूट है । कमरे 
के दरवाजे में जाने पर दाए कोने में एक दूसरे कमरे का दरवाजा पठता 
है। यह अन्दरवाला कमरा वापूजी के पिताजी श्री करमचन्द गाधी की माता- 
तुलमीमा के रहने का १२१८१३१॥ फुट के नाप का है और पहले 
काफी अबेरा था। इस अन्दर्ती कमरे के दरवाजे और बाहर वाले 
दरवाजे के मध्य में जो तेरह फूट की जगह है, उसके बीच में गुजरानी 
ढंग का झूलछा ठगा रहता था, जो प्रमृति की सलाद विछाने के 
लिए हटा दिया जाता था । प्रवेशद्वार के बाई ओर उसी छोटे कमरे में 
पाती रखने की गृजराती टग की ऊची पल्टेंडी' बनी हुई थी। उससे 
सटकर अनाज रखने की मिट्टी की सुडीछ कोठिया और वडे-बडे मठको 
की सूवमूरत कतार हरूगी रहती थी। कोठी और मटके की उस कतार 
के ऊपर पीतल और ताबे के वर्तन सजाकर रखे जाते । परहेडी के 
वाई ओर ६॥>९५॥ फूट का एक छोटा रमोईघर है, जिसमे दो व्यक्ति भी 
एक साय कठिनाई से वठ सकते हे। 


वापू के जन्मवाले कमरे के बाहर जो बरामदा बना हुआ है, 
वह अमाबारण हूँ । उसके नीचे पाती का एक विणाल् हौज है, जिस पर 
तीन-चार महराव वाबकर वह ओसरी बनाई गई है और उसी पर फिर 
तिमजिलछा मकान खडा किया गया ह । हौज की गहराई १५ फूट और 
हम्बाई-चोडाई २० २८ १० फूट है, जिसमे प्राय बीस हजार गैलन पानी 
समाता हूं। चकि पोरवन्दर नमुद्र के विल्कुछ किनारे पर बसा हुआ है, अत 
पीने के लिए मीठा पाती मिलना भी कठिन हो जाता है। कुआ खोदने पर 
अवन्य अच्छा वेतमकीन जल मिल जाता है। परन्तु वह स्वाबहीत और फीका 
होता हूँ पोरवन्दर के बुद्धिमान नागरिकों ने यत्रयुग से पहले ही हौज 
वनाकर्‌ वर्पा-जल का सम्रह करने की सुन्दर व्यवस्था नगर के अनेक मकानो 
में की हूँ। चौमासे के आरम्भ मे सवसे ऊपरवाली पक्के पत्थर की छत के 
कण को थो दिया जाता है और जिस नाली से पानी होज में जाता है, उस 
के मूह के पास चूने की ढेरी छूगा दी जाती है। इतनी-सी सार-सम्हारू 
से गह होज करीब दो सौ वर्ष से काम दे रहा है। इसमे इकट्या होने वाला 


जहा गाघीजी ने जन्म लिया २७ 


जल परे वर्ष तक पीने के लिए पर्थाप्त होता है। घरवाले ही नही, अन्य 
नागरिक भी बडे घर की ठकी का जल एक-एक घडा नित्य छे जाते हें, 
क्योंकि ऐसे पाती के विना पोखन्‍्दर में अरहर की दाल नही पक सकती 
और अरहर की दाल और भात के विना शाम की व्यालू से पोरवन्दर वालो 
को सतोप नही होता। 

इस ऊची ओसरी के नीचे जो दालान हैं, उसीमें गाधीजी का लग्न- 
मडप रचा गया था और यही से चछकर वरात घूमती-फिरती इस मकान 
के पीछे मात-आठ मकान छोटकर कस्तूरवा के पिता के घर पहुची थी। 
इस छोटे से दात्गन के पूर्व की ओर, अर्थात्‌ वापूजी के जन्म के कमरे के 
ठीक सामने मेरे दादाजी का हिस्सा उस मकान में था। इससे पता चलता 

कि मेरे पितामह श्रीखुभालचन्द गाधी की उनके साथ वडी घनिष्ठता 
थी । आये चलकर श्रीखुगालचन्द गाधी के पुत्र और मेरे काका मगनलाल 
गावी हमारे परिवार भर में बापू के मार्ग का अधिक-से-अधिक अनुसरण 
करनेवाले सिद्ध हुए। 


इस मकान में दो-तीन ऐसे दर्शनीय स्थान थे जो अब नया कीत्ति- 
मन्दिर बनने पर लप्त हो गए हैँ। वापूजी के प्रपितामह थीउत्तमचन्द गाधी 
“+ओतावापा--ने जब राजमाता की हुकमत के समय राजमाता के सामने 
सत्याग्रह किया था, तव मकान पर राजम्राता की भाज्ञा से तोप चलवाई गई 
थी, जिससे दीवार में छेद पड गए थे। यद्यपि बाद में उन छेदो को वच्द कर 
दिया गया था तथापि गोले के विश्ञान रह गए । गोले की मार से दीवार का 
ऊपरी हिस्सा गिर गया था। दीवार वडी मोटी होने की वजह से ज्यादा 
नुकसान तो नही हुआ, फिर भी वहा पर दीवार में कमजोरी आ गई थी। 
अब सारी-की-सारी नई चिनकर अधिक मजबूत बना दी गई है । 


दूसरा दर्शनीय स्थान ऊपर की मजिल की एक छोटी-सी कोठरी 
थी, जिसमें पर्याप्त हवा और उजाछा था । उस कोठरी मे प्राने ढग के 
कुछ भित्ति-चित्र थे। इतने बरसों के बाद देखने पर भी मुझे उसके फूल 
और पक्षियों के चित्रों का रग चमकता हुआ दिखाई दिया । इन सुन्दर 
दीवारों में जहा प्राना पलस्तर टट जाने के कारण आजकल के कारीगरो 
ते मरम्मत की है और चूना पोता है, वह बिलकुल अर्लुग दिखाई पडता 
हैं | वापा की पूजा के छिए यह अलग से बनाई गई होगी । 

तीसरा लप्त स्थल, गावीजी का कमरा कहा जाता था। जन्म-स्थान 
वाले कमरे से सटतकर एक ओर दुमजिला मकान था, जो कीत्ति-मन्दिर की 
रचता के समय गिरा दिवा गया । इस दुमजिले पर वापूजी गृहस्थाश्रम- 


२८ जीवन-प्रभात 


प्रवेश के वाद कुछ ही समय रह पाये थे, परन्तु वह कहा जाता था वापूजी 
का हिस्सा | 

इस मकान की वनावट इतनी पक्की और मजबूत है कि अब भी 
सैकडो वर्षों तक वह ज्यो-का-त्यो टिक सकता है। प्रत्येक मजिल की 
छते नीची है और उसकी कडिया बहुत मोटी और पक्की लकडी के 
लट्ठो की बनी हैं । लकडियो में अभी तक कही भी कच्चापन नहीं आया 
है । इसमे एक जगह पत्थर की सुन्दर नक्‍काशी वाली दो-एक जालिया थी 
और कई जगह लछकडी की नक्‍्काशीवाली सुन्दर खिडकिया थी | लेकिन 
अब उस पुराने मकान का दृष्य नए कीत्ति-मन्दिर* के सामने दव गया है । 


$ ४ ५४ 
गांधीजी के पूर्वज 


कुतियाणा में गाधी-परिवार की कुलदेवी का छोटा-सा, प्राय घुटनों 
के वरावर ऊचा मन्दिर है । इस मन्दिर का अहाता बहुत छोटा है । हमारे 
परिवार में यह रिवाज था कि नव-विवाहित वर-वधू को हमारी कुल-देवी 
सती-मा के पास आशीर्वाद लेने के लिए कुतियाणा जाना पडता था। 
इस परिपाटी से एक बडा छाभ यह होता था कि देश-विदेशों मे विखरे हुए 
परिवार के सदस्यो को अपने मूल-स्थान के बारे मे बहुत-सी भौगोलिक 
और सामाजिक जानकारी मिल जाया करती थी । 


गुजराती में पसारी को गाधी कहते हे । गुजरात-सौराप्ट्र में जिस 





१ बापू कौ स्मृति में कीत्ति मन्दिर की स्थापना की गई है। इस 
कोति-मदिर के बीच में सगमरमर का एक चौडा सुन्दर चौक है। उसके 
चारो ओर २६ खम्भो पर बापूजी के सदुपदेश के सुवाबय खुदे हुए हे, 
कलापुर्ण शिखर वाले गर्भागार में पूज्य बापू और बा के जआादमकद फोटो 
लगे हें और दोनो ओर के कमरो में बापू के रचनात्मक कार्य का कुछ-त- 
कुछ काम प्रदर्शित किया गया है। कीति-मन्दिर के सचालकों का प्रयत्न 
हैं कि यहा पर आनेवाले यात्री बापू के सत्य और अहिसा के सिद्धान्त पर 
आधारित समाज-व्यवस्था की कुछ-न-कुछ जानकारी लेकर ही लौटे । 


गाघीजी के पूर्चज २९ 


किसी के यहा जडी-चूटिया, नमक-मसाले, हल्दी-फिटकरी, आदि वस्तुएं 
विकती हे, वह गांधी कहलाता है, चाहे वह हिंदू हो, जैन हो, पारसी हो, 
मूसलमान हो, या कोई और | हमारे किसी पूर्वज ने वीसियो पुण्त पहले 
कही पसारी की वढिया दूकान चलाई होगी | इस कारण वह आर उनके 
सव वशज गावी” के नाम से विद्यात हो गए होगे। हमारे पूर्वजों में 
सवसे पहले श्रीलालजी गाधी का नाम उपलब्ध होता हैँ। श्री छालजी 
गाथी की पाचवी पीढी में श्रीउत्तमचन्द गाथी का जन्म हुआ और सातवी 
पीढी में पैदा हुए हमारे वापूजी राष्ट्रपिता महात्मायाधी । 

वैसे गाघी-परिवार वैश्यो की उस उपजाति में है, जो मोढ़वणिक 
की जाति कहलाती है। उत्तर गुजरात मे अणहिल्पुर-पाटण ओर सिद्धपुर 
पादण के बीच में मोढेरा नाम का एक गाव पडता है। वहा पर मोढेरा 
देवी का एक सुन्दर कलापूर्ण मन्दिर है । उसी केन्द्र से मोढे लोगों ने अपनी 
अलरूग परिधि कायम की होगी। मोढेरा से चलकर ये मोढ बनिए 
कर्षावती (अहमदाबाद), स्तम्भ-तीर्थ (खमात) ओर वहा से सीराष्ट्र 
के घोधावदर में जा बसे होगे। 

गुजरात के इतिहास में सुप्रसिद्ध जैन-धर्माचार्य श्रीहेमचत्ब सूरि का 
जन्म एक मोढ बनिए के घर हुआ था । किसी जैन यति ने वालक हेमचन्द्र 
की विलक्षण वृद्धि को पहचाना और उसके माता-पिता की ममझा-वुझा 
कर उस बालक को प्राप्त कर लिया। फिर उसे दीक्षा देकर परम विद्वान 
ववाया। भारत-भर के प्रथम श्रेणी के प्राचीन विह्वनो मे ओर ऊचे चरित्र 
वाले समस्त सतो में श्रीमद्‌ हेमचस्द्ाचाय की गणना की जाती हैं । 
उनकी जीवनी को जब हम पढते हे और उनके अलौकिक व्यक्तित्व का 
अध्ययन करते हे तब चित्त को विशिष्ट प्रकार की सात्विक प्रसन्नता मिलती 
हूँ और मन भे सत्सकल्पो की वृद्धि होती हू । ऐसे महापुरुष के एक हजार 
वर्ष बाद, उनसे भी वढकर प्रभावधाी और सत-हृदय महात्मा गाधी- 
जैसे मरर का वैश्यो की इसी मोढ-वणिक उपजाति में सोराष्ट्र के ही 
एक दूसरे बन्दर्गाह में जन्म हुआ। यदि इस घटना को केवल आकस्मिक 
न मान छिया जाय तो इसमे सास्कारिक परम्परा की झलक मिल सकती है। 


इन दोनों महात्माओ के जीवन और स्वभाव में कई लक्षण मिलते- 
जुलते है । जनता के उत्थान के लिए दिन-रात सजग रहना और अबक 
परिश्रम करना, अपने अनुयायियो का जीवन सादा ओर सयमी वनाने 
का आपह रखना, मोटे और कम-से-कम वस्त्रों से गुजर करने का ब्रत 
पाछना, राजनीति पर अवबर्म का रग चढने से रोकना, इत्यादि कई बाते 


३० जीवन-प्रभात 


दोनों मे एक-सी है । जैसे आधुनिक गुजराती साहित्य के निर्माण में गावी- 
जी का वहुत बडा हाथ है बसे ही प्राचीन गृजराती साहित्य के निर्माण में 
श्री हेमचन्द्र सूरि का हाथ माना जाता है। गुजराती का सर्वप्रथम व्याकरण 
हेमचद्धाचार्य का ही लिखा हुआ हूँ। 


गूजरात-मौराप्ट्र के वनियों में मे कुछ छोगो ने व्यापार-वाणिज्य का 
काम किया तो कुछ ने राजसेवा का । राज-मेवको को राजाजा के अनुतार 
राज्य के भिन्न-भिन्न कस्वों और परगनों में अपनी नौकरी के कारण जाना 
पडता होगा । श्रीछालजी गाथी को अथवा उनके कसी व्ज को 
जनागढ के अधीन कृतियाणा ग्राम में नौफरी मिली होगी। वाद में 
भादर नदी का हरा-भरा किनारा और जात एव सुन्दर स्थान कुतियाणा 
देखकर वही वस गए होगे 


परिवार का इतिहास देखने पर पता चलता हुँ कि नौराप्ट्र की 
रियासतो में चलने वाले राजकीय संघर्यों में हमारे पुवंज भी उलझे हुए 
"रहते थे । एक ही रियासत में भायद ही किसी की नौकरी लगातार वनी 
रहती हो | बदि पिता के बाद पुत्र को वह नौकरी मिलती थी तो वह पुत्र 
के अपने ही बूते से मिलती थी | केवल पिता की विरासत होने की वजह 
से पुत्र ने किसी रियासत में अमात्य की जैसी ऊची नौकरी पाई हो, ऐसा 
उदाहरण कम हुँ । न्याय-निष्ठा, उदारता और प्रेमभरे वर्ताव के कारण 
जो लोकप्रिय वन सकता हो, ऐसे ही व्यक्तियों को चुनकर राजा छोग 
अपने अमात्य-पद--दीवानगिरी--पर नियुक्त करते थे। वह बमात्य 
फिर अपने ही भाई-भतीजो और विव्वासपात्र मित्रों को राज्य की 
नौकरी में रखवाने का प्रयत्त करता था। जब राजा के पास किसी 
दूसरी जाति या खानदान का वसीला वढता था तब पहले वाला प्राय सारा- 
का-सारा परिवार राज्य की नौकरी से अलय हो जाता था और उस परि- 
वार के प्राय सभी छोग व्यर्थ की खीचा-तानी या सवर्प छोड कर गाति- 
पुवंके, यथागविति व्यापार-रोजगार करके अपना जीवन-निर्वाह करते थे ! 
इनी प्रकार से हमारे पूर्वज श्रीलालजी गायी से लेकर, या उनसे 

भा पहले से, गावी-परिवार के लोगो को समय-समय पर सौराप्ट्र की 
रियासतो में बरावर नौकरिया मिलती रही और छूटती भी रही । राज्य 
को नोकरी के लिए मारे-मारे फिरनें की उतमे आदत नहीं थी । मालिक की 
नाराजी या उसके विश्वास में कुछ कमी देखकर वे छोग बिना हिचकिचाहट 
के अपनी नौकरी से त्यान-पत्र दे देते थे और जब नौकरी के लिए राज्य की 
बार प् बुलावा आता था तभी वे प्रामाणिकता और निष्ठा से राजसेवा 


गाधौजो के पूर्वज ३१ 


करने के लिए तत्पर हो जाते थे। कुतियाणा जूनागढ रियासत में होते 
हुए भी पोखन्दर के विलकुछ पास बसा हैं । इसलिए गाधी-वश के 
अधिकतर युवकों को ही नौकरिया मिलती रहो और राज्य का विलीनी- 
करण होने तक श्रीछालजी गाधी के वश्वज पोखन्‍्दर में राज्य की 
नौकरी में रहे । 


श्रीलालजी गाधी के पुत्र श्वीरामणी गाधी पोरवन्दर राज्य में 
“दफ्तरी (दफ्तर के अधिकारी) थे । आजकल मभिमडल में गृहमत्री 
का जो उत्तरदायित्व होता है, प्राय वही उत्तरदायित्व उन दिनो दफ्तरी 
का होता था । 


जूनागढ के नवाब की ओर से कुतियाणा प्राम में उनको थोडी-सी 
इनामी जमीन मिली थी | सच पूछे तो गाधी-परिवार की पुर्तनी जायदाद 
केवल जमीन का यह दो एकड से भी छोटा टुकडा है । हमारे पूर्वज कभी' 
जमीन-जायदाद या वाग-व्गीचे वाले रहे हो, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता । 
वे सदा निम्न मध्यम श्रेणी के ही थे। 

श्रीरहीदास गावी के दो दुत्र थे--श्रीहरजीवन गाधी गौर श्रीदमन 
गाधी। श्रीहरजीवन गाधी के पुत्र हुए श्रीउत्तमचन्द गाधी । श्रीहरजीवन 
गाघी भी पोरवन्दर में 'दफ्तरी' थे और वाद में उनके छोटे भाई दमन 
गाधी भी उसी पद पर रहे । 

गाधीजी के प्रपितामह श्री हरजीवन गाधी की निर्भकता की एक 
दतकथा सुनी गई है । उससे पता चलता हैं कि हरजीवन वापा डर 
कर दव जाने वाले व्यक्ति नही थे । 


जब उनके छोटे भाई दमन गाधी पोरवच्दर राज्य के दफ्तरी नियुक्त 
हुए तव वह छूट-पुट व्यापार किया करते थे। कहा जाता है कि एक 
बार जब हरजीवन बापा देहाती नाव में कच्छ से पोरबन्दर लौट रहे थे, 
अरब वालो के दो-एक जहाजो ने उसे घेर लिया। यह एक नियमित 
समुद्री डर्कती' थी या कुछ और, इसका ठीक पता नहीं चछता । उन भरव 
जहाज वालो ने हरजीवन वापा के जहाज को अपने साथ ले चलते की चेष्टा 
की। उस जमाने में इक्के-दुक्के चलने वाले जहाज को पकड़ कर उनका 
माल लूट लिया जाता था और उनके यात्रियो को गुलाम वना कर दूर देशो 
में ले जा कर बेच दिया जाता था । हरजीवन वापा की नाव को धेर कर उन 
पर सख्ती की गई तो उन्होने लटेरों के साथ जाने से साफ इकार कर दिया 
कायर वनकर उनके साथ जाने के वजाय वह उसी जगह मरने के लिए 
तैयार हो गए। खाना-पीता छोड दिया और जमकर अपती जगह पर बेठ 


३२ जीवन-प्रभात 


गए। स्वेच्छा से उठकर चलना उन्होने विल्कुल अस्वीकार कर दिया। 
शायद विरोधी दल के पास इतने सावन नही थे कि हरजीवन घापा की नाव 
को वलपुर्वक वाध कर ले जाते । डरा-वमका कर वे उस नाव को ले जाने 
की कोशिश में लगे रहे । उनका स्याल था कि ये वनिए लोग डरकर उनके 
व में हो जायगे । कहा जाता हूँ कि किसी दूसरी नाव के नाबिकी ने उस 
घटना का समाचार पोरबन्दर के वन्दरगाह में पहुचाया | पोर्वन्दर के 
राणा साहव को इस बात का पता चला तो उन्होने राज्य के चलिप्ड 
नाविंकों को भेजकर हरजीवन वापा को उन विपत्ति से छुद्याया । 

श्रीहरणीवत गाधी और श्रीदमन गावी दोनो भाइयों के बीच 
एक ही पुत्र श्रीउत्तमचन्द गाधी थे। दोनों भाइयों का पोरवन्दर में 
स्थायी निवास था और वही उन्होने पत्थर का वह पक्का मकान सरीदा, 
जिसका उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका है । 


श्रीउत्तमचन्द गाधी की प्रगति और विकास में उनके चाचा श्री- 
दमन गाधी बहुत सहायक रहे । जब श्रीदमन गाथी पोरबन्दर राज्य के 
दपतरी' का उत्तरदायी पद सम्हाल रहे थे तब उनके साथ काम करके 
युवक उत्तमचन्द प्रगति के पथ पर बहुत आगे बढ गए। 


60628 
पराक्रमी पितामह 


श्रीउत्तमचन्द गाघी (उर्फ ओता भावी) ने विद्याम्यास कितना 
किया, कहा किया इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती । परन्तु 
अपनी प्रारम्भिक पढाई पूरी करने के वाद जब थ्रीउत्तमचन्द ग्राधी 
ने कुमारावस्था में पदार्पण किया और किसी रोजगार में रूग जाने 
की समस्या उनके सामने आई, तब उन्होंने अपने पिता और चाचा के 
मार्ग से भिन्न एक नये मार्ग का अनुकरण किया । पिताजी व्यापार का काम 
करते थे। उसमें ज्ञायद श्रीउत्तमचन्द गाधी को दिलचस्पी नहीं थी । उधर, 
उनके चाचाजी, जो राज्य की नौकरी करते थे और दफ्तरी का उत्तरदायी 
पद सभाले हुए थे, राणा साहब से कहकर अपने भतीजे को राज्य में सीधी 
नोकरी नहीं दिला सके । शायद ऐसी माग करना उनके चाचा (श्रीदमन 


पराजमी पितामहु ३३ 


गाघी) को अनुचित प्रत्तीत हुआ होगा । उसलिए उन्होंने युवक उत्तमचन्द 
को एक स्वतन्त काम गम दिलवाया। वह काम था पोरबन्दर के बन्दरगाह 
पर समुद्र के द्वारा होते वाले व्यापार पर चुगी वसूल करने के ठेके का । 
जहा पर मामुद्विक जकात वसूल करने का यह काम होता था उस स्थल का 
नाम मीठी माडवी' था। 

उत्तमचन्द गाघधी ने जब मीठी माडवी का उत्तरदायित्व सम्हाला 
तब उनकी उम्र छोटा ही थी--मर्से भीगी ही थी। फिर भी बडी 
दक्षता से उन्होंने सामुद्रिक चुगी का यह काम किया और नाम कमाया । 

चुगी को ठेकेदारी के काम से जो कुछ समय बचाया जा सकता था 
उसमे वे नित्य-प्रति श्रीदमन गाधी की कचहरो में जानें लगे भोर वहा 
विधिवत दफ्तरी का काम सीखने लगे | थोड़े ही समय में श्रीदमन गावी 
के काम का वोझ बहुत हल्का हो गया । वह अब कुछ विश्वाम लेने छंगे और 
उनके कई काम युवक उत्तमचन्द गाधी अपनी ही सूझ से फूर्ती के साथ 
निपटाने लगे । 

श्रीउत्तमचन्द जिस प्रकार बुद्धि, व्यवहार और काम में तेजस्वी 
और दक्ष थे उसी प्रकार देखने में भी वहुत प्रभावशाली थे | वे 
आजानुवाहु थे । जब तनकर बिल्कुल सीधे खडे होते थे तब 
उनकी हथेछिया उनके घृटनों से नीचे तक छगती थी। यह वीर- 
पराकमी पुरुष का लक्षण माना जाता हूँ | उनका भाल-अ्रदेश उन्नत 
और दमकता हुआ था। उनकी दृष्टि ऐसी पैनी व तेज थी कि 
जो आदमी उनके पास जाता था, झेप जाता था और अपने मन की वात 

हुए हकलाने लगना था। फिर भी, लोगो के लिए वे दूर के या 

गर-व्यवित नही थे। सब लोग उन्हे उत्तमचन्द गावी' के शिप्टाचार-भरे 
नाम के बदले 'भोता-गाधी' के प्यार के नाम से पुकारते थे। 

घर मे, गाव में और राजदरबार में जो बुजुर्ग लोग थे, उनके लिए 
वह ओता' या 'ओता-गावी' थे और छोटो के लिए ओता वापा/। 

ओता वापा के पहले उनके पूर्वजों में से किसी ने भी राज्य की नौकरी 
में अधिक ऊचा पद पाया, इसका सकेत गराधी-परिवार के इतिहास में 
नही मिलता । ओता वापा ने ही पहले-पहछ दीवान का पद पाया । 
इस स्थान पर वह किसी के साथ स्पर्धा करके, अजिया देकर या उलटी- 
सीची कोशिश करके नहीं, वल्कि अपने सामने आए हुए काम को 
शक्ति भर अच्छी तरह पूरा करके पहुचे थे। 

एक दिन पोरवन्दर के राणा खेमाजी ने किसी महत्वपूर्ण समस्या 


३४ जीवन-प्रभात 


को निवढाने के लिए श्रीदमन गावी को बुलावा भेजा । जब राणा 
साहब का आदमी बुलाने आया तव दमन गाघी 322 में उपस्थित 
नही थे, कही बाहर गये थे। ओता वापा की जगह पर कोई और युवक 
होता तो राणा का बुछावा सुनकर घबराहट में पड जाता और कचहूरी 
के बडे अधिकारी श्रीदमन गाघी को बुलाने के लिए दौड उठता, पस्तु 
श्रीओता गावी साहसी युवक थे। विना हिंचकिचाहट के वह सीबे चल 
दिए और राणा साहव के पास खुद हाजिर हुए । उस समय राज-दरबार की 
विधि के अनुसार राणा साहब का अभिवादन करके नम्रता के साथ भोता 
बापा ने कहा, 'मेरे चाचाजी कचहरी के बाहर गये हुए है। इस कारण 
में आपके पास हाजिर हुआ हू । जो सेवा हो, आज्ञा कौजिए । जो कुछ 
मुझसे वन पडेगा, करगा। में भी आपका सेवक ही तो हू ।” 

लडकी की चतुराई, उसकी वाकपटुता और उसका साहस देखकर 
राणासाहव प्रभावित हुए और एक अनभवी कर्मचारी के करने का 
काम उसे सौपा । ओता वापा ने वह कार्य वडी सावधानी और दक्षता के 
साथ पूरा कर दिया। यह देखकर राणामाहुब के दिल में जता बापा के 
लिए भरोसा जम गया । 

दूसरे ही दित राणासाहव ने ओता बापा को दुबारा अपने दरवार 
में वुल्वाया और पूछा, “ओता, एक पेचीदा कार्य करना है । है. साहस ?” 

भोताबापा ने नम्रता से कहा, 'ऐसा कौन-सा काम है जो आपके 
लिए इतना कठित है ?” 

राणासाहव बोले, 'माघवपुर का इजारदार बडा ढीठ होता जा 
रहा हैँ । हमे कमजोर समझकर वह हमारी अवहेलना कर रहा हूँ | कई 
किश्तों की अदायगी खाली जा रही है । उसको सीधा करना पडेगा ।” 

ओताबापा ने कहा, “यह कौन-सा वडा काम हूँ ? में जाता हू 
भसाघवपुर ।” 

राणासाहव बोले, पर वहा जाकर करोगे क्या, यह तो बताओ ।” 

ओतावापा ने कहा, 'इसका पता तो तब चलेगा जब वहा जाऊ 
ओर देखू | आपके आशीर्वाद से काम अवश्य वन जायगा । जाप अपना 
पक्का भरोसा मुझ पर रखिए और आजीर्वाद दीजिए कि वेडा पार 
हो। अपने बूत पर वह काम मुझे थोडे ही करना है, आप ही के 
नाम पर तो करना है ।” 

तैयारी करके वापा माधवपुर के लिए चल पडे। 


यह उस समय की बात है, जब सौराप्ट्र के प्रदेश मे अग्रेजो के आधि- 


पराक्रमी पितामह ३५ 


पत्य का प्रारम्भ हो ही रहा था । सौराष्ट्र की कुल रियासते एक 
ही सम्राट्‌ की अवीनता में पूरी तरह से सगठित नही की गई थी। जूनागढ़ 
ओर जामनगर जैसे प्रवल राज्य पोरवन्दर सरीखे निर्वंल पडोसी राज्यो की 
सीमा को वलात्‌ दवाते चले जा रहे थे। पोरवन्दर राज्य में इतनी शक्ति 
नहीं थी कि वह अपने यहा हस्तक्षेप करने वाले राज्यों से मुठभेड करता । 
पोखबन्‍न्दर राज्य उस समय काफी दब चुका था । उसका शासन गिने-चुने 
गावों तक ही सीमित रह गया था। जूनागढ राज्य ने जगह-जगह कई 
गाव हडप लिये थे और उत्तमे से कुछ में पोरवन्दर की जैमी छोटी-मोटी 
पट्टिया बच गई थी, जहा से केवल भूमिकर वसूल कर पोरबदर राज्य को 
सत्तोप मानना पडता था। उसकी और कोई सत्ता वहा नही चलती थी । 


माघवपुर का वन्दरगाह पोरबन्दर राज्य का ही था। वहा के यातायात 
और व्यापार पर सामुद्रिक कर वसूल करने का अधिकार पोरवदर राज्य 
के पास था, परतु अब वात यहा तक वढ गई थी कि माधवपुर का इजारदार 
जूनागढ के वल के भरोसे पोखन्दर के राज्य-कर की सारी रकमे स्वय 
निगलने पर तुल गया था। पोरवन्दर के नाम से सामुद्रिक कर वसूल करके 
३, जम 
वह उसकी एक भी किद्ठत राज्य-कोप में जमा नही करा रहा था। 


राणासाहवब खीमाजी ने कच्ची उम्रवाले ओता गाधी को इस कठिन 
समस्या का हल करने व हाथ से जानेवाली वसूली को वचा लेने के लिए 
माधवपुर भेजा। भोताबापा ने वहा जाकर वडी धीरता और गम्भीरता से 
काम लिया । पोरवन्दर के राणा की अवज्ञा करने के कारण इजारदार को 
डाट-डपट न करने तथा उसके पास दवे हुए राज्य-शुल्क को निकलवा 
लेने के लिए कुछ भी कठवी वात न करने की सतर्कता वापा ने रखी। उन्होने 
सोचा कि जब हमारे पास छडने-अगडने के लिए आवश्यक बल है ही नही तब 
व्यर्थ बल-प्रदर्गन से हमारी मानहानि ही होगी, घन तो मिलेगा नही ओर 
प्रतिप्ठा घट जायग्री । इसलिए अच्छा यही होगा कि इजारदार से मोर्चा 
न लेकर जहा से उसको सहारा मिल रहा है, उस जड को ही दूर कर दिया 
जाय । 


इस वात को ध्यान मे रख कर उन्होने सूक्ष्मता से अध्ययन किया कि 
जूनागढ राज्य का दखल पोरवन्दर राज्य की सीमा मे कहा-कहा पर और 
किस प्रकार है । फिर उन्होने जूनागढ़ के राज्याधिकारियों से कूटनीतिक 
स्तर पर बाते शुरू कर दी । अपनी नम्रता और कुशाग्र बुद्धि के सहारे इस 
अकेले युवक ने अत्यन्त चतुर और ताकत मे बढे-चढे राजपुरुषों को समझौते 
करने के लिए बाध्य कर दिया । उन्होने ऐसी जोरदार भूमिका वाधी कि 


३६ जीवन-प्रभात 


पोखन्‍्दर का जो राज्य तित्यप्रति जजेर और मिवयिल होता चला जा रहा था, 
उसमें नया जीवन और ठोसपन जा गया । 


ओताबापा ने जूनायढ राज्य से जो समझौता किया उसमे उन्होंने 
जूतागढ राज्य के अन्दर जगह-जगह, विभिन्न गावो मे, पोरवत्दर की जो 
छटपुट पट्टिया थी, उनका महसूल वसूछ करने का दीवानी हक छोड 
दिया । राणा साहव के राज्य की निश्चित वापिक आय पर से विल्कूछ 
ही हाथ उठा लेता कम साहस का काम न था। परन्तु पूरे आत्म-विव्वाम के 
साथ ओताबापा ने यह कदम उठाया । जूनागढ़ के राज-कर्मचारी सतुप्ट 
हो गए और उन्होने ओता गाधी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ओता- 
वापा ने जूनागढ राज्य से लिखवा लिया कि साधवपुर से लेकर पीरवन्दर तक 
के सारे समुद्र-किनारे के गावो में जुतागढ राज्य का कोई दखल नही रहेगा 
ओर वे सव-ऊें-सव गाव पूर्णतया पोरवन्दर राज्य की ही अधीनता मे रहेगे। 
अर्थात्‌ उन पर दीवानी-फौजदारी के पूरे अधिकार पोरवन्दर रियासत के 
रहेगे। भोतावापा ने जिस समय यह समझौता किया उस समय ममुद्र के 
किनारे का वह सारा प्रदेश बहुत ही रेतीछा था ओर प्राय सारी जमीन 
ऊमर थी। लेकिन उस इलाके का उज्ज्वल भविष्य ओताबापा ने अपनी 
दीघे दृष्टि से देस लिया था। जूनागढ़ से किये गए समझौते का स्पप्टीकरण 
करते हुए उन्होने लिखा था, “यदि भादर नदी पर बाध बनाया जाय तो 
यह सारी रेतीली जमीन बहुत उपजाऊ हो जायगी ओर मवो सोना उग- 
लेगी ।” पोखन्दर राज्य के पुराने कागजो मे ओताबापा के हाथ की लिखी 
हुईं ये पक्तिया आज भी देखने को मिल जायगी | 


कई वर्ष पहले लिखी हुई ओतावापा की यह वात आगे चलकर वस्तुत 
सही निकली । अव वहा के एक-एक गाव में आसानी से प्रतिवर्य पौन छाख 
रुपये से भी अधिक को पैदावार होतीं है। कुछ हजार रुपये की वापिक 
भायवाल्य पोखन्दर राज्य अव कई लाख की वापिक आय वाला हो गण । 


. राणानाहव बोतावापा कौ इस सफछता से बहुत प्रसन्न हुए और 
उन्होने उसी समय ओताबापा को दीवान की पोजाक भेट की तथा उन्हें 
वपने राज्य का दीवान नियुक्त कर दिया । इस प्रकार यौवन की दहलीज 
में प्रवेश करने वाले श्रीउत्तमचन्द गावी ने राज्य के अमात्य का भारी 
उत्तरदापित्व प्राप्त किया और तव से लेकर आखिर तक--अर्थात्‌ वृद्धा- 
वस्था तक--वह सफल और यजस्वी दीवान बने रहे। हु 

जिम प्रकार ओतादापा के दीवान होने से पहले पोखदर राज्य के 
हाथ मे बनेक गाव जूनागढ और जामनगर के राज्यो में समा गये थे, उसी 


पराकमी पितामह ३७ 


प्रकार आशिक क्षेत्र में भी पोरवदर राज्य अपनी स्वतन्त्रता खो बैठा था | 
कच्छ के, जो समुद्र के रास्ते पोरवदर से बहुत निकट है, एक बडे व्यापारी का 
ऋण पोरवदर पर बहुत वढ गया था। उस व्यापारी की पेढी सुन्दरजी की 
फर्म के नाम से प्रसिद्ध थी और उसका व्यापार अफ़रीका तक चलता था ! 
पोर्वदर के राजाओं ने उससे कर्ज लिया था| वह कर्ज इतना बढ गया कि 
पूरा पोरवदर राज्य सुन्दरजी की पेढी के हाथ ग्रिरवी चला गया । वरसो 
तक राज्य की कुल वापिक आय सुन्दरजी वाले' ले छेते थे। वे राज्य का 
अत्यावद्यक चाल खर्च चुकाकर वाकी रकम अपने कर्ज की वसूली में दर्ज 
कर छेते थे । 


ओतावापा ने दीवानपद पर आकर सुन्दरजी वालो' के साथ की गई 
लिखा-पढी के कागज मगाये और उसका गहरा अध्ययन करके, अपनी पैनी 
बुद्धि के प्रयोग से, उसमे एक ऐसा वाक्याण खोज निकाला जिसकी बदौलत 
सुदरजी की पेढी की आथिक अधीनता से राज्य को मुक्त कराने मे सफलता 
मिली । उस सारी लिखा-पढी के वाद उस रेहननामे के अन्त में कहा गया 
था कि “पडयु पाव राज्यनु ।” अर्थात्‌ जो कुछ पत्ता गिर पडा हो, उस पर 
अधिकार राज्य का होगा ।” इसका भावार्थ यह होता है कि महसूली-चुगी 
रूपी फल का अधिकारी तो साहुकार रहेगा, परतु जो गौण आय होगी उस 
पर क्जदार का ही हक रहेगा । वापा ने इस पर से फँसलछा किया कि सिर्फ 
जमीन-महसूल और सामुद्रिक व्यापार से प्राप्त चुभी पर ही सुदरजीवालो का 
अधिकार हूँ, राज्य की अतिरिक्त आय पर उतका कोई हक नहीं। इस 
फंसले के आधार पर ओतावापा ने राज्य की दूसरी सब प्रकार की 
आमदनी राज्य के कोप मे जमा करने का इतजाम किया, और सुदरजी 
वालो को उसका हिस्सा देने से इत्कार कर दिया। उत्होने अदालती 
मुकदमो, मकानो तथा जमीन के बैनामों और ऐसे ही अन्य कई साधनों 
द्वारा राज्य के खाली कोप को परिपूर्ण किया और सुन्दरजी की पेढीवालो 
के पुराने कर्ण को उतार दिया । 

ओता वापा की कुगछता का उल्लेख राजकोट के एक अग्रेज त्यायाधीश 
ने भी किया है । 


३८ जीवन-प्रभात 


:६३ 
सत्याग्ही ओताबापा 


न जातु कामान्न भयात्न लोभात्‌ धर्म त्यजेज्जीवितस्थापि हेतो । 
धर्मो नित्य सुखदु खे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्प त्वनित्य' ॥ 


“धर्म को किसी भी हालत मे मत छोडो--अपनी किसी मनोकामना 
की पूर्ति के लिए नही, वडे-से-वडे पद के कारण नही, किसी प्रकार के लोभ 
के वश होकर नही और अपनी जीवन की रक्षा के लिए भी नहीं | अपने मन 
में यह बात पक्की कर छो कि वर्म सदा ही कायम रहने वाला, हर समय साथ 
देने वाला अक्षय वल हू । जिसका उपभोग करने के छिए या जिसके बोझ 
से बचने के लिए आदमी दिन-रात दोडधूप मचाता है, वह सुख और 
दुख केवल क्षणिक हू । सुख और दुख दोनो ही आयगे और जायगे, 
परन्तु उतका अनुभव पाने वार जीव ज्यो-का-त्यो बना रहेगा। यह 
समझ लो कि जीव को पकड़े रहने वाला यह शरीर स्थायी नहीं है। 
यह तो जल्दी या देर से छूटने वाला ही है। जो असली जीव है उसका क्षय 
या विनाश कदापि होने वाला नही है ।” 


विद्याशस्त्र-मपन्न न होते हुए भी ओोता बापा ने इस धर्मनिष्ठा को 
आचरण में उतारने का दृढ आग्रह रखा। उन्होने जिस प्रकार अपनी युवावस्था 
में कार्य-दक्षता तथा पुरुषार्थ का परिचय दिया उसी प्रकार ढलती आयु मे 
श्रेष्ठ धर्परायणता और दृढ़ शौय का उदाहरण भी प्रस्तुत किया । 


राणा साहब खीमाजी दीर्घजीवी नही हो पाए। अपने पुत्र की नावा- 
लिग अवस्था में ही वह चल बसे | अत कुबर के वालिग होने तक सारी 
राजजत्ता पूर्णतया रानी के हाथ मे रही। लेकिन राज्य का कुल प्रवन्ध 
भोतावापा ही करते थे। वापा नित्य ही राजहित और लोकहित को सबसे 
ऊपर रखने वाले थे। इसलिए कई वार रानी के साथ उनकी पटती नही थी। 
बह जीहुजूरी से अलग रहकर, जो सही लगता था, जो धर्म की वात प्रतीत 
होती और जिसमे प्रजा का कल्याण देखते थे उसी मार्ग को अपनाते 
थे। यदि मतभेद होता था तो ओोतावापा कभी रानी को समझा-बुझा कर, 
या कभी दवाव डाल कर अपने भन की उसी दात पर अमल करते थे, जिसे 
वहू अपना अनिवार्य कर्तव्य समझते थे । 

ऐसे ही एक मोके पर ओतावापा ने साक्षात्‌ मृत्यु को आमंत्रित कर 
लिया था। कहानी यह थी कि राज्य-कोप का खजाची और राज्य के वस्तु- 


सत्याग्रही ओतावापा ३९ 


भण्डार का अधिकारी खीमा कोठारी नामक व्यक्ति वडा कत्तंव्यनिष्ठ और 
कडाई से काम लेने वाला था। एक सुई तक वह किसी को विना आजा के नही 
देता था। खीमा कोठारी की इस आदत से रानी की दासिया तग आ गई थी। 
उनको मनमानी चीजे नही मिल पाती थी | इस कारण कोठारी के विरुद्ध 
मलान्ुरा कह सुनकर दासिया रानी के कान भरती रहती थी | एक बार 
दामियो ने मिलकर कोठारी के मत्ये कुछ ऐसा विकट अपराध मढ दिया कि 
रानी आपे से वाहर हो गईं । उसने हुबम दिया कि कोठारी को फौरन वाधकर 
मेरे सामने ले आओ । कोठारी को रानी की इस कठोर आज्ञा का पहले से ही 
पता चल गया था | वह भागकर ओतावापा की भरण में जा पहुचा और 
उसने उनसे न्याय की माग की । ओतावापा ने उसे अभय वचन दे दिया । 
जब रानी को पता चला तव उसने वापा को अपने समक्ष बुलाकर भाज्ञा दी कि 
खीमा कोठारी को मेरे हवाले कर दो । वापा ने इस आज्ञा को अस्वीकार 
करते हुए रानी से कहा कि मे उसे इस तरह आपके हाथ मे नही सौप सकता । 
आपको चाहिए कि न्याय किस पक्ष में है, इस वात की सही जाच करे । 
उस पर वाकायदा मुकदमा चलाया जाय । 

रानी पूरे तैश मे थी । उसने कहा, “न्याय वही है जो में समझू। उसको 
दण्ड देना मेरा काम है । उसे आप फौरन मुझे सौंप दे ।” 

बापा ने रानी को समझाने की पूरी कोशिय की, पर वह अपनी जिद 
प्र अडी रही, यहा तक कि उसने वापा को घमकी भी दे डाछी कि यदि वह 
नही मानेगे तो उनपर जबरदस्ती की जायगी और किसी भी तरह कोठारी 
को उनसे ले लिया जायगा। वापा इस धमकी के वश में नही आए और अपनी 
बात पर अटल रहे | लगातार चार-पाच दिन तक रानी अपने सदेशे और 
चुनौती भेजती रही, पर वापा अपनी वात से न हटे । अन्त मे झुझछाकर रानी 
ते मकान पर फौजी दस्ता भेज दिया और उसे आज्ञा दी कि उनके मकान 
से वलपूर्वक कोठारी को ले आया जाय । 


ओतावापा का मकान पोरबन्दर के विशिष्ट पत्थरों से बना हुआ था 
भौर उसका दरवाजा किले का-सा मजबूत था । रानी की भेजी हुई दुकडी 
उस मकान में जब किसी तरह भी न घुस सकी तब रानी उस मकान को 
दीवार तुडवाने पर तुल गई और उसने तोप भी भेज दी । 

इधर बापा की नौकरी में जो दो-तीन अरव द्वारपाल थे, उन्होने वापा 
से कह दिया कि जबतक हममे से एक की भी गरदन सलामत रहेगी तवतक 
आपको कोई छ तक नही सकेगा। हम मरते दम तक आपकी रक्षा करेगे । 
हमने आपका तमक खाया है । वापा ने अपने सेवको की वात पर पुरा भरोसा 


ड० जीवन-प्रभात॑ 


कर लिया और उन लोगों ने सचमुच वापा की रक्षा में अपनी जान न्योछावर 
कर दी । 


उन दिनो राजा छोग स्वच्ठद होते थें। उनकी नौकरी करना अपनी 
जान पर खेलने ज॑सा था। इस हालत मे जो कोई राजा के दीवान की-मी वर्ड 
नौकरी स्वीकार करता था वह किसी मजबूत व्यक्ति को अपना जामिन बना 
लेता था, अर्थात्‌ राज-प्रकोप से रक्षा करने का काम उस जामिन के जिम्मे 
रहता था। इस प्रफार उन द्वारपाो का नायक श्रीगृद्माम मोहम्मद मकरानी 
मोतावापा का जामिन वना था। राज्य की सेवा करते-करते यदि मोताबाप। 
पर अनुचित आक्रमण हो तो उसका काम था कि वहू उनकी रक्षा करे और 
उसने अपनी जान देकर ओतावापा की रक्षा की । आज भी उसके नाम का 
स्मारक जोतावापा के घर से छगे हुए वैष्णव मन्दिर मे मौजूद है । 


- ओतावापा ने बाहर की रक्षा का भार जब उत्त अरबो को सौंप दिया 
तब स्वय अन्दर की तैयारी करने छगे। यह तैयारी आकमणकारी का मुकाबला 
करने अथवा किसी प्रकार का युद्धया सबर्य करने के लिए नही थी, बल्कि 
सत्य के लिए गाति और सनन्‍्तोप के साय वलिवेदी पर चह जाने की थी। 
वह उस विशाल भवन के मथ्यखण्ड मे जाकर बैठ गए। उस समय उनके 
पास जी पाच पुत्र उपस्थित थे, उन्त सबको उन्होंने अपनी बगल में बैठाया, 
फिर बच्चो की माता को बैठाया और आठवें कोठारी को अपने पास बैठा 
लिया। इस प्रकार सबको जातिपूर्वक वैठाकर ओतावापा ने सबको धीरज 
वधावा और कहा, “जब भगवान ने हमे सत्य के लिए वलिवेदी पर चढ़ने 
का सुअवसर प्रदन किया हूँ तब हमे चाहिए कि हम अपने चित्त से उद्देंग, 
शोक तथा भय आदि को दूर हटा दे ओर प्रसन्न चित्त से वलि हो जाय |” 

बाहर रानी की तोप में एक के बाद दूसरा गोला वडावड उस मजबूत 
दीवार पर आधात कर रहा था और अन्दर ईग-स्मरण के साथ सत्य पर 
अटल रहने की अम्यर्थना हो रही थी । तोप की मार के आगे पोखन्‍्दरी 
पत्थरों की डेढ हाथ चौड़ी दीवार देर तक टिक न सकी और उसमें दो 
वरडें-बडे छेद हो गए। द्वारपालो मे मे गुलाम मोहम्मद मकरानी मारा गया, 
परन्तु ओतावापा और उसके समस्त वश्ञ का वलिदान छे लेता ईव्वर ने 
उचित न समझा | अनिष्ट घटना होने के पहले ही इस वाघली के समाचार 
राजकोट जा पहुंचे और वहा के अग्रेज सत्ताघीश--पोछिटिकल एजेट--- 
ने रानी के इस अत्याचार को रुकवा दिया । 

इस घटना के वाद भोतावापा ने पोरवन्दर छोड दिया और वह अपने 
मल गाव कुतियाणा लोट गए । कुतियाणा कस्वा जूनागढ की रियासत के 


सत्याग्रही ओतावापा ४१ 


अन्तर्गत था, इसीलिए जूनागढ के तवाब ने अपने प्रदेश में वसने वाले ऐसे 
चतुर ओर प्रख्यात व्यक्ति को दरवार में आमन्त्रित किया | बापा जनागढ़ 
गए, परन्तु उन्होने नवाब को वाए हाथ से सलामी दी । इस वेअदवी से नवाव 
का अमला विगड पडा । नवाव खुद भी हैराव हो गया कि ऐसा बृद्धिमान 
व्यक्ति यह क्या कर रहा है । उसने वापा से इसका भेद पूछा । बापा ने कहा, 
दाहिना हाथ तो में पोरवन्दर राज्य को समपित कर चुका हू । पोरबन्दर के 
सेवक का मेरा नाता टूट नही सकता, उस राज्य से में बेवफा नही हो सकता। 
यदि आप चाहे तो यह वाया हाथ आपकी सेवा में हाजिर हूँ । छेकिन में अब 
नौकरी नही चाहता, श्ासन-कार्य से निवृत्त होकर शातिमय जीवन विताना 
चाहता हू । 
नवाब के जीहुजूर तो चाहते थे कि वापा को कुछ पाठ सिखाया जाय 
और ऐसे घोर अपमान का बदला लिया जाय, परन्तु नवाव पाकदिल और 
शरीफ था। उसने बापा की महत्ता को समझा और भरे दरवार मे उनकी 
वफादारी व निष्ठा की प्रशसा की | फिर भी अपने दरवार तथा राजसिहासन 
की शान और आन वनाए रहने के लिए उसने मामूली सजा सुना दी भौर 
साथ-ही-साथ उन्हें अच्छा-खासा इनाम भी दिया। सजा यह सुनाई गई कि 
बाए हाथ से नवाव को सलामी देने के जुर्म में ओता गाधी को नगे पर 
पाच-दस मिनट धूप में खडा रखा जाय । इनाम में नवाव की ओर से रुक्‍का 
लिख दिया गया कि कुतियाणा गाव मे दृकानदारी करने पर ओता गावी 
ओर उनके वशजो को पुण्त-दर-पुश्त चुगी की माफी दी जाय । ओतवापा 
कुछ मिनट धूप में खडे रहे और कुतियाणा छोट आए 


कुतियाणा आकर बापा किसी विशेष प्रवृत्ति में नही उलझे। उन्हें 
घुडसवारी का शौक शुरू से ही था। उन्होने वढिया काठियावाडी घोडी खरीद 
रखी थी। नित्यप्रति कुछ देर उस पर सवार होकर वह आसपास सेर कर 
आते थे। वाकी समय भजन-कीत्तव और कया-वार्त्ता मे विताते थे। मेरे 
प्रपितामह श्रीजीवनवापा ने अपने पिता ओतावापा की घोडी के सईस का 
काम सम्हाला था और आखिर तक वडी छूगन और परिश्रम से उन्होने उस 
घोडी की सेवा की थी । 

श्रीजीवन गावी ओतावापा के चौथे पुत्र थे। विना चुगी के दूकान 
चलाने का जो रुवका नवाव से मिला था उसका लाभ जीवनवापा ने उठाया। 
ओतावापा की सेवा करने के साथ-साथ कुतियाणा में एक छोटी-सी दुकान वह 
ग्चूलाते थे | 

हमारा खानदान वेष्णव-पथी पुष्टिमार्गी वल्लभ संप्रदाय का था । 


४२ जीवन-प्रभात 


इसलिए हमारे यहा विशेषत कृष्ण की उपासना होनी चाहिए थी, परन्तु 
ओतावापा को पोरबन्दर के एक खाकी साधु पर अधिक श्रद्धा थी। 
उन्होने उस साधु के लिए पोखन्दर में एक चौक भी बनवा 
दिया था जो आज भी 'साक चौक' के नाम से प्रसिद्ध हैँ । वह खाकीबावा 
सम का अनन्य उपासक था । उसके सत्सग मे रहकर बोतावापा भी परम 
राम-उपासक वन गए थे | अपने जीवन के उत्तरकाल में दिव का अधिकतम 
समय ओतावापा गोस्वामी तुलसीदासजी के “रामचरितमानस' का श्रवण 
भौर अनुश्ीलन करने में विताते थे। 


पोखब्दर में दीवान पद पर रहते समय उन्हें पूरे दो हजार कोरी वापिक 
वेतन मिलता था । इसके अतिरिक्त अनाज और शाक आदि दरवारगढ 
के भडार से मिला करता था। यह वेतन कोई वडा वेतन नही था। फिर 
भी जब वापा ने अपने सबसे बडे दो पुत्र वल्लभजी और पीताम्वरज़ी का 
विवाह किया तव, उस जमाने के रिवाज के अनुसार, उन्होने एक बहुत बडी 
दावत दे डाछी । उन्होंने समस्त पोरवन्दर को चौर्यासी' की, अर्थात्‌ सब 
नगर-निवासियों को भोजन कराया । नगर के कोट के दरवाजे पर चावल 
चिपकाकर सारे गाव को न्योता दे दिया गया और जो गरीब या भूखे आये 
उन सवको भोजन कराया गया । इसके अतिरिक्त सारे नगर मे सात दिन तक 
बरावर फुलवाडी चढाई जाती रही । इसमे स्वय राणा साहब सबसे आगे 
चलते थे। ऐसी भारी दावत और ऐसी भव्य फुलवाडी उसके वाद कभी 
भी देखी-सुच्री नही गई । 

राज्य के लोकप्रिय दीवान होने के कारण इस विवाह मे ओताबाया 
के पास प्रजा की ओर से नजराने में भी बहुत रकम जमा हो गई | वापा ने 
जो खर्च किया था उसके मुकावले में वह रकम कम नही थी। यदि कोई दूसरा 
होता तो उस नजराने पर फूछा न समाता। वह उस धन को अपनी तिजोरी 
में प्रसन्नता से रख लेता, परन्तु वापा ने वरात का काम समाप्त होते ही धन 
की वह सारी राणि राणा साहव के चरणो में रख दी और उनसे कहा, “यह 
धन आपकी ही प्रजा का है। आपके आशीर्वाद के कारण ही मे 'चौर्यासी' कर 
पाया ह। आप इस घन को स्वीकार कर ले ।” राणा ने गदगद्‌ होकर उत्तर 
दिया, “बच्छा, इस धनराणि को सरकारी खजाने में जमा कर दो और 
'चौर्यासी' का सारा खर्च राज्य के खाते मे डालकर हिसाव वरावर कर दो। 
तुम्हारे पुत्र मेरे ही पुत्र है ।” 

ओतावापा के पोखन्दर से चले जाने के वाद जब रानी का कुचक्र 

१ रामानद पथ के विशेष साथु। 


सत्याग्रही ओोताबापा ४३ 


समाप्त हुआ ओर नए राणा विक्रमाजीत गद्दी पर बेठे तब राज्य के हित्तेपियों 
ने ओताबापा को फिर से अमात्य-पद पर वेठाने का प्रयत्व किया । कितु 
बापा ने अपना निवृत्तिमय जीवन छोडकर पुन प्रवृत्तिमय जीवन अपनाना 
पसन्द नही किया । फिर भी उन लोगो के प्रयत्नों का और राणा खीमाजी 
के उन वचनों का, जो ओतावापा ने राज्य के कागजों में पक्के करा लिये थे, 
इतना परिणाम हुआ कि वापा के सब पुत्रों को राज्य मे कोई-न-कोई 
सेवा-कार्य दे दिया गया । 


जब राणा खीमाजी के अन्तिव दिन प्रतीत हो रहे थे तब ओतावापा 
ने अपनी नौकरी के बारे में उनसे लिखित प्रमाणपत्र मागने की सावधानी 
बरती, क्योकि वाया ते देख लिया था कि रानी के कान कच्चे होने के कारण, 
राणा के वाद उनके अपने भविष्य के सकट में पड जाने का खतरा है । राणा 
ने वापा के लिए जो उदारतापूर्ण प्रमाणपत्र लिखा, उसका सार यह था-- 
“ओता गावी ने इस राज्य की बडी मूल्यवान सेवा की है और मेरा तथा 
रियासत का काम सदेव पूरी वफादारी के साथ किया है । इसलिए मेरे 
उत्तराधिकरी इस बात की सावधानी रखे कि ओता गाधी को किसी प्रकार 
के कप्ट का भागी न बनना पडे, बल्कि भेरे उत्तराधिकारी गाथी के उत्तरा- 
धिकारियो को इस राज्य मे सदेव उदारता के साथ नौकरी देते रहे ।” 


वापा के कुछ मिलाकर छ पुत्र थे। उनमें द्वितीय पुत्र श्रीपीताम्बर 
गाधी रानी के साथ झझट शुरू होने से पहले ही व्यापार के निमित्त कच्छ के 
राज्य मे जा पहुचे थे | उनके एक पुत्र था और उसने भी अपना जीवन कच्छ 
में ही व्यापार करके व्यतीत किया था । उसके बाद श्रीपीताम्बर की सतति 
भाग नहीं वढी और वह शाखा वही रुक गई । 

श्रीपीताम्वर गाधी के अतिरिक्त जो पाच भाई थे उनमें सबसे बडे 
श्री वल्लभजी गावी राज्य के इमारती काम के महकमे में इजीतियर नियुक्त 
हुए। क्रम में तीसरे श्रीरतनजी गावी राज्य के दफ्तरी हुए, चौथे श्रीजीवनजी 
गाधी पोरबन्दर के समीप छाया नामक परगना में परगना-हाकिम नियुक्त 
किये गए। पाचवे श्रीकरमचन्द गावी और छठे श्रीतुलसीदास गाधी क्रमश 
एक के बाद एक पोरबन्दर के दीवान के पद पर रहे । श्रीतुलसीदास गावी 
के वशज अवतक, अर्थात्‌ राज्यो के सविछ॒य के समय तक, पोरबन्दर राज्य 
की नौकरी में उच्च स्थानों पर बने रहे । 

छ भाइयों में ओताबापा की सबसे अधिक विरासत श्रीकरमचन्द 
गांधी ने ही पाई--केवछ दीवानगिरी की ही विरासत नही, किंतु बापा की 
प्रतिभा, तीदषण बुद्धि, सत्य-प्रीति और बहादुरी की भी। वास्तव में दीवानगिरी 


ड््ड जीवन-प्रभात 


तो उन्होंने भी अपने पिता की भाति अपने ही पुरुषाथ से पाई थी। शुद्ध 
में उन्हें मामठी सेवा-कार्य मिल्य था, पर वाद में अपनी ऊुमछत्ता के कारण 
वे दीवान के पद पर पहुचे थे । 


हि / ५७ 
बापू के माता-पिता 


मोहनदास करमचन्द गाधी का नाम संसार में उतना फंड चुका 
हैं कि उनके पिता श्रीकरमचद गावी का नाम दणरव और चसुदेव की तरह 
यगन्यग तक चिरजीवी बना रहेगा। करमचद का नाम बचपन से ही किया 
पद गया था। परिवार में वह कता भाई, कतावाया, कवाकाफा आदि सम्बोधनों 
से पुकारे जाते थे और राजकोट में उनके मकानवाली गली की आज भी 
कबा गांधी की णेरी' (गली) कहा जाता 

कवाकाका का जन्म ईस्वी सन्‌ १८२२ के आस-पास हआ था। कवाकाका 
की पढाई अधिक नहीं थी, फिर भी आवश्यक प्रारभिक भिक्षा अर्थात्‌ चौथी- 
पाचवी कक्षा तक की शिक्षा उन्होंने भठीभाति पाई थी। पढाई पूरी करने के 
बाद कवाकाका ने पोरवन्दर के राणासाहब के निजी हिसावनवीस और पत्र- 
लेखक का काम किया था। राणासाहव को कवाकाका के काम से सन्तोष 
मिला और उनको कार्यदक्षता व चतुराई पर उन्हें पुरा विग्वास बठ गया। 
इस कारण उपयुक्त अवसर आने पर राणासाहव ने कबाकाका को पोरखन्दर 
की दीवानगिरी के पद पर नियुक्त कर दिया । 

राज्य के उच्च पदाधिकारी की नियुक्ति का तरीका उस समय यह था 
कि नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति को राजा की ओर से सुन्दर कठमदान 
में तीन-चार कलमे, एक दवात ओर स्याही सुखाने के लिए वारीक रेती का 
पात्र भंज दिया जाता था | यदि कलमदान पीतल का भेजा जाता तो इससे 
तहसीलदार के पद पर नियुक्ित मानी जाती और यदि चादी का भेजा जाता 
तो दीवान के पद पर नियकक्‍िति समझी जाती थीं। जब पीरवदर 
से ओंतावापा पर वार-बार ये मत्रिपद स्वीकार करने के लिए दवाव डाला 
गया, तब वह स्वय तो कुतियाणा से पोरवबदर नही गये, परन्तु अपने पुत्रो 


बापु के माता-पिता प्‌ 


में से उन्होंने करमचन्द गाधी को उस पद के लिए भेजना स्वीकार कर लिया। 


वस्तुस्थिति कुछ भी रही हो, कवाकाका पहले चाहे राणासाहव 
के निजी भनत्री रहे हो और वाद मे राज्य-मत्री बने हो या सीधे ही 
कुतियाणा से पोरवदर राज्य के मत्रिपद पर नियुक्त किये गए हो--यह वात 
निश्चित-सी है कि वह बहुत छोटी आयु में ही दीवान वनाए गये थे । जब 
कवाकाका ने दीवान-पद सम्भाछा तब उनकी आयु मुश्किल से २५ वर्य की 
थी। अनुमान है कि ईस्वी सन्‌ १८४७ में उनको मत्रिपद दिया गया था। 
अपनी आयु के पच्चीसवे वर्ष से लेकर बावनवे वर्ष तक कवाकाका ने पोरवदर 
में दीवान का काम किया | इसके बाद उनके जीवन के अतिम दस वर्ष, 
१८७५ से १८८५ तक, राजकोट के राजकाज में बीते। यह अतिम समय 
उनके जीवन में राजकीय, पारिवारिक ओर स्वास्थ्य की दृष्टि से बडे सघर्य 
काथा। 
पोखन्‍्दर में कवाकाका एक सच्चे और न्यायनिष्ठ दीवान के रूप 
में विख्यात थे। उनके द्वारा दिये गए फैसले पर राणासाहब अपील नहीं 
सुना करते थे | यदि कोई प्रार्थी अपील लेकर राणासाहव के पास जाता 
तो राणासाहव उसे लौटा देते ओर कहते, “जाओ, फिर से गावी के पास 
ही जाओ । उनका समाघान होगा तो वही तुम्हारा उचित न्याय करेगे ।” 
कवाकाका के समय में न्‍्याव-पद्धति पुराने ढहग की और सीवी-सादी थी । 
प्रजा के गरीव वर्गो को न्याय पाने मे मुहृत तक परेशानी नही उठानी पडती 
थी। मुसीबत में पडा हुआ व्यक्ति सीधा ही हाकिम के पास पहुच जाता था 
और राजा तथा दीवान जैसे सर्वोच्च अधिकारी के समक्ष अपने कप्ट का 
बयान नि सकोच कर सकता था | 
न्यायाघीरा के रूप मे कवाकाका की लोकप्रियता का एक कारण 
और भी था। वह आगन्तुक की वात वडे धीरज और सहानुभूति से सुना 
करते थे। निजी रहन-सहन मे भी वह अत्यधिक सादे थे | उनको वेश-भूपा 
और बातचीत का तरीका इतना सीवा-सादा था कि मामूली राहुगीर ऑर 
दीवान के बीच कोई खास भेद नजर नही आता था । अपने इस स्वभाव के 
कारण दीन और दुखी के सहृदय मित्र बनने मे ओर उनके दिल की बात 
का पता लगाने में कवाकाका को देर नही लगती थी | 
स्कूली शिक्षा अधिक न होने पर भी कवाकाका के ज्ञान की गहराई 
विलक्षण थी। उनका पठन-पाठन कम था, परल्नु नित्य नियम से साधु- 
सतो से ज्ञान-अ्रवण करते थे । 
वैसे तो शुरू से ही हमारे परिवार मे कया-श्रवण करने की परम्परा 


४६ जीवन- प्रभात 


चली आ रही थी, पर कवाकाका की श्रवण-भव्ति असावारण और प्रग्राढ़ 
थी । कथा-ग्रथो में वह प्राय श्रीमदभागवत्त और गोस्वामी तुलसीदासजी के 
रामचरितमानस का श्रवण करते थे । इसके अतिरिवत श्रीमदभगवद्गीता 
का प्रवचन सुनते में भी उनको रस आता था। बुढापे में भी वह गीता के 
इलोको को कण्ठस्थ करने का प्रवास करते थे । दिन भर तो वह राज्य-व्यवस्था 
के काम-काज में लगे रहते, फिर भी सुवह-गाम दोनो समय घटे-डेढ-पटे 
कया-श्रवग अवश्य करते थे । यिद्दान न होते हुए भी कवाकाका ने असा- 
धारण बौद्धिक विकास प्राप्त किया । 


पोर्बन्दर में कबाकाका की दीवानगिरी का समय गावी-कुटुब की 
सुल-मर्माद का मध्याह्व-काल कहा जा सकता है । जब वह भोजन करने 
लगन तय उनके साथ नित्य ही कम-से-कम २० थालिया और लगाई जाती 
थी तथा उत्मव-पर्व आदि के अवसरी पर तो भोजन करने वालो की सस्या 
१००-१५० तक पहुंच जाया करती थीं। कवाकाका के उस बृहद्‌ परिवार 
में भाई-भत्रीजो के अतिरिक्त मुनीम और नौकर आदि का भी समावेश 
रहना था। 


पांच भादगों के परिवार के अतिरिक्त निकट के रिब्ते के भी कई 
यूतक कयाकाका के पास सौकरी की सोज में आये थे। उनमे से १५-२० 
ये खो को उन्होने योग्यतानुसार राज्य के विविध महकमो में नियुक्त करा 
दिया था | वह स्वयं निगरानी रखकर उनकी कार्य-शक्ति का विकास 
हरते थे | इतने विशाल परिवार मे प्रत्येक के घर की, तीज-त्यौहार की, वह- 
वटियों की छोटी-मोटी आवश्यकताओं की और सामाजिक व्यवहार की 
देव-भाल कताकाका स्वयं करते थे। व्यक्ति छोटा हो या बडा, उसके 
+7ए जय सगाई, विवाह, शिक्षा, वीमारी और रस्म-रिवाज की समस्या 
गागने आती थी तव कबाकाका के मार्ग-दइशेत में वह सारा कार्य सपन्न 
जताया । 


उसलीमा ने भी पूरे परिवार की माता का स्थान ले रखा था। 
वि नीभीबह-वेंटिया कुट्व में थी उन सबको खाना खिलाने के वाद 
अ०7 झह़ जाच कर छेनें के वाद कि एक बच्चा भी भूखा नही रह 
पा है, पुदलीकारी भोजन के लिए बैठी थी। वह कभी चिडचिडेपन 
थ पा ऊवी आवाज से नहीं बोलती थी, न किसी को डाठती-डपटती या 
अपमानित दी करती थी। अनेफानेक वहू-वे टिया उनकी सेवा मे रहती थी, 
ना | भी कई थे, परन्तु बह किसी से अपना काम नही कराती थी। आलस्य 
77 उससे नाम की शी नही था। सवेरे अथेरे ही उठ कर वह आधी रात तक 


बापु के माता-पिता ४७ 


घर या रसोई का कुछ-न-कुछ काम किया करती थी। उनका भोजन 
बहुत सादा था । सबके भोजन के बाद जो थोडा-सा मिल जाता था उससे 
सतोप कर छेती थी, पर टूसरो की आवश्यकता की पूर्ति का सर्देव ध्यान 
रखती थी। 
केयल पुतलीमा ही घर के काम में जुटी रहती हो और कवाकाका 
आदेश-मात्र दिया करते हो, ऐसी व्यत नही थी । परिवार के सरताज और 
राज्य के दीवान होते हुए भी कबाकाका ते रसोई का भार हल्का करने के 
लिए नाग-सब्जी काठ कर तैयार करने का देनिक कार्य अपने ऊपर छे रखा 
था। सवेरे रघुनाथजी के मदिर में, जो मकान से करीब ही था, कवाकाका 
की बैठक रहती थी। वही पर मुझाकातियों का ताता छूगा रहता था। 
कवाकाका राजकाज की वातचीत करने के साय-साय तरकारी काटने का 
काम करते जाते थे । 
कवाकाका का प्रथम विवाह उनकी १४ वर्ष की आयु में हुआ 
था | दूसरा विवाह पच्चीस वर्य की आयु में उनके विधुर होते ही हो गया। 
प्रथम विवाह से कवाकाका के दो पुत्रिया हुईं। सबसे बडी भूलीवहन और 
दूसरी पानकुवरवहन | भूलीबहन की पुत्री आनन्दवहन वापूजी के सम- 
वयस्क थी और आनन्दवहन के सुपुत्त मयुरादास भाई विकमजी वम्बई 
के सुत्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्ता थे।' 
पानकुबरवहन के पति दामजी महेता को कवाकाका ने पोखन्‍न्दर 
में राज्य की अच्छी नौकरी दिलाई थी । 
कवाऊफाका का दूसरा विवाह उसी वर्ष हुआ, जब पोरबन्दर के दीवान- 
पद पर उनकी नियुक्ति हुईं। इसके वाद तीसरा विवाह कब हुआ, यह 
निव्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन चौथा विवाह जो पुतछीबाई 
से हुआ वह तीसरी पत्नी के जीवन-फ़ाल में ही हुआ था। वापूजी की वडी 


१ सथुरादास भाई दस्बई कारपोरेशन के बरसों तक सेयर रहे । 
गाधीजी का साहित्य एकत्र करने का काम मयुरादातभाई ने महादेवभाई से 
भी पहले शुरू किया था। सावरमती आलश्रम्त के आरम्भ के दिवो में मेरे 
पिदाजी बापूजी के लेखो और भाष गो का संग्रह तैयार कर रहे थे। उसको 
सुन्दर ढग से सम्पादित क्रमें और गाधीजीने विचार-दृष्टि' नाम से 
प्रकाशित करने का श्रेय गथुरागसभाई को हुँ । बापूजी की गुजराती 
आत्मकथा का सक्षिप्त सस्करण सथुरादासभाई ने तैयार किया हैँ कौर 
बापुकी प्रसादी' नाझ्क पुस्तिका भी उन्हीने लिखी है। 


४८ जीवन-प्रभात 


बहन नें, जिन्हे हम गोकी फड़या कहते है, बनाया, “मेरे पिता की चार 
स्निया थी। मेरी मा पतछीवा दात्राणा गाव की वी। जब भेरी मा मे 
पिताजी ने शादी की तव उनमे पहले की स्त्री जीवित थी। मेरी मा ने मझें 
बताया था कि उनकी तीसरी पत्नी अपाहिज थी । उनके पर बात-रोग से 
जकट गए थे। अपने आप उठ-ैठ नहीं पाती थी। इसविर पिताजी 
उनमे कहा करते थे कि तू कह दे तो में बंण चढ़ाने के लिए नई दे आऊ। 
वह कह देती थी कि जीवित पर कोई देना हो तो भछे ले आओ । होसे-होने 
एक दिन पिताजी ने उनसे कहा, 'तम ठीक़-ठीक बताओ । अगर नम 
कहोगी तो जाज ही आ जायगी।' स्वीकृति मिश्ते ही सचमच हाथ-के- 
हाथ मेरी मा से पित्ताजी की आजादी हो गई। विवाह के समय पुतछी मा की 
आय प्राय तरह वर्ष की होगी। 


कवाकाका से पुतठीमा का विवाह सन्‌ १८५७ में हुआ था । इस 

हिमाव से तब कवाकाका की आयु ३४-३६ बे की मिद्ध होती 
बापूजी ने जो छिया है कि उनका अतिम विवाद ४० वप की आय के बाद 
हुआ, यह ठीक नहीं बठता। पुतछीमा के चार सन्तान क्रमण 
१८६०, (६२, “६६ और ६५ मे हुई । 

प्रथम सतान रूक्मीदास गावी का दूसरा नाम कालिदास गांधी या। 
वह आजीवन पोख़न्दर राज्य के विव्वस्त सेवक रहे और सजात्वी का 
काम करते रहे। वापूजी को पढने के लिए बिलायत भेजने में मस्य समर्थन 
इन्ही का था और लूदन का सर्च बहुत-कुछ पुरा करने का भार इन्होने उठाया 
था। छथ्मीदास गावी के बडे पुत शाम रदास गावी थे ।* 


पुतछीवा की दूसरी सन्तान रक्वियातवहन, जो बापूजी से ७ बर्ये बी 
हैं, आज भी राजकोट में कवाकाऊ़ा के ही मकान में रह रही है । अपनी ९० 
वर्ष को जायु तक वह चक्की भी चलाती रही और चौका-र्तन भी अपने 
हाथ से ही करती रही। कट्टर वैप्णब-आचार के कारण बापूजी के 
साथ बह आश्रम में हरिजनो के बीच ते रह सकी । वैसे उनकी ससाकृति 
बातचीत की घ्वनि, ठेठ गुजराती भाषा तया सरल छोटे चाक्यो के प्रयोग मं 
वह वापूजी से बहुत मिलती-जुलती है। पुतलीमा की तीसरी सन्‍्तान करसन- 





१ झामलंदास गांधी बम्बई के प्रसिद्ध ग॒ज्नराती पत्र 'वन्देमातरम 

सम्पादक थे। पाक्तिस्ताव की समस्या ने जब जनागढ में उप्र रूप 

धारण किया तब नवयुतको की सशस्त्र टोली के सेनानी चनकर आगे बढने 
का गौरव इन्हीं को प्राप्त हुआ था। इनका देहात हो गया। 


न्यापनिष्ठ कबा गाधी ४९ 


दास गावी का प्रभाव वापूजी पर हाई स्कूल मे प्रवेश होने तक विशेष रूप 
से रहा। अपनी 'आत्मकया' में बापूजी ने 'चोरी और प्रायब्चित्त' वाले प्रकरण 
में इस मझोले भाई का उल्लेख किया है। इनका और वापूजी का विवाह 
एक ही समय हुआ था । करसनदास गावी ने पोरवन्दर के पुलिस-विभाग में 
नौकरी की थी और कई बरस तक वह मुख्य थानेदार रहे थे । 

पुतलीबा ने २ अक्तूबर १८६९ के दिन मोहनदास को जन्म दिया। 
बापूजी के जन्म के समय कवाकाका की आयु ४७ वर्ष और पुतलढीमा की 
२५ वर्ष से कम थी । जब उन्होने अपने सुपुत्र को विलायत भेजते समय उससे 
तीन महान प्रतिज्ञाए कराईं तब वह प्राय ४२ वर्ष की थी।४६ वर्ष की 
अवस्था में उनका देहात हो गया । उस समय बापूजी विल्‍ायत मे वैरिस्टरी 
का अध्ययन कर रहे थे। 


> 5 / 
न्यायनिष्ठ कबा गांधी 


पोरबन्दर के छोटे-से रजवा्ड में कवाकाका ने चौथाई शताब्दी से 
अधिक समय तक जनसाधारण और ग्रामीणों को निष्पक्ष न्याय दिलवाया | 
इसके फलस्वरूप लोग आज भी कवाकाका को याद करते हं । 


सन्‌ १८७५ तक कवाकाका ने पोरबन्दर के मन्त्रिपद का कार्य 
सम्हाला | विशाल सयुकत परिवार की धुरी वहन करते हुए वह सुख-शाति 
के साथ धममंग्रन्थो का श्रवण-मनन करते रहे। युवावस्था ढलने पर ५३ वर्ष 
की आयु में कबाकाका ने राजकोट के दीवान-पद का नया उत्तरदायित्व 
सम्हाला । 


अग्रेजी राज्य की स्थिति इस बीच सर्वथा बदल चुकी थी। 
कम्पनी सरकार का मनमाना ताडव समाप्त होकर ब्रिटिग पार्कामेंट का 
सुयोजित फोलादी पजा पूरे भारतवर्य पर छा गया था। झासी की रानी 
की तलवार ने जो सवक सिखाया था उसके फलस्वरूप अब बडे ही नही, 
छोटे-छोटे, चार-छ गावो के बिन्दु सदृश राज्यो को भी अग्रेजो की ओर से 
जीवनदान मिल गया था। उन सवकी चतुर्सीमा की रक्षा का भार 
ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊपर ले लिया था और बदले में उन राज्यो से 
साम्राज्य-सेवा और भरपूर वफादारी प्राप्त होती रहती थी। भारत में 


है 83 


प्‌० जीवन-प्रभात 


ही नही, कदाचित्‌ सारी पृथ्वी पर बीसवी भताव्री के छिए काठियावाट 
असस्य छोट-वडे राज्यों का एक बेमिसाल नम्नहालय वन गया था । 


जिस प्रकार अग्रेजों ने आम जनता को नि गस्न करता आवश्यक 
समझा उसी प्रकार उन्होंने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इन छोटे- 
मोटे राज्यो की सीमा निर्धारित करता भी अनिवार्य समशा। सौराप्ट्र मे जहा 
२४० से अधिक राजा थे, सीमा-निर्वारण का कार्य सरहू नहीं था । 
अखड भारत को पाकिस्ताव और हिन्दुस्तान में विभाजित करते समय 
अंग्रेज राजनीतिनो ने जिस प्रकार दोनो के पत्र मे न्यात्र करने की तीम्र 
चिता दिखाई बसे ही सौराप्टू में भी अपनी स्यायनिष्छा साबित करने के 
लिए उन्हें गहरी छाततीन मे उत्तरना पठा । अग्रेण अकेले शह काम पुरा 
नही कर सकते थे। स्थानीय अनुभवी व्यक्तियों की सहायता प्राप्त करना 
उनके लिए अनिवार्य था। चतुर बाटमतन साहब ने इस काम के लिए 
स्थानीय छोगो की एक सीमा-समिति नियुवत्त कर दी और उसका मुन्य 
उत्तरदायित्व सच्चरित्र, व्यायनिष्ठ और तीक्णवृद्धि कक्षाकाका को 
सौपा। ब्रिटिण पार्लामेंद द्वारा रानी विवटोरिया को भारत की सम्राज्ञी 
घोषित करने का जो प्रस्ताव सन्‌ १८७६ में स्वीछृत क्या यवा उसके एक 
वर्ष पूर्व श्रीकस्मचन्द गावी को सीमा-समिति के काम पर राजकोट 
बुलाया गया। इसमे कत्पता की जा सकती हैं कि तवतक इस देश में अंग्रेजी 
राज्य की जड कितनी दृढ़ हो चुको थी। मीमा-समिति का कार्य प्राय 
तीन-चार वर्ष तक चलता रहा। इस कार्य से क्वाकाका की रयाति सारे 
सौराप्ट्र में फेल गई। किसी के पक्ष या विपक्ष में वह शुके नही। जो उन्होने 
न्याययूबत समझा वही किया। इस सम्बन्ध मे एक प्रसंग भेते ऐसा सुना 
जिससे कवाकाका की न्यायनिष्ठा, स्वार्थत्याग की वृत्ति और निर्णय की 
दृढता झलकती है । 


जब सीमा-समिति का काम चछ रहा था, समित्ति के सदस्य 
स्वय सीमावर्त्ती गावों मे जाकर किसानो से सारी बात का पता झूगा 
हेने क॑ बाद अपना निर्णय देते थे । कई वार एक ही गाव के खेतो को इस 
राज्य म॑ या उस राज्य में जामिल करने का वाजूक प्रब्न सामने आता था 
ओर उसका निपटारा कवाकाका स्वय मौके पर जाकर करते थे | एक वार 
जब जूतागढ और पोरन्दर राज्य के बीच की सीमा का निर्णय किया जा 
रहा था, ठोयाणा ग्राम को पास भीणसार नामक छोटी नदी के 
किनारे पैमाइथ करनेवाले सरकारी कर्मचारियों ने सीमा-रेखा बनाने के 
लिए ऐसे स्थल पर खूटे गाड दिये कि पूरा ठोबाणा गाव पोखन्‍्दर की 


न्यायनिष्ठ कबवा गावौ ५१ 


चौहही में पड जाता था। कवाकाका पोख़न्‍्दर के दीवान रह चुके थे, इस- 
लिए उनका हित इसी व्यवस्था में निहित था । परन्तु गाव के किसानो ने 
जब उन्हे बताया कि ठोयाणा गाव वास्तव में जूनागढ क॑ क्षेत्र का हू, तव कवा- 
काका ने वे खूटे उख़ड॒वा डाले और ठोग्गणा गाव जूनागढ़ के प्रतिनिधियों 
को दिलवा दिया। आज भी ठोवाणा गाव के मुसलमान जागीरदार, जो 
खोखर परिवार कहलाते हूं और जो जूनागढ के नवाव के छोटे सामन्‍्त' 
(गरासदार) थे, कबाकाका के प्रति कृतजता प्रकट करते हे । ! 


जब मीमा-समितति का काम समाप्त हुआ तब बाटसन साहव ने कवा- 
काका के प्रामाणिक और निष्पक्ष कार्य पर बहुत सतोष प्रकट किया। उच्च 
दिनो राजकोट राज्य के दो हिस्से किये गए थे । राजकोट राज्य से पचास 
एकड जमीन अग्रेजों ने ९९ वर्ष के पट॒टे पर ले रखी थी गौर वहा ब्रिटिश 
सरकार की सीधी हुकूमत और कायदे-कानून लागू थे। इस टुकडे के अति- 
रिक्त शेष राजकोट पर वहा के ठाकुर की हुकूमत थी। राजकोट की गद्दी 
पर उस समय ठाकुर वावाजी राज आसीन थे। उनके राज्य की आधिक 
स्थिति अच्छी नहीं थी । ठाकुरसाहव के कर्मचारी राज़काज में जिथिर 
थे | इसलिए वाट्सव साहब ने कवाकाका को अपना दीवान बना लेने के 
पा ठा बावाजीराज को परामर्ण दिया ओर उन्होने इसे स्वीकार कर 

या। 


राजकोट राज्य के दीवान के नाते कवाकाका को राजकोट एजेंसी 
के अग्रेज-अधिकारियो से कई वार मुकावला करना पडता था, परत्तु वह 
राजकोट रियासत के स्वाभिमात और हित को हानि पहुँचाने के लिए कभी 
तैयार नहीं हुए। अपनी नौकरी से हाथ थो बठने की नौवत आने पर भी 
अग्नेज साहबो के क्रीध की उन्होंने परवाह नही की । 

राजकोट के ठाकुर बावाजीराज प्रजाहितेपी और प्रभावशाली 
व्यक्ति थे । उनका रीव-दौव काफी था और छोटे-बडे राजकर्मचारी उनसे 
भयभीत रहते थे । परन्तु कवाकाका के पुनीत और तेजस्वी व्यक्तित्व के 
सामने ठाकुरसाहब भी दवते थे। ठाकुरसाहब को शराव का शौक था। 
परन्तु वह वडी साववानी रखते थे कि कही कव्गकाका उन्हे,मद्यपान करते 
देख न ले । राजमहल में मदिरासेबन की तैयारी के समय यदि द्वारपाल 
कवा गाघी के आते की सूचना दे देता तो ठाकुरमाहव तत्काछ अपना मदिरा- 
पात्र लौटा देते थे और अपनी बैठक का कमरा मदिरा से शून्य करने के 
बाद ही कवा काका को मुलाकात देते थे । यदि कवाकाका के आगे से पूर्व 
वह मदिरापान कर चुके होते तो उत्त हालत मे बह कभी उनके सामने 


प्र जीवन-प्रभात 


नहीं आते थे । राजा के हृदय में अपने तेजस्वी दीवान का इतना अधिक 
आदर था। 


रिवत, सुगामद आदि सें कवाकाका को बडी घृणा थी। प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप मे भी वह निश्चित वेतन के अतिरिक्त अपने पहले में कुछ 
भी नहीं बावते थे । अपने द्वारा चलाए जानेवाले राजतन्त्र में म्रप्टाचार 
को दूर रखते में कवाकाका बहुत सजग रहते थे । एक वार 
ठाकुर बाबाजीराज ने उनसे आग्रह किया कि वह अपने लिए जितनी 
इच्छा हो उतनी जमीन ले ले। इस आग्रह के पीछे कवाकाका को अनुचित 
पुरमकार का आभास हुआ और इस कारण उन्होने इन्कार कर दिया । 
उन्होने राजा से कहा, “मुझे मेहनताने में जो निश्चित वेतन मिल रहा है 
उससे अधिक कुछ भी दान लेना मेरे लिए अश्ोभनीय है ।” इस पर ठाकुर 
साहब ने उनको समझाने की कोशिश की कि आपको अपने उत्तरा- 
'घिकारियो के लिए भी तो कुछ इन्तजाम कर जाना चाहिए। किन्तु कवाकाका 
अटल रहे | वाद में जब परिवार के लोगो ने भी थोडी-हुत जमीन 
स्वीकार करने का आग्रह किया तब वापा ने रहने के मकान के लिए जमीन 
का एक छोटा-सा टुकंडा ले लिया। 


राजकोट से उत्तर मे प्राय पच्चीस भील पर वबाकानेर जकशन 
पड़ता हूँ, जहा से रेलवे की एक गासा मोरवी शहर को मुडती है । दो-तीन 
सौ फुट की ऊचाई वाली एक समतल-सी पहाडी पर वाकानेर गहर के कुछ 
सुन्दर मकान बने हूँ और इसी पहाडी की तराई में वह छोटा-सा शहर 
वसा है। 


. , वाकानेर राज्य भी राजकोट की तरह सौराप्ट्र का एक द्वितीय 
श्रेणी का राज्य था। वह विस्तार तया आय में राजकोट से कुछ अधिक 
और जाबादी में उससे कुछ कम था । वहा का शासन-प्रवन्ध विगड गया 
था। कर्मचारियो के भ्रष्टाचार के कारण वहा का राजा तग आ गया था । 
अनुशासनहीनता और कार्यदक्षता का अभाव दिन-दिन बढ़ता जाता था। 
ऐसी दशा में किसी सज्जन ते राजा साहब को परामशश दिया कि यदि राज- 
कौट से कवागावी को वुल्लकर उनके हाय में वाकानेर राज्य की वागडोर दी 
जाय तो रियासत वर्बादी से वच जायगी। कर्मचारी शीघ्र ही ठिकाने पर जा 
यंग | राजामाहव को यह सलाह पसन्द आगई और उन्होने कवाकाका 
के साथ वातचीत गुरू कर दी | राजकोट के दीवानपद को छोडकर वाकानेर 
का दीवानपद लेते के लिए कवाकाका कुछ शर्तों पर राजी हो गए। 
राजकोट की नौकरी से त्याग-पत्र देकर वह बाकानेर गये और वहा के 


स्यायनिष्ठ कबा गाधी प्र 


राज्य-प्रवन्ध का काम अपने हाथ में ले लिया। 

सबसे पहले उन्होने वाकानेर राज्य के चालू काम-फ्राज का गहरा 
अध्ययन किया। कुछ समय बाद रियासत के आतरिक प्रवन्ध में आवश्यक 
परिवर्तन करना शुरू कर दिया । उनके कुछ परिवर्तत राजा साहब को 
पसन्द नहीं आए। वह अग्रसन्न हो गए और वचनवद्ध होने पर भी अपने 
को रोक नही पाए। उन्होने कवाकाका के प्रवन्ध में हस्तक्षेप कर ही 
दिया । एक पत्र भेजकर राजासाहव ने कवाकाका को सूचित किया 
कि अमुक परिवर्तन ठीक नहीं है, उसे पूर्ववत कर दिया जाय । कवाकाका 
को यह पत्र बुरा लगा, परन्तु उस समय उन्होने धैर्य से काम लिया । इस 
घटना को पूरे दो महीने भी न बीते होगे कि राजासाहव के पास से उन्हें 
दूसरा पत्र मिला, जिसमे कर्मचारियों के छोटे-मोटे परिवर्तन के बारे में 
उलहना दिया गया था। इस पत्र के उत्तर मे कवाकाका ने धैर्य व जाति के 
साथ राजासाहव को सक्षिप्त उत्तर भेजा, मेने जो किया हैँ, सोच- 
समझकर किया हूँ और राज्य के हित के लिए ही किया है ।” 

थोडे समय वाद उन्होने कवाकाका के एक बडे निर्णय को उलटने के 
लिए ऐसा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया, जो कवाकाका के लिए सर्वथा असहय था । 

जमीन महसूल के रूप में राज्य के पास जो गलल्‍ला इकठठा हो जाता 
था उसे नीलाम करके व्यापारियों को बेच दिया जाता था और वह धन 
राजकोप में जमा कर दिया जाता था । नीलाम का तरीका यह था कि पडोस 
के राज्यों में अनाज का भाव पूछ लिया जाता था और उसके आधार पर 
राज्य की ओर से गल्‍्ला नीलाम' कर दिया जाता था। कवाकाका न इस 
प्रथा के अनुसार अन्य राज्यों के नीलाम के भाव मगवा लिये और व्या- 
पारियो को एकत्र करके राज्य के गल्‍ले की वोली शुरू करवाई । जब 
कवाकाका की समझ से उचित मूल्य तक बोली पहुच गई तब उन्होने क्षपनी 
जिम्मेदारी पर राजासाहव से सम्मति लिये विना ही नीलाम समाप्त 
कर दिया। >> 

इस पर कुछ असत्तुप्ट कर्मचारियों ने राजासाहव से कवाकाका की 
शिकायत की । 

शिकायत सुनकर राजासाहव सतप्त हो उठे और उन्होंने कबाकाका 
के इस कार्य में हस्तक्षेप करना चाहा, परलतु उनकी चली नहीं। 

कवाकाका के लिए अब वाकानेर में ठहरना कठित हो गया। 
राजकोट से जब उनको आमन्त्रित किया गया था तब राजासाहब के 
साय बातचीत में मव्यस्थ नवरृशकरभाई थे | उनके पास कवाकाका 


पड जीवच-प्रभात 


नें पत्र द्वारा संदेश भेज दिया कि जत्तों का प्रत्यक्ष भग किया गया 
है । अव में इस राज्य में वधिक समय रुफता नहीं चाहता । मुझे तुरन्त 
राजकोट लौट जाना है। आप मेरे लिए सवारी का प्रवन्ध करा दे । 
जवतक सवारी का प्रवन्ध नही होता, में भूखा-प्यासा रहुगा। इस राज्य की 
सीमा से वाहर व निकल जाऊगा तवतक पानी की एक घूट भी लेना मेरे 
लिए अनुचित हैं । 

बाकानेर के महाजनों ने और राजासाहव के प्रतिनिधियों ने कबा- 
काका को शान्त करने जोर मना लेने की बडी कोशिश की, परन्तु कब्बकाका 
नही मानते । 

बाकानेर से कवाकाका के छोट आने के वाद प्राय दो सप्ताह 
बीत जानें पर राजासाहव का एक पत्र कबाकाका के पास आया । उसमे 
क्षमा मागी गई थी ओर वाकानेर का मन्त्रित्व पुन स्वीकार करने के 
लिए उनसे अनुरोध किया गया था । कवाकाका नें उस पत्र 
को ध्यान से पढ़ा और उसमे उनको पश्चात्ताप की झलक दीख पड़ी । 
बत वे राजामाहव का अनुरोध स्वीकार करके दुवारा बाकानेर गये, 
परन्तु वहा मुछाकात में जो थोडी-सी गतचीत हुई उससे उन्हे सन्‍्तोष 
नहीं हुआ । उन्होंने परस लिया कि नित्य के काम मे भी राजासाहब 
अपना हस्तक्षेप छोडना नही चाहते और पूरा उत्तरदायित्व सौपने के लिए 
दिल से तैयार नही है । इसलिए पुन बाकानेर के दीवानपद का वोझा उठाना 
कंवाकाका ने उचित नहीं समझा । 


उन दिनो सभी रियासतो में राज्य-कर्मचारियों का वेतन प्रतिमास' 
नही चुकाया जाता था। पाच-सात महीतें या वर्ष-डेढ वर्ष वाद राजा लोग 
अपनी सुविवा के अनुसार इकट्ठा वेतन चुकाया करते थे। राजकर्म- 
चारियों को वनियो के यहा जाता खोलने की सुविधा कर दी जाती 
थी, ताकि घर-खर्च चलता रहे 


इस प्रणाली के अनुसार कवामाका को भी अपनी वाकानेर को 
नौकरी का वेतन तवतक कुछ नही मिला था । जब राजा ने देखा कि कवा- 
कंका मानने वाला नही है, त़व उन्होने उनसे लिखित त्यागपत्र की माग 
की | कवाकाका ने तत्काल अपना त्यागरपत्र लिख दिया और उसमे स्पष्ट कर 
दिया कि “बूकि आपने दो दार मुक्षे घोसा दिया है और मेरे प्रवन्ध मे 
जापका जहा कुछ भी हस्तक्षेप नही करना चाहिए था वहा वार-बार हस्तक्षेप 
किया है और इस प्रकार हमारी शर्त का भग किया है, इसलिए 
सन्‍्ती-पद ने त्यागपत्र देता हू व शर्त के अनुसार अपना पूरा वेतन 


न्यायनिष्ठ कंवा गाधी प्प्‌ 


चाहता हू ।” 

राजासाहब को त्यागरपत्र की भाषा चुभी और उन्होने त्यागपत्र 
लोटा दिया। फिर कवाकाका पर राजासाहव ने जोर डाछा कि धोखा देने 
की बात का और शर्त भग॒ का उल्लेख छोडकर कंवल सीधा-सादा त्यागपत्र 
लिख दे, परन्तु कवाकाका ने ऐसा करने से इत्कार करते हुए साफ- 
साफ सुन्ता दिव्य कि जो वास्तविक वात नहीं है, वह क्यो लिखू ? मेरे लिए 
यहा से जाने का दूसरा कारण ही क्या है ? 

राजासाहव ने कवाकाका से त्याग्रपत्र के बदलवावे का बहुदेरा 
प्रयास किया और न वदलने पर सारा-का-सारा वेतन न देने की घमकी 
दी, किन्तु कवाकाका अविचलित रहे । सत्य को छिपाकर खुशामद 
करने की वात पर उन्होने तीन विरोध व्यक्त किया । 

अन्त में राजासाहव ने अधिक बहस करना छोडकर कहा, “आप 
त्यागपत्र छिखिए ही मत । आपने आजतक राज्य की जो सेवा की हूँ 
उसको ध्याव मे रखकर में आपको दस हजार रुपये देता हू। उन्हे ले 
लीजिए और झगढा समाप्त कीजिए ।” 

कवाकाका इसके लिए भी राजी नहीं हुए और उस्तको अस्वीकार 
करते हुए बोले, “अगर आपको देना है तो वाकायदा मेरा त्याग्पत्र स्वी- 
कार करके घर्त के अनुसार पुरा वेतन दीजिए, अन्यथा मुझे एक कौडी 
भी नही चाहिए ।” 

राजा ने कहा, (सोच-समझ लीजिए । विना लिसा-पढी के कोई इतनी' 
बडी रकम सहज में नही दे देता । सुना है, आप अपने प्रुत्न|यह सकेत 
विद्यार्थी मोहनदास गाथी के लिए था|) को पढने के लिए विलायत भेजने 
का विचार कर रहे हू । उस समय यह रकम काम आ जायगी। अपने लिए 
नहीं तो अपने बच्चो के लिए ही मही, आप इसे ले लीजिए।” 

कवाकाका ने राजासाहव की वात का दो टूक उत्तर दिया, आप 
के यमान क्ृपाल्‌ राजा-महाराजा अनेक मिल जायगे, जो अजलि भर-भरकर 
देते वाले होगे, परन्तु मेरे समात राजसेवक विरले ही मिलेगे, जो सचाई 
पर पर्दा डालने से इकार करे और इतनी वडी रकम को छात मार दे ।” 

राजासाहव और कवाकाका के बीच जब यह चातचीत चल रही थी 
तब उन दोनो की जान-पहचान के और मध्यस्थता करने वाले एक और 
सज्जन वहा उपस्थित थे। उन्होने कवाकाका को समझाने की कोशिश 
की और कहा, “राजा के रुठने पर क्या होता है, यह आप तो जानते ही है । 
फिर जब राजा अपनी इच्छा से आपको दस हजार रुपये दे रहे हे वो 


५६ जीवन-प्रभात 


उसको स्वीकार कर लीजिए । यह रकम थोडी नही हूँ । ऐ 


थह कहकर उन्होंने कवाकाका को उत्तर देने का मौका दिये बिना ही 
रूपयो की थैलिया उठाकर कवाकाका की सिकरम में रख दी। कबाकाका 
तुरन्त उठ खडे हुए और स्वय अपने हाथो से उन थैलियो को उन्होने सिकरम 
से उतार कर ड्योही के चबूतरे पर रख विया। इसके वाद सिकरम पर 
सवार होकर राजकोट के लिए चल दिए । 


वाकानेर से लौट आने पर पालीताना, मागरोल आदि रियासतों से कवा- 
काका को तिमन्त्रित किया गया। लेकिन अब इतनी दूर नई जगह जाकर नए 
सिरे से घर बसाने का उत्साह उन्हें नही रहा था। जब कवाकाका बाकानेर 
गये थे तब भी घर राजकोट में ही था तथा बापू वहा के हाई स्कूल में पढते थे। 
नौकरी का कोई सिलसिला बैठ नहीं रहा था, इसी वीच कवाकाका की दमे 
की वीमारी बढ गई और वारवार दमे के दौरे उन्हे परेशाव करने लगे । 
इस बीमारी के समाचार सुनकर राजकोट के ठाकुरसाहब बाबाजीराज 
कवाकाका से मिलने आये | ठाकुरसाहब को पता तो चल ही गया था कि वह 
नोकरी की खोज में हे । मिलने आने पर उन्होने कवाकाका से कहा, गांधी, 
आपको और कही जाने का विचार नही करना चाहिए। राजकोट में आपका 
अपना विशिष्ट स्थान बना ही हुआ है। वीमारी से उठने पर अपना दीवानपद 
सम्हाल ले ।” 

असल में वात यह थी कि कवाकाका के वाकानेर चले जाने के बाद 
राजकोट रियासत का राज्यप्रवन्ध शिथिल-सा पड गया था और राज- 
कोष खाली हो गया था । मेरे दादाजी ने, जो उस समय राज्य की नोकरी 
में थे, बताया था कि पुलिस के महकमेवाले का वेतन पहले प्रतिमास दिया 
जाता था, पर कवाकाका के बाकानेर जाने पर छ -छ महीने तक उसे चुकाने 
की व्यवस्था नही हो पाती थी। 


जब बीमारी का दौरा समाप्त हुआ और कबवाकाका अच्छे हो गए तो 

वह राजकोट के ठाकुर के वुलावे की प्रतीक्षा करते रहे। पर शायद ठाकुर- 
साहब अपनी बात भूल गए थे। कई दिन बीत जाने पर भी जब बुछावा 
नही आया तव कवाकाका ने कही निकट ही नौकरी की तलाश शुरू की । 
जूनागढ जाने का निश्चय हो गया। किन्तु जाने ही वाले ये कि फिर उन्हे 
दमा का दौरा उठ आया । वीमारी की वात सुनकर, श्रीवावाजीराज दुबारा 
कबाकाका से मिलने आये और स्वास्थ्य की चर्चा करते हुए उन्होने कहा, 
आपके पास काम ने होने के कारण बार-बार बीमारी का हमला होता' 
है। इस वार बीमारी का दौरा कम होते ही आप मुझे खबर दे । में आपको 


न्यायनिष्ठ कबा गाधी ५७ 


मन्त्रीपद सौप दया । यह कहकर ठाकुरसाहव घर लौटे और उन्होने दूसरे 
ही दिन वाकायदा आज्ञापत्र निकालकर कवाकाका को राजकोट के दीवानपद 
पर नियुक्त कर दिया | 


इसके कुछ समय वाद, अपने पुत्रों के विवाह-सस्कार में सम्मिलित होने 
के लिए कवाकाका को पोरबन्दर जाता पडा, परन्तु सिकरम की दुर्घटना हो 
गईं। उसमे उन्हे बहुत चोंट आई और वह वडी कठिनाई से राजकोट लौट 
पाए। बिस्तर छोडना उनके लिए सम्भव नही रहा। इस बीमारी का ख्याल 
करके ठाकुर बावाजी राज ने राज्य के दीवानपद का भार स्वयं सम्हाला 
और कवाकाका को पूरा वेतन देना जारी रखा । छ महीने तक 
लगातार इस प्रकार उपकृत होना कवाकाका को उचित नहीं छगा ओर 
उन्होंने ठाकुरसाहव से त्यागपत्र स्वीकार करने को कहा। किन्तु राजासाहब 
ने उनकी वात नहीं मानी । इस प्रकार दूसरी छिमाही भी बीत गई, किन्तु 
चोट बहुत भारी थी और नाजक जगह पर लगी थी, इसलिए उसभे नासर 
हो गया और वह ऐसा विकट था कि कवाकाका अपने काम पर उपस्थित 
न हो सके । 

इसी बीच बावाजी राज और उनके कुटुम्बियों के बीच जमीदारी के 
बारे मे कुछ मनसुटाव हो गया । इस सधर्य में कबाकाका ने त्याय जमीदारों 
के पक्ष में देखा, इसलिए उन्होने ठाकुरमाहव से जमीदारो की वात मान 
लेने का आग्रह किया। ठाकुरसाहव बुरा मान गए। पर उन्होने कवाकाका 
से इतना ही कहा, “आपक साथ हमारा इतना घतिष्ट सम्बन्ध होते हुए 
आप विरोधी पक्ष का समर्थन क्यों करते है ?” 


अपना मत दवा देना कवाकाका के स्वभाव में नहीं था। ठाकुर 
माहव से इस प्रकार वातचीत होने के तुरन्त बाद कवाकाका ने उन्हें 
सूचित कर दिया, “अब आप कृपया दूसरे किसी दीवान को खोज लीजिए 
अब म॑ अधिक सेवा नही कर सकगा। मेरा स्वास्थ्य भी सुधरने के वजाय दिन- 
दित गिरता जा रहा है।इस प्रकार कवाकाका को विस्तर पर रहते 
पर भी छुगभग एक वयं तक पूरा वेतन मिलता रहा। त्यागपत्र स्वीकृत 
हो जाने के बाद भी तीन वर्य तक, कर्थात्‌ जीवन के अन्त तक, उन्हे राजकोट 
के ठाकुर की ओर से पेशन के रूप में पचास रुपये माहवार मिलते रहे 


बरतो तक रोग-शैया में रहने पर भी कवाकाका के स्वभाव में चिड- 
चिटडाण्न या वेचेनी नही आई। उनकी भक्ति-परायणता कायम थी ओर 
उनका चित्त गान्त और स्वस्थ रहता था। हमारे वापू अपने पिता की सेवा 
में बडी एकाग्रता से लगे रहते थे। कबाकाका मोहनदास को मनु कह कर 


जीवन-प्रभात 


एकारते थे। यदि कयाफाका को कोई क्षावश्यकता होती तो पहुरी आयाज 
बह मन्‌ को ही देते ये बार मन्‌ तत्काल उनके पास उपस्थित हो जाता 
था। प्रात काल उठते ही मनु अपने पिता को दतोन देता, उनके सौच 
हो जाने का इन्तजाम दारता, उनके पर धो देता, उनको नहदाता 
और उनके लिए दवा पीस कर उसका नियमपूर्वक सेतन कराता | 
इसके वाद वह अपने स्वाब्याय में लोन हो जाता वा। पुतछी काफ़ी भी 
कवाकाका की बहत सेता करती थी । 

मनु और करमचन्द बापा का एफ-डूसरे के प्रति बेहद प्रेम और 
विश्वास था। कवाकाझा के अन्तिम दिनों में किसी ने उनसे पूछा, “काका, 
आपके बाद आपका स्वान कौन लेगा ? 

उन्होने बहुत गम्भीर होकर धीरे से कहा, “मेरी नाक मनु रखेगा। 
बह कुल की उजागर करेगा । 

अपने पिताजी को सेवा करने से बापूजी स्वय क्लिने कतार थें, 
इस पर चर्चा करते हुए वापूजी ने मुझते एक वार बहुत ही गम्मीरता के धाय 
कहा था, आजकल जिक्षा का जो प्रवाह चल पढा है उसकी निर्यकता छोगी 
की समझ में जानें कब आबगी ? सच्चा शिक्षण सेवा में ही निद्वित है, हमे 
अपने आश्रम के विद्याधियों को वडो की सेवा करता सिसाना चाहिए। अपने 
गिक्षक की और मातापता की सेवा करना कोई हजार सफो के पढ लेने से 
भी अधिक है। में जो उन्नति कर पाया हु उसका लय मे री पितृतेवा को ही हूँ । 
मंतर तो इतना भी नहीं पढ़ा होगा, जितना तुम लोगों को आश्रम में पढने 
को मिल रहा हूँ। मेरी वृद्धि का और मेरे हृदय का विकात्, मेरे चारित्य 
का गठन और मेरी छगातार होती रहनेवाली प्रगति, सभी कुछ बचपन की 
मेरी पितृसेवा की आभारी है। उत्ती की वुनियाद पर मेरा ज्ञान पनप्ा है । 
जिसे इस बात का जनभव लेना हो वह सेवा करके देखे। निश्चय ही सेवा में 
उसे अपना सर्वांगीण विकास दिस्ताई देगा ।" 


६6-६५ 
| मेरे पितामह 


मेरे दादाजी ने सन्‌ १८५३ से छेकर १९३७ तक, अर्थात्‌ 
८४ वर्ष को सुदी्वे आयु पाई और अपना जीवन पवित्नता से गुजारा। 


मेरे पितामह प्९ु 


उनका नाम श्रीखशाठचन्द ग्राथी था। श्रीउत्तमचन्द गावी उनके 
दादा थे। ओताबाया के दो विवाह हुए थे। पहली पत्नी को कडबीमा और 
दूसरी को छक्ष्मीमा कहा जाता था। कडदीमा के चार पुत्रों में सबसे 
छोटे पुत्र मेरे परदादा श्रीजीवन गावी ओर लक्ष्मीमा के दो पुत्रों में बडे 
श्री करमचन्द गाधी थे । इस प्रकार मेरे परदादा और कवागावी सौतेले 
भाई थे। परल्तु मेरे दादा पर फााकाका का वात्सत्य अपने सगे बेटे के समान 
ही था। 

हमारे परिवार में हाई स्कूछू की पाए पूरी करने वालो में गायद 
मेरे दादाजी ही सदसे पहले युयक थे । गणित के पर्चे में पर्याप्त नम्बर ने 
आने के कारण उतकी गिनती नान मैट्रिक में की गई। लेकिन तव नान 
मैंद्रिक होता भी बी बात थी। दगजी के बाद उनके भाइयों में केवछ 
बापजी ठी मैट्रिक तक पढ़े व वेरिस्टर हुए । 

बापू! ओर 'वापूजी--इन दोनों सम्बोधनों का अर्थ अब प्राय एक 
ही हो गया है । लेकिच जब में बच्चा था तब हमारे घर में इनका अर्थ भितर 
था । उस समय बच्चे अपने पिता को 'बापू' और पितामह को 'बापूजी' कहते 

। इस प्रथा के अनुसार में अपने दादा को बापूजी कहता था | दादाजी के 

सभी चचेरे माइयो के लिए उनके नाम के साथ वाएजी' का प्रयोग करना 
मेरे जैसे पोत के लिए आदण्यक था। जब मोहनदास वायूजी के साथ हमारे 
घर का सम्बन्ध अति निकट का हो गया, तव उनका नाम लेना अशिष्ट 
भाना जाने छूगा | अत' माता-पिता की जिक्षा से में उन्हे वापूजी और 
अपने दादा को बडे बापूजी' कहने छूगा। देवदागजी तथा रामदासजी अपने 
पिता को बचपन से बापू" कहकर पुकारते थे, किन्तु में उनका पौत्र था, 
इसलिए मुझे उनको बापू" कहने का अधिकार नही था । 

जब बापूजी देंग भर के बापूजी वतन गए और राष्ट्र-पिता कहलाने 
लगे तब सारे देशवा्सी बापू और वापुजी दोनों शब्दों का एकन्सा 
प्रयोग करने लगे । 

बडे बापूजी (मेरे दादाजी) वापूजी' से भठारह वर्ष वडे थे। जब बडे 
बापूजी चार वर्ष के हुए तब उन्होंने अपनी माता की गोद खोई और चौदह 
वरस के होने पर उनके पिता का सहारा टूट गया | जब करमचन्द वापा 
पोख़न्दर के दीवान के पद पर थे उस समय जीवन वापा छाया परमने के 
परगना हाकिम थे । एक दिल सवेरे वे दतोन करते-करते मकान के ऊचे 
चबतरे पर से अकस्मात गिर पडे और उनकी सिर में गहरा घाव होगया । पता 
चलने पर कवाकाका घोड़े पर दौडे हुए तुरन्त पोरखन्दर से छाया 


६० जीवन-प्रभात 


पहुचे और अपने वडे माई को अपने साथ पाखन्दर छलिवा ले गए। वहा पर 
उन्‍होंने बहत चिकित्सा व सेवा-सथ्रपा की, परन्तु जीवन वापा के लिए 
यह घाव विघातक साबित हुमा। उतके चल वनने पर मेरे दादाजी के 
माता-पिता का स्थान पुतलीकाकी और कवाकाका ने लिया और 

उन्होंने इतने वात्मल्थ और सजगता के साथ उच्को पालठायोसा कि 
मेरे दादाजी को अपने निजी माता-पिता का अभाव बिल्कुल महमूम नहीं 
हुआ । 


उम्र के हिसाव से मेरे दादाजी करमचन्द वापा के तीनो पुत्रों 
मे बहुत बड़े थे, इसलिए वे घर में मवसे बडे भाई के समाव ही माने जाते 
थे। तीनो भाई पूरी तरह मेरे दादाजी का जादर करते थे। उनमें भी अपने 
से वडो के प्रति पृज्यभाव रखने गले बापूजी ने बचपन में ही बडे बापूजी 
का प्रेम और विब्बास सम्पादित कर लिया था। जब बापूजी ने अग्रेजी 
पढ़ना जुरू किया उस समय घर में मेरे दादाजी ही अकेले ऐमे थे, जिनसे 
योटी-वहुन अग्रेजी पूछी जा सकती थी। इसलिए जब किसी विपय के समझने 
में कठिनाई होती ती वापूजी बडे वापूजी के पास पहुच जाया करते थे । 


पढ चुकते के वाद बडे वापूजी ने किसी रोजगार की तलाग श॒ुढ्ू की । 
बह विवाहित हो चुके थे। कवाकाका पर अपना जीवन-भार अधिक समय 
तक छादे रखना उन्हें अच्छा न लगता था। मवसे पहले उनको राजकोट रिया- 
सत के किसी भायात के छडकी को पढाने का काम मिला । परन्तु वह काम सदा 
चलनेंवाला नही था। इसी बीच राजकोट में कोतवारू की जगह खाली हुई 
ओर दादाजी की नियक्ति हो गई । बाद में वह रियासत भर के पुलिस 
सुपस्टिइंट हो गए। इसके वाद राजकोट में ही म्युनिसिपठ आफिसर और 
अन्त में राज्य के आडिटर की नौकरी उनको दी गई। जरूसे अन्त तक 
उन्होंने अपनी नौकरी मे अपना हाथ स्व्रच्छ रखा । करमचन्द वापा से उन्हें 
रिववतखोरी मे अछता रहने की जो विरासत मिली थी उसे घरेल कठिनाइयों 
के बावजद उन्होने परी तरह निभाया । 

दाठजी कोसो तक भोडे को भगाते हुए ले जाया करते थे, तमचे से 
बचूक निनाना छगाते थे जीर ऊठ की तेज सवारी पर कई भजिल तय कर 
लेने थे। इसके अतिरिक्त घोडे व ऊठ पर बैठकर ऊच्री और चौडी वाडो 
को कठ जाते का भौक भी उन्हें था । 

जब बड़े वापूजी पुलिस सुपरिटेडेंट थे तव की एक कहानी है। उनके 
पास खबर आई कि राजकोट की आजी नदी के उस पार कुछ डर्कत गायो 
को हा लिये जा रहे है । जो-कुछ मामान बौर दो-चार सिपाही उस समय 


मेरे पितामह ६१ 


उपलब्ध हुए उन्हें लेकर दादाजी तुरन्त डकंतो के पीछे चल पे । पुलिस को 
देखकर उर्कतों ने गोफन घमा-घुमाकर जोरों से पत्थर बरसाने शुरू किये । 
फिर उन्होंने खेतों की मेंडो पर आग लगा दी और घए के बादलों की ओट 
में भागना शुरू किया। इस पर भी बड़े वापजी आगे ही बढते गए और 
अन्त में वरसती छाठियो और पत्थरो के बीच उन्होने होने तीन-चार डकक॑तो 
को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सीराप्ट्र की मीयाना' नाम की 
उस उद्याम जाति के चोर-उरकतों का आतंक राजकोट को नहीं भोगना 
पडा । 

इसी प्रकार राजकोट में होने वाली जुआखोरी को खत्म करने के 
लिए भी बडे वापजी नें वहुत प्रयत्त किया । 


म्युनिसिपैलिटी का काम जब दादाजी करते थे तव फ्रभी-कभी में 
उनके साथ जाया करता था। कडाकक की धूप में घटो वह राजकोट 
शहर की गली-गली में घमते थे, कूड-कर्कट और नाली की आवश्यक सफाई 
स्वयू खड़े रहवर करते थे। 

राजकोट के ठाकुर वावाजी राज के न रहने और नई राजसत्ता के 
आते पर रिवानत के राजकाज में ग्राधी परिवार का प्रभाव ममाप्त हो 
गया । नए आनेवालो के वीच खुशालचन्द ग्राथी जैसे व्यक्ति के लिए 
स्थान कम रह गया था। इसलिए पेथन की उम्र पूरी होने से पहले ही उनको 
नौफरी से अछग कर दिया गया। राज्य ने पेंचन कुछ भी न दी, केवल मुक्त 
करते ममय छ महीने का वेतन अधिक दे दिया। इसके खिलाफ शिकायत 
करना व्यर्थ समझकर बडे बापूजी ने मन को गात रखा और पचास वर्ष 
से भी कम भायु में प्रवृत्तिमय जीवन छोडकर निवत्तिमय जीवन अगीकार कर 
लिया। यद्यपि उस समय उनका स्वास्थ्य अच्छा था व काम करने का उत्साह 
भी था, फिर भी कमाई के लिए नए रोजगार की खोज में वे नही 
पडे और उन्होने धन-सग्रह का मोह त्याग दिया। उस समय उनके तीन पत्र 
बडे होकर काम में लग चुके थे। इसलिए घर के आवशच्यक खर्च का 
बोझ उन्होने उठा लिया । 

लगातार तीस वर्ष से भी अधिक समय तक वे बापजी का स्वाध्याय 
और पजा-पाठ नित्य आठ-दर्स घटे तक चलता रहा। अस्सी वर्ष की आय 
के बाद जब आख की रोगनी कम हो गई और अपने-आप पटना कठिन 
हो गया तव नियमपूर्वक दूसरों से पुस्तकों का श्रवण करने छगे। सस्कृत 
और गजराती वर्म-त्रथो का अध्ययन बहुन गहराई के साथ उन्होंने किया 
था । मेने देखा था कि पचहत्तर वर्ष की आयु के बाद भी उनसे नई-नई 


द्ट्र जीवन-प्रभात 


पस्तके पढने और तत्ववान की वारीकियों का नई दृष्टि से अनुभोलन 
करने का उत्साह था। अधिक बुढ़ापे के कारण वह दिन भर पढने और 
पटी हुई पस्तकी के उद्धरण लिखने के परिश्रम से थक जाया करते थे। 
यह देखकर मेने एक वार बडी नम्नता के साथ कहा, बापूजी, अब तो 
आपको आराम लेना चाहिए।” मेरा प्रस्ताव उन्होंने तुरन्त अस्वीकृत 
कर दिया और मुझको समझाने लगे, 'बुढापे में ज्ञान-सग्रह के अति- 
रिक्त और काम ही क्या है, जिसमे में समय विताऊ ? आज पाया हुआ 
ज्ञान अगले जन्म में काम देगा। नये जन्म में वचपन से ही बुद्धि तेजस्वी 
बनेंगी । 


अस्सी वर्ष की आय के बाद जब उनकी देह जराज्जीर्ण हो गई 
और अग भिथिल पड गए तव भी वह ब्राह्म मुहर्त में विस्तर छोडकर हाथ में 
माला व गोमखी ले लेते थे और स्थिरासन होकर सूर्योदय तक जप तथा 
चित्त को ध्यानावस्थित करने का अभ्यास किया करते थे । इसके बाद स्ना- 
नादि से निवत्त होने पर दुवारा पूजा में वैठ जाते थे और मध्याह्न तक श्री- 
मदभगवंत गीता का पाठ व मनन किया करते थे । वीमारी का अवसर 
छोडकर उन्होंने चालीस वर्ष तक नित्य गीता के छ अध्यायों के पाठ का 
नियम रखा । 


केवल धामिक स्वाध्याय करके ही उन्होने सन्तोष नहीं माना । 
बापूजी के क्रातिकारी जीवन का अनुणीरून करने में भी उन्होनें जीवन भर 
अपनी बुद्धि-शक्ति का प्रयोग किया | वापूजी की जिस किसी बात को वह 
समझ पाए व जिसमें उनको सत्य प्रतीत हुआ, उसे उन्होने स्वीकार कर 
लिया और अपनी परिपक्व आयु में भी अपने रहन-सहन व जीवन में जो 
परिवर्तन कर सकते थे, उन्हें प्रसन्नतापूर्वक किया । 


वापूजी के वरिस्टरी की शिक्षा के लिए इग्लेंड जाने के दिन बड़े 
वापूजीन उनके साथ जो सहयोग आरम्भ किया उसे अन्त तक निभाया। 
एक बचा भाई, अपने से आयु में अठारह वर्ष छोटे भाई की वात को बिरो- 
धार्य करें और छोटे भाई के मार्गदर्शन के अनुकूल अपने पुरे जीवन में 
परिवर्तन करे, ऐसा प्रसग दुर्लूम ही कहा जायगा । रियासत की नौकरियों में 
अपने बालको को प्रविष्ट कराना ठीक नहीं है, यह वापुजी की बात 
वापूजी ने मान छी। अफ्रीका जसे दूर देश मे जपने पुत्रों को भेजने की 
वापूजी की माय को तुरन्त सम्मति दे दी और एक-एक करके चारो पुत्रो को 
वड वापूजी ने बापूजी के हाथ सौप दिया। यदि बडे वापूजी चाहते तो 
अपने पुत्री को ऐसे रोजगारों मे लगे रहने का आग्रह कर सकते थे, जिसके 


मेरे पितामह ६३ 


सहारे पर्याप्त रुपये मिल जाते और घर में लक्ष्मीजी की कृपा हो जाती, 
किन्तु ऐसी स्थूल अभिलापा को उन्होने नहीं अपनाया और अपने बालक 
मोहनदास भाई की सूचना के अनुसार सत्कार्य एवं सत्यय पर बने रहे, यही 
मनोकामना उन्होने अहनिश्ष रखी। 

बडे बापूजी प्रति तीन-चार वर्ष के वाद सावरमती आश्रम में वापूजी 
के पास आया करते थे। उनकी भेट का भव्य दृष्य देखते ही बनता था। 

दादाजी की तरह दादीजी भी बहुत भक्तिपरायण और कर्मठ थी। 
हमारे घर में नौकर-चाकर कभी-कभी ही होते थे और जो आये वे भी तब 
जव दादीजी वृद्ध हुई और कुए से पानी लाना उनके व का नहीं रहा। 
रसोई-पानी, चोका-वर्तन अपने हाथ से करने के उपरान्त गायो का सारा 
काम भी वह स्वय किया करती थी। इतना सब करने पर भी नित्य नियम 
से दर्शन के लिए मन्दिर आने-जाने में सूबह-शाम मील भर से ज्यादा चला 
करती थी । दोपहर में जहा भागवत की कथा हो, वहा जाती थी और 
रात को हमे कृष्ण-चरित की व दूसरी कथाए सुनाया करती थी। अपनी 
दादीजी से सुनी हुई पौराणिक कथाओ का मुझपर गहरा असर पडा हैं । 

जब वापूजी का स्वराज्य-आदोलन तेजी पर था व सत्याग्रह के सिल- 
सिले में लाठी-मार और जेल-यात्राए बढ गई थी, तव दादीजी का उत्साह 
दर्शनीय था। जेल जाने वाले या लाठी का प्रहार सहनेवाले युवक 
जब उनके पास आते तव वह उनके शौय॑ को बढावा देती और उन्हें आशी- 
वाद देती । वह बिल्कुल निरक्षर थी, परन्तु अखबार में आने वाली वातों 
से परिचित रहती थी और उनका लोकस्वभाव का ज्ञान गहरा था। 
अपने बुढापे में उन्होने महीन कपडा त्याग दिया था और हाथ के सूत की 
मोटी व भारी साडी पहनना शुरू किया था। 

दादीजी व दादाजी दोनो की एक महत्वाकाक्षा थी कि अपने 

मोहनदास भाई की अलौकिक जीवन-साधना का सफल परिणाम अपने 

जीवन-काल में ही देखलें और मृत्यु से पहले ही स्वराज्य का अनुमान हो 
जाय | अगत- उनकी यह मनोकामना पूर्ण भी हुई। सन्‌ १९३५-३६ 
में भारत के आठ प्रान्तो में कांग्रेस का मन्त्रिमडल कायम हो गया। उनको 
बापूजी की इस सफलता पर बहुत सन्‍्तोप हुआ। इसके वर्षभर वाद, 
कुछ ही महीने के अन्तर से, पहले दादीजी और बाद में दादाजी स्वर्गवासी 
हुए। 

बडे बापूजी का अन्तकाल वडा सुखद था। मृत्यु के समय उनकी आयु 
८४ वर्ष की थी। एक दिन मब्याह्ल के समय गीता पर प्रवचन सुनकर 


३4 जीवन-प्रभात 


लौटने के बाद वे बैठे-ही-बैठे मूतिवत हो गए। कुछ देर बाद आते खुलने 
पर उन्होने बताया कि अब मुझे ससार में किसी प्रकार की आकाकषा नही हें, 
केवल गीता-पाठ सुनाया जाय। 


मेरे काका श्री नारायणदासजी गराधी और उनके पुत्र भाई पुरुषोत्तम 
गाधी उनके अन्तकाल में उनके पास पहुच गये थे। दोनो ने मिलकर गीता- 
पाठ का आरम्भ किया और उसे सुनतें-सुनतें वडे वापूजी वाहय जगत से 
निवृत्त हो गए। सास और हृदय चलता रहा ओर ध्यानावस्थित की भाति 
वह परम-बान्ति से तीन-चार पहर लेटे रहे। इसके वाद देह से जीवन-ज्योति 
उड गई और मुखमटल पर एक प्रकार का बात तेज छा गया । 


१ ७ का 
;क्‍ बालक मोहन 


विदेश से आने वाऊे कुछ छेखको ने वापूजी के बारे में अपना अभिप्राय 
बताते हुए लिखा है, देखने में गावी का शरीर रूपवान नही लगता था, 
किन्तु उनकी असुन्दर मुखाकृति पर भी एक प्रकार की ऐसी आभा 
दमकती थी कि उनके दर्गन के लिए गया हुआ व्यक्ति बहुत प्रभावित हो 
जाता था ।* परत्तु बाप के मुख भौर घरीर की सुन्दरता के बारे में मेरी 
दादीजी कहा करती यी कि मोहतदासभाई वचपतन में इतने रूपवान 
थे कि उन्हे वार-वार गर गोद में लेते को जी ललचाता था। बडा सौम्य मुख़डा 
था उनका | उनके वाल कुछ घुघराले थे और चरीर अपने पिता का-्सा 
भोरा था। नुकीली नाक, सुन्दर आखे और भाल चौडा व चमकता हुआ था । 


दादीजी ने यह भी बताया था कि बसे तो में मोहनदासभाई की भाभी 
थी, परन्तु जब में ससुराल आई तव वह विल्कुल छोटे थे। पुतलीकाकी का 
मन उनपर लगा ही रहता था और सबसे छोटे होने के कारण वह उन्हे 
बहुत प्यार करती थी । फिर भी बहुत बडे परिवार की गहस्थी के काम से 
पुतछीकाकी को फुरसत कम मिलती थी और वह छोटे मोहनदासभाई को 
बहलाने-बुमाने का काम हम बहु-वेटियो के जिम्मे कर देती थी । 


मोहनदासभाई साथारण वच्चो की अपेक्षा रोते कम ये, इसलिए 
उनकों गोद में लेकर धूमने तथा खेलने में हमे आनन्द आता था । बाद में 
पुतढीकाकी ने मोहनदास भाई की रखवाली का कार्य रम्भावाई को सौंप 
दिया था | रम्भावाई का वात्सल्य मोहनभाई पर वहत था और मोहन- 


बालक मोहन द्द्प्‌ 


भाई भी रम्भा से बहुत हिल गए थे । 

बापूजी का जन्म होने तक उनकी दादीजी लक्ष्मीमा जीवित थी । 
अपने दो पुत्र करमचन्द गाघी और तुलसीदास गाघी में से उन्होने छोटे 
पुत्र के साथ अपना उत्तर-जीवन विताना पसन्द किया। तुलसीदास गाघी 
का घरेल ताम चकन गाधी था। कवाकाका को राजकाज का बोस ज्यादा 
उठाना पडता था और वार-वार पोरवन्दर छोडकर वाहर जाना पडता था, 
इसलिए घर का कार्यभार हलका करने में चकनकाका उनको भरसक 
सहायता देते थे । यो तो सभी भाई एक ही मकान में रहते थे और त्यौ- 
हार-पर्व आदि में एक साय भोजन करते थे, परन्तु सावारण जीवन मे सवके 
चौके-चल्हे अलग-अलग थे । कवाकाका के कमरे से रूगकर जो कमरा था 
उसीमे लक्ष्मीमा रहती थी, पर उनके खान-पान व सेवा-शश्रपा का प्रवन्ध 
चंकेन काका करत थ। 

कवा गाधी और पुतलीमा के बच्चों में से प्रयम तीन तो सामान्य ढग 
से पल गए, परन्तु वालक मोहन ने आकर अपने मात्ता-पिता की चिन्ता को 
बहुत वढा दिया। वैसे मोहन शरारत करनेवाले, दूसरों को सताने 
वाले या वडो को तग करने वाले नही थे, उनका स्वभाव सीधा था, परन्तु 
वचपत से ही उनमे फर्ण पर रखे हुए पारे के जेसी चचलूता थी। वह कही चेन 
से बठते ही नही थे । जब देखो, भागते-फिरते थे भर आखो से ओझल हो 
जाते थे । पुतलीमा भारी गृहस्थी के वोझ मे इतनी दवी हुई थी कि वह 
अपने मोहन के लिए पूरा समय नही दें पाती थी । स्वयं कवाकाका भी उन 
पर निगरानी नही रख पाते थे। पर उत्तको चपल और स्फूर्ति से भरे हुए इस 
बालक के लिए वडी आश्का रहती थी । अपनी इस चिन्ता को हलका करने 
के लिए उन्होने एक दिन अपने छोटे भाई चकनकाका से रम्भावाई को प्राप्त 
कर लिया था। 

बापूजी के वडे भाई और वहनो के नाम पिछले प्रकरण में बता दिये 
गए हूँ । उन सबके घरेल नाम इस प्रकार थे लक्ष्मीदास गाधी-काला*, 
करसनदास गाधी--'करसनिया', मोहनदास गाधी--मोनिया', और 
रलियात वहत--गोकी' । वापू की इन वडी वहन को हम लोग गोकी 
फइवा (बुआ) कहते है । 

सन्‌ १९५२ में जब में बुआ से मिला तो उन्होंने अपने भेया के बारे 

बहुत-सी बाते सुनाई 


मोनिया से सात वर्ष बडी हू । कालाभाई के बाद और करसनिया 
तथा मोनिया के पहले मेरा नम्बर था। मोनिया वहुत खिलखिलाकर हँसता 


द्द्ू जीवन-प्रभात 


था। में कई बार उसे गोद में लेकर चलते की कोशिश करती थी, पर माँ मुझे 
डाटती थी। वह कहती थी, “तू उसे गिरा देगी ,मोनिया फाटक के बाहर जाता 
तो मा मुझे उसके साथ नही जाने देती थी । मा खुद भी मोनिया के पीछे नहीं 
जाती थी । केवल रम्भावाई ही उसके पीछे-पीछे जाती थी । घर से वाहर 
निकलते पर गाय, घोडे, वैल्गाडियो, ऊट आदि से कुचल जाने का तो सतरा 
था ही, उसके खो जाने का भी डर था । एक वार वह गीत गाती हुई लडकियों 
की ठोली के पीछे-यीछे चछ दिया | घर में किसी को पता न चला । लडकिया 
झूड बना कर वरती के बाहर एक सुनमाव जगह पर पूजा करने के लिए 
जाया करती थी | इवर पिताजी (कवाकाका) ने गावभर में मोनिया को 
खोज करवा डाली | रम्भावाई ने गली-गली छान डाली जौर मा ने घर का 
कोना-कोना देख डाला, पर मोनिया न मिला | वडी देर के बाद एक जाने- 
पहचानवाली लडकी मोनिया को ले आई । तब कही सबको शाति हुई । 
इसके बाद पिताजी ने रम्भावाई से कह दिया कि वह मोनिया को अकेला 
छोडे ही नही । 

घर मे वेठना मोनिया को अच्छा नही लगता था। भूस लगने पर घर 
में आता और खानपीकर तुरन्त खेलने चला जाता । जब घर में रहता तब 
पिताजी के सामने तो थोडा ज्ञात रहता, पर जैसे ही पिताजी बाहर चले 
जाते, घर की चीजी की उल्तट-पुलट करने छग जाता। कभी-कभी पिताजी 
की पूजा करने की जगह पहुच कर वह पूजा के वतेनो को उलट देता । 
ठाकुरजी की मूत्ति को चौकी से नीचे रखकर वह स्वय चौकी पर बैठ जाता । 


कुछ बड़े हो जाने के वाद घर की जमीन पर जगह-जगह गोल-गोल 
लकीरें बनाने मे उसको आनन्द आता था । बडो को लिखते देखकर बह भी 
लिखने का प्रवत्त करता था। मा कहती, “मोनिया, ऐसा मत कर। जमीन 
खराव हो जायगी ।” वह जवाब देता, “नही विगडती, मा ।” और फिर अपने 
काम में मगन हो जाता था । 


. मन्दिर में खेलने जाने का उसे बहुत शोक था। वहा कुआ भी था और 
पेड भी। वहा कही गिर न जाय, इसलिए रम्भावाई चुपक-चुपके उसके पीछे 
हो लेती । पर मोहनभाई उसे देखता तो पुकार उठता, “मुझे रभा नहीं 
चाहिए। मुझे रमभा नही चाहिए ।” पिताजी उसे समझाते, “रम्मा 
तुझे कहा पकडती है ? तुझे जहा जाना हैँ, जा । कही खो जायगा तो हम तुझे 
कहा दूढते फिरेगे ? ” मोनिया उत्तर देता, “म॑ नहीं खो जाऊगा। मुझे रम्भा 
नही चाहिए, अकेला जाऊगा ।/ परन्तु उसको स्वतत्र घूमने में बाधा न हो, 
इस प्रकार रम्भावाई उसके पीछेयीछे जाती थी।... 


घालक भोहन ६७ 


बदन से मोहनभारईई सदेव छरहरा ही रहा । बडे भैया और करसनंभाई 
की तरह उसका बदन दोहरा नहीं हुआ | 


खेलते में मोह्सभंया अकेले रहना अधिक प्रसन्द करते थे। दसरे 
बच्चों से सेडनते तो कभी किसी बच्चे की ऐसी शिकावत ने आती कि मोनिया 
नें मे मार है या सगे जिया है। कभी-कभी मोहनमभैया खुद मार खाकर 
रोता-रोता आता, पर पिताजी या माताजी जरा प्रचकार देंगे तो वह तरनन्‍्त 
चुप हो जाता । 


खेट-कद में उसको पेदों मर चटना अच्छा छंगना था । मदिर में 
लगे हुए पपीते और अमरूद के पे उो से वह बहुबा पर्के फड तोड छाता था | 
गिर पइने के ठर से पिताजी उसे पेड पर चटने से बार-बार मना करते 
परन्तु वह मानता नहीं था। कभी-कभी बड़े भाई उसको पेड पर चढा हुआ 
देखकर टाग पकद्कर नीचे उतार देते थे । तब वह रोता हुआ मा को पास 
चडठा आता और कहता, मा, भाई ने मुझे मारा । 

मा कहनी, तू भी उसे मार ले ।* 

मोनिया उत्तर देता, 'ऐसा सिसाती हो ! क्या में मार ? बडे भाई 
को मारू ? में किसी को क्यों मारू २” 

मा कहती, बच्चे आपस में छडाई-नगडा करते ही है । भाई-बहन भी 
आपस में मार लिया करते हूँ । अगर भाई ने तुझे मारा तो तू भी मार ले | / 

मोनिया उत्तर देता, “बडे भाई भले मार ले । वह बडे हे। में नहों 

मान्गा । जो मारतें हे, उन्हें मारने से तू रोकती नही ? मारनेवाले से न 

मारने को कहना चाहिए या मार खानेवाले को मारना सिखाना चाहिए ? ” 

तलब मा मोनिया से कहती, तुझे कहा से ऐसा जवाब सूुझता है ? कौत 
ऐसी वाले तुझे सिखाता है ? जाते विधाता ने तेरे लिए क्या लिखा हूँ | / 

मोनिया को जब पाठणाला में बैठाया गया तब उसका मन पढ़ने में 
लग गया। दूसरे बच्चे पाठणाला जाने से बचने के लिए तरह-तरह के 
ढोग करते और तरकीव लठाते, परन्तु मोहनरंया समय होते ही खुणी-खुगी 
पाठ्याला जाता । 

बुआजी ने बताया मेरे पिताजी मेरी मा के लिए बहुत चिन्तित रहते 
थे। चौथी बार की वह गादी थी। अपना वन चलानेवाला कोई हो, इसलिए 
उन्होंने यह थादी की थी। पहली तीन पत्नियों से एक भी बेटा नही हुआ 
था। अब जब वेट हुए तो पिताजी को यह आजमा न थी कि बेटो की कमाई 
खाने के लिए वह स्वय जीवित रहेगे। परन्तु मा को बेटे सुखी रखें, यह उनकी 


६८ जीवन-भात 


अधिछाण थी बास्ल्थर उिताजी मा से कहा करते थे कि तेरी कोल 
#। थे? मातित्रा बनर उजागर करेगा। यह सस्कारी है और इसका भाग्य 
ता है बढ़ पहकर होगियार होगा । 

पादआाठा जाते में जिस प्रकार बचपन से ही मोहन भैया नियमित था, 
डगी प्रावर सान के बार में भी चुस्त थीर सादा था । 

ब्रापजी ने पोर्प्रदर की जिस प्रारम्भिक पाठशाला मे शिक्षा पाई वह 
हगार धरियार के मत्रान से दो मिनट के रास्ते पर थी । आजकल उसमे 
हिगी आयापारी का कायल का गोदाम है। पर उन दिनो पोरवन्दर में वह 
गहत्प की पाठशाठ़ा थी । वहा पर पुराने जमाने के पडित फर्श पर धूल 
#5 फर उसपर अगूली से अक्षर बनाना सिखाते थे। इसलिए वह धूलि- 
शाला गहदाती थी । 

बालक गौहन रवभाव से ही सच्चाई का पक्षपाती था । भूल कर भी 
पहँ शा से विचलित वही होता था । उसके इस स्वभाव के कारण उसके 
गांभ गेएने वाले बालको ने उसे ऊचा स्थान दे दिया था। 

(३ धार बालक मोहन के साथी बच्चों ने मन्दिर के खेल में ठाकुरणी 
को घूएा छुलाने का निश्चय किया। साधारणत ऐसे खेल के लिए गारे की 
गति पंताकर ठाकुरजी के स्थान पर बिठाईं जाती थी, किन्तु इस वार 
(५-दो बालफो को सूता कि रक्ष्मीनाराबण के मन्दिर में अनेक प्रकार के 
0ुरजी सिहासन पर बैठे हे, उनमे से दो-एक को उठा लाया जाय । सबको 
“है पर्ताप पसन्द आया औौर पाच-छ बालकों की टोली लक्ष्मीतारायण 
कै भर्दिर को थोर चछ पडी। उनमे दो-तीन बालक 'मोनिया' से कुछ बडे 
गे । शोक छोटे भी पे। उहुरजी को उठा लाने का काम सबसे छोटे साथी 


१२ जल गया। यह हम उसे चन्द कहेगे। 
व ३ के पुजारों के झाराम का था। अत उसकी अनुयस्थिति 
शभे लेकर अच्ट से उपचण० एज के बाद एक देवमूत्ति को अपने कुर्त के 


प्ले भे रसना पर किए । 5 ६ हे 

घय उड़े और प्याज 3 इस प्राक्ष्म मे मूर्तिया आपस से टकराकेर 
पुरी को अदा एज के। बच्चे नये ज्वरिस्तानी की आहट मिल गईं। उसने 
कि, (जगण्द जो चच्प्ट अत्छ बहा जप गौ-द न्‍ गया । 
बाको इच्चे की झगे डर २६ ७ यो पे पोदोन्यारह हे 


एक जाएं उन्हें पकड़ने के पीछे दौड़ । 
5 एड पलक से सह जि रे सा 2० लिए पीछे पुजारी 
“यो जे फेक देने के लिए कहा। 


झ्य 
इचमाचियों बये आनन्दब “४. ९ के अगने 


28“ शरंबइ--30- ०0 है 


जाहक्ाइच्चातन हु " सब हवा 


का 


। 
। 
। 
। 
। 
| 


स्ि 
कई, 
33३०. 


कप ला 


५2 
जे 
है! 
'७ 
३ 
थे 
बे. 
4 
है] 
ह् ।आ 
४३.५ 






0 मम लए अर वल ीश इक लरकब,,८0+५-म+ वर कलर कम 3बअलजजज जम ० _ *+जनन>++. >लफन्‍-कल 


बापूजी जहा जन्मे 


बालक मोहन ६९ 


उनमें अधिकाश बच्चे गावी-परिवार के थे और सब भाग कर अपने- 
अपने घर में--ओता गाघी के मकान में--जा घुसे । मन्दिर की नित्य 
पूजा की मूत्तियो के बिना पुजारी कैसे छोट सकता था ? अत उससे चन्दू 
के पिता से, जो वापूजी के चचेरे भाई थे, गिकायत की । चन्‍न्दू के पिता 
तेज स्वभाव के थे। शिक्षा देने के लिए बच्चो को पीटने में उन्हें कोई सकोच 
नही होता था। फिर वह पक्के वेष्णव थे। लक्ष्मीनारायण के मन्दिर की 
मूर्तियों को चुराना उनकी दृष्टि में गभीर अपराध था। 
उन्होने चन्दू, उसके बडे भाई और अन्य सव बच्चो को बुलाकर पूछा, 
“बताओ, मूत्तिया किसने उठाई ? कहा रखी हे ? ” परन्तु किसी ने सत्य नही 
बताया। चन्दू के बडे भाई ने कहा, हम मन्दिर में खेलने गए थे। पुजारी 
बेकार ही हमारे पीछे पड गया है ।” अन्त में वालक मोहन को बुला कर 
पूछा गया तो उसने निर्भव होकर सारी वात वता दी। उसने कहा, “चन्दू 
ने मूत्तिया आनन्दवावा के मन्दिर में डाल दी है। कहा पर डाली है, यह वही 
जानता है। मन्दिर में खेल के लिए हम लोग मूतिया लेने गए थे ।” 
इस घटना से मोहन के बाल-मित्रो ने समझ लिया कि मोनिया तो 
ऐसा ही है। वात वता नहीं सकता। जैंसा-का-तैसा कह देता हैँ। इसके 
वाद से उन्होने वरावरी का चर्ताव करना बन्द कर दिया। इस प्रकार वाल 
मोहन को एक विशेय प्रतिप्ठा मिल गई । आख-मिचौनी, गिल्ली-इडा आदि 
खेलो में वह बहुत तेज था। 
पोरबन्दर में जहा ग्राधी-परिवार का मकान है वह मुहल्ला बनियों 
और ब्राह्मणो का है । उससे चार-पाच सौ कदम उत्तर की ओर शीतला 
चौक' नाम का खुला हुआ चौक हूँ, जिसमें णीतला देवी का मन्दिर है । 
उस समय उस चौक की दूसरी ओर अधिकतर मकान मुसलमानों 
के थे। बापूजी के एक वालबबु ने मुझे वताया कि इस शीतला चौक में 
हिन्दू-मुसलमानो के छूडके इकट्ठ होकर खेला करते थे। चादनी रात में 
व्यालू से निपठकर इधर से हम हिन्दू वच्चे जाते और उधर से मुसलमान 
बच्चे आते थे। ये सब प्राय आठ-दस वर्ष की उम्र के होते थे। घटे-डेढ 
घटे तक सभी वालक मर्दाने खेल खेलते थे। कभी-कभी खेल में थीडी-बहुत 
कहा-सुनी हो जाती थी। ऐसे समय मध्यस्थता का काम मोहन को सौपा 
जाता था। इस बात का कोई ख्याल नही किया जाता था कि औरो के 
मुकावले उम्र में वह छोटा और बरीर मे दुर्बल है । 
स्वयं मोहन को आपस में भिडना और गृत्यमगुत्थी के खेल खेलना 
पसन्द नही था। वह हिन्दू या मुसलमान किसी के पक्ष में नही खेलता था । 


७० जीवन-प्रभात 


किन्तु जो बच्चे आपस में जोर दिखाते थे उनका निरीक्षण वह पुरी सजगता 
से करता था। किसने पटकी खाई, कौन चित हुआ, इसका फैसला वह बडी 
स्पष्टता से देता था। उसका निर्णय मिलने पर उसके विरुद्ध कोई बालक 
आपत्ति नही करता था। 


यदि कभी कोई दराग्रही वालक अड जाता और जबरन अपनी हार 
को जीत बताने का प्रयत्न करता तो मोहन कहता था, “वेअदवी मत करो । 
अलग बैठ जाओ, तुम चित हो चुके हो ।” 

पोरवन्दर में गाधी-परिवार के मकान में इतना स्थान नहीं था कि 
उसके सामने या पीछे कोई वाग-बागीचा वनाया जा सबो। अत तिमजिले 
की खुली छत की मुडेर पर बहुत से गमले रख दिये गए थे। उनमे तुलधी 
के तथा तरह-तरह के फूछो के पौवे थे। उनकी हिंफाजत का काम 
परिवार के बच्चों ने अपने बीच वाद लिया था। मोहन अपने गमछो के 
पौवो को सबसे अच्छा रखने के लिए बहुत परिथ्रम करता था। घडे भर- 
भरकर तीन मजिल ऊपर पाती लेजानेमे उसे कभी थकावट नही होती थी। 


वापूजी को बडी वहन गोकी फइवा बताती हे कि जब हम छोग 
पोखन्‍दर से राजकोट आए तव घर के आगन मे मोहन ने बडी सुन्दर छोटी- 
सी फूलवारी तैयार की थी। जब वह हाईस्कूल मे पढता था तब सवेरे टहलने 
जाने का और शाम को फुलवाडी में खोदने आदि का काम नित्य नियम से 
करता था। राजकोट की इस फूलवाडी में उसने अमरूद, पपीता, रीठा, 
आदि के वृक्ष, चौलाई, मेयी, धनिया, छुरई आदि को सब्जिया और जूही 
आदि फूलो की बेल व पौधे लगा रसे थे। जाम को कभी-कभी वह गेद खेलने 
जाता था, परन्तु फूलवारी मे वह कसकर काम करता था। दिन भर मे वह 
जरा भी समय व्यर्थ नही खोता था। या तो वह अपनी पुस्तकों मे डूबा रहता 
था या फुलवाडी में काम करता रहता था। इसके अलावा वह निश्चित 
समय पर पिताजी की सेवा के लिए उपस्थित हो जाता था। 


मोहन के बालजीवन को अपनी आखो से देखनेवाले उनके वालसाथी 
बताते हैं कि उसकी दिनचर्या उस समय भी व्यवस्थित थी। पूर्वाकाश मे 
उजाला होते ही वह उठ बैठता था। फिर प्रात विधि से निवृत्त होने और 
नहाने के छिए गाव के परकोटे के बाहर विजरापोल के पासवाले बागीचे में 
पहुच जाता था। वहा कुए पर मोट चला करती थी, इसलिए स्नान की 
अच्छी सुविधा थी। मोहन के अन्य वालसाथी भी वहा स्तान के लिए जाते 
थे आर वे सब स्वयं अपने कपडे घोते ये। मोहन और उसके वालसाथी गाव 
के ऊचे घराने के बच्चे थे । ऊचे घरानेवालो में गाव के मोटे और हाथ से 


तरुण मोहन ७१ 


खूने पष5 की प्रतिप्ठा घट गई वी और मिल के बने कपडे को बढावा 
रहा था। कदा गावो वे! समय में अहमदाबाद की मिल के बने 
बन्दर छाप! धोती-जो् की प्रतिप्ठा घी। छांठा मोहन और उसके साथी 
भी इसी प्रकार की धोतिया पहनते थे। भरे घर के ये बालक आपमस में 
होड़ लगाते थे कि फौन अच्छी घल्ाई करता है 


मोहन जेसे छडके को भी अपने बालसाथियप्रों की देयादेसी बीडी 
पीने छा घौक हुआ । किलु उसकी यह विशेषता थी कि छलफ़-छिपकर बीडो 
पीने के बदले उसने मर जाना अधिक अच्छा समझा । जब अयनी मात्महत्या 
करना ठीक नहीं लगा तव अपने सत्य पर वदटा न आने देने यो लिए उसने 
उसे छोट देने की प्रतिन्ा की । 


विद्याध्ययन के समय में सुपारी न खाने का नियम मोहन ने हे रखा 
था। उस जमाने में पोरवन्दरवासियों में सुपारी वा प्रयोग बहुत प्रचलित 
था । इसलिए यह छोटाना त्याग भी मोहन की विशेषता का 
प्रतीक था । 


जन |, 


११ 
तरुण मोहन 


रबदर के एक लकट़ी के व्यापारी ने मुझे वचपन की एक घटना 
सुनाते हुए बताया कि एक बार मेने मोहनभाई के अपने पिता के साथ 
राजकोट चले जाने के पूर्व गुस्से में भरकर जोर की चपत लगा दी 
यद्यपि वे मुऩ्से छगमम तीन वर्य बडे थे, उन्होंने उछट कर हाथ नहीं 
चलाबा। केवल मुझसे अपने पिता के सामने छे जाकर सडा कर दिया भौर 
कबागाधी & ने मुझ्े आस दिखाकर छोड दिया। इसके बाद मोहनभाई ने 
ऐै का कोई भाव नहीं रसा। जब हमारा तरीका या खेल मोहनभाई 
को अच्छा न लूगता था तय वे अलग से खड़े हो जाते थे और कहते थे, 
“ए मार काम नहि, अर्थात्‌ ऐसे हुड॒दग में तुम छोगो का साथ देना मेरा 
काम नही हैं। जब हममें मे कोई ज्यादा भरारत करता था तो मोहनभाई 
डपटकर कहते थे, तु उद्धत न थी”, अर्थात तू उददड मत बन, असम्यता 
मत कर । 
जब कभी विद्यार्थियों के दो दल बन जाते और उनके मुल्य छडके 
आपस में हेप करने उगतें, तव मोहनमाई उन्हें समझानुझाकर 


७२ जीवन-प्रचात 


उनमें मेल-मिलाप कराने का प्रबल क्रते। जब ताकतवर लडके 
कमजोरों को सताते तव मोहनभाई निर्वलों का साथ देते | एक ओर 
तो वह मित्रो की टोलियों ने अछग रहने थे ओर जरा भी समय बेकार नहीं 
गजारते थे, दूसरी ओर जिसमे मित्रता करते थे उसके साथ उसे निभाने 
मे दसरों का विरोध भी सहन कर लेते थे। 

राजकोट के हाईस्कछ में पटने के समय से एक व्यक्ति के साथ उनको 
घनिप्टता वट गई थी। बाद में वह उनके साथ दक्षिण अफ्रीका भी गया था। 
उसके नाम का निर्देश किए बिना ही “आत्मकथा में बापूजीने बताया 
है कि जबतक उन्होंने उसका अनिप्ट आचरण प्रत्यक्ष नही देखा तवतक 
उसके बारे में जाने वाली शिकायतों को वह अनसुनी ही करते रहे थे। 

वह मित्र एक मुसलमान छडका था | मुसलमान होने के कारण 
नही, उसके लक्षण अच्छे न होने के कारण घरवालो ने प्रारम्भ से ही मोहन- 
भाई को सचेत किया था कि वह उसकी मित्रता छोड दे । परन्तु अपने बडे 
भाई और अन्य हितेपियों की इस सूचना को उन्होने नहीं माना था और उत्तर 
दिया था, “में उसके ऐंवो को सुवास्गा, आप चिन्ता न करें। 

मोहनभाई ने जब मास खाने का निश्चय किया तव इसी छूडक॑ ने 
मास प्राप्त करने मे उनकी सहायता की थी , किन्तु जब उन्होंने यह निपिद्ध 
आहार न करने का सकल्प किया तब इस मित्र के विरोध का उन्तपर कोई 
असर नही हुआ । 

मोहनभाई वरिस्टरी पटने के लिए विलायत गये तो वहा पाई-पाई 
का हिसाव उन्होंने रखा और अपन आहार-विहार म भरसक कमखर्ची 
की , परन्तु इस मुसलमान भाई की मित्रता उन्होंने वहा से भी निभाई । 
अपना खर्च काटकर भी उसको पैसो की कुछ सहायता भेजी । 

इस मित्रता के पीछे मोहनभाई की कृतज़्ता की भावना काम कर 
रही थी । मोहतभाई जिस पाठशाला में पढते थे उममे छोटे-बडे लडको के 
बीच सथप बढजाने पर यह मुसलमान मित्र छोटो का पक्ष लेता था और 
अपनी गारीरिक गक््ति पर्याप्त होने के कारण बडे लडको की ठेढी बातो 
को चलने नही देता था। ऐसे सेवाभावी वहादुर की आदते और भी सुधर 
जाय, यह तरुण मोहन की मन्तोकामना थी। परन्तु जब उन्होंने अनुभव 
किया कि उनके अच्छे प्रयत्न व्यय जा रहे हैँ तव साप की केचुली की 
भाति उस मित्र से सारी घनिप्टता उन्होने तत्काल दूर कर दी । 

वापूजो ने आत्मकथा के चोरी और प्रायच्चित्ता शीर्षक प्रकरण 
में विस्तार से बताया हूँ कि किस प्रकार उन्होंने माता-पिता से चुरा 


तरुण मोहन ७३ 


कर अपने हाथ के कड़े का थोडा-सा हिस्सा बेच डाला था। उसमें उन्होने 
अपने पिता की क्षमावृत्ति और उदारता का परिचय कराया हैं ! 


परन्तु उनके उस समय के कठिन मनोमथन का जो आखो देखा 
वर्णन उनकी बडी वहन ने मुझे सुताया, उससे उनके हृदय की दृढ़ता का 
परिचय मिलता हूँ । 


गोकी फइवा ने कहा, “मुझे उस शाम की वात साफ-साफ याद है । 
भोनिया जब बाहर से आया तो उसके हाथ के कडे में फूल नही था। वा-वापू 
(परतलीमा-कवाकाका ) दोनों को इस बात का पता चला तो उत्होने पूछा 
“मोविया, कडा तो है, फूछ क्या हुआ ? केसे खो गया ? ” इसका मोहनभाई 
ने इतना ही जवाब दिया, “में क्या जानू ?” फिर किसी ने कुछ नही कहा । 
“लोगया होगा” कहकर वा-वाएू दोनो श्ान्त होगए। मोनिया को वे कभी 
टोकते नही थे । 


फइवा ने आगे की वात बताते हुए कहा, “इसके वाद मोहनभाई अपने 
पढ़ने के काम में रूम गया । परन्तु डेंढ-दो घटे के बाद वह फिर वा के पास 
आया और उसने उनसे सही बात बता दी । बाद में पूछा, “वा, मेरी इस भूछ 
पर बापू मुझे मारेगे ?” 


वा ने कहा, “जा, अपने वापू से भी सही बात बता दे। वे मारेगे 
नही | तुझे क्यों कोई मारेंगा ? चाह तो तू मत कह, में ही बता दूगी और 
कहूगी कि तुझे न मारे ।/ 

मोनिया वोला, “मेरी भूल हैँ तो में ही वापू को बताऊगा | मुझे 
ही बताना चाहिए 


ऐसा कहकर मोहनभेया वा के पास से गया और थोडी देर में 
उसने एक चिंटूठी लिखकर बापू के हाथ में दी । उसे पढकर वापु ने कहा, 
“कडे का फूछ क्या, समूचा कडा भी यदि तू छू जाय या खो दे तो भी मेर 
लिए तुझसे वढकर कडा नही है। में तुझे नहीं मारूगा । मेने कभी तुझे हाथ 
से छत भी है ?” 

मोनिया वोला, “लेकिन बापू, जो चोरी करें उसे मारना नहीं 
चाहिए ? मे चोर नही कहलाऊगा ? 

फह्वा से कहा, “मोनिया की इस वात को सुनकर वापू रो पडें। उनकी 

आखो से आसू टपकने छगे। सोनिया के लिए उनके हृदय में बहुत प्रेम था । 
उसके ऊपर घर में कोई गुस्सा नही करता था । 


राणकोंट में कवाकाका वीमार थे। पृतछी वा का समय उनकी 


७४ जीवन प्रभात 


शुश्रूपा मे अधिक वीतता था ओर मोहनभाई की वडी भाभी रसोई का 
काम सभालती थी । स्कूल जाने का समय होने पर मोहनभाई आवाज 
लगाते--भाभी, रसोई तंयार है ? 

भाभी कहती, “दाल-भात तैयार हैं। जाक छौककर तवा चढ़ा 
रही हर । 3) 

मोहन कहते, “बस, जो तैयार है वही परोस दो । जो वाकी है उसकी 
राह देखगा तो स्कूल आखिरी नम्बर पर पहुचूगा ।” यह कहकर वह 
रमोई में जा बैठते और रात की बासी रोटी खाकर स्कूल चले जाते। 

कवाकाका को अपने अन्तिम दिनों में मोहनभाई को यह आदत 
ठीक नहीं लगती थी । वे कहते थे, 'मोनिया, जरा रुककर गर्म साना खा- 
कर जाता । काला और करसन ताजा भोजन करते हे। तू बासी मत खा । 
अभी रसोई हुई जाती है । देर हो जाय तो घोडागाडी में चला जाना । ” 

इसपर मोहन अपने धुटनों को दिखाकर कहते, “बापू, सच्चे गाडी- 
घोडे तो यही हे । मुझे पैदल ही जाने दीजिए । भोजन के लिए में ठहरूगा 
तो मेरा नम्बर अन्तिम आयगा ।/ 

ग्रहण के दिन हमारे घरो में खाना-पीना बन्द रहा करता था। पूरे 
घर की सफाई होती थी और छूत निकाली जाती थी। मा कहती, “मोहन, 
आज खाना नही है ।” मोहन उत्तर देते, “यह नहीं होगा । मोनिया को 
खाना तो चाहिए ही । चाहे रूखी रोटी ही दे दो ।” हार मानकर पुतली- 
मा दूध से भासरी* बनाकर रख लेती और भ्रहण का विचार न करके 
मोहनभाई वह सा छेते। इसी प्रकार जन्माष्टमी के दिन मोहनभाई कहते 
कि हमारे जन्मके दिन जब लड्डू बनते हे तो भगवान के जन्म के दिन हम 
क्‍यों भूखे रहे ? 

बापू के विवाह के सवध में फइवा ने बताया कि पहले दो वार वापू की 
सगाई हो चुकी थी। परल्तु दोनो कन्याए छोटी आयु म ही मर गइ। उन दिनो 
कन्या के मरने पर ध्मज्ञान में ही नई कन्या का तिलक किया जाता था । 
कस्तूरवा के साथ तिलक हुआ । त्तीसरी बार जब विवाह-सस्कार की बात 
चली तब बापूजी ने अपनी अनिच्छा प्रदर्शित की ओर माता-पिता से 
कहा, “इतनी छोटी उम्र मे शादी क्या करना है !” पिताजी ने उत्तर 
दिया था, “तुम अपने बच्चों की शादी बडी उम्र मे करना। मे तो तुम्हारी 
शादी अभी कछगा । मेरे लिए तुम अनमोल निरषि हो । मुझे तो अपने जीते- 


१ गेहू के आटे की मोन डालकर बनाई हुई सोटी कुरकुरी रोदी। 


तरुण मोहन छ्५्‌ 


जी सब आनन्द मनाने है ।” 


उसके बाद पिता का मन रखने के लिए मोहन भाई ने शादी का विरोध 
नही किया। पर गोकी फइवा वताती है कि शादी के अवसर पर भी मोहन- 
भाई ने सादगी ही रखी । करसनभाई और दूसरे चचेरे भाई ने तो साज- 
शगार किया, परन्तु मोहतभाई ने सादे कपडे पहने । उन्होने सोने का हार 
पहनने से इन्कार किया और कहा, “मिट्टी के इस शरीर पर पीली मिट॒टी 
लादने से कया लाभ 


उन दिनो लगातार चार-पाच दिन तक सज-धज के साथ दूल्हे की 
सवारी निकाली जाती थी, पर मोहनभाई केवल सस्कार के लिए जाते 
समय पिताजी का मन रखने भर के लिए घोडे पर बठे थे । वह विवाह सम्पन्न 
होने के बाद अपने विद्यार्थी-जीवन में फिर से मग्न हो गए थे। 

असमय ही कवाकाका का स्वर्गवास हो जाने के कारण मोहनभाई 
के विलायत जाते के मार्ग में अनेक विघ्न आ खडे हुए । पाठक जानते हे कि 
किस प्रकार मा ने तीन प्रतिमाएं लेकर मोहनभाई को विलायत 
जाने दिया । 


परन्तु पुतलीमा अपने मोनिया की चिन्ता में वीमार होगई और 
दिन-दिच उनका शरीर क्षीण होता गया । जिस दित बापू को वरिस्टरी की 
उपाधि मिलने की खबर आई उस दिन पुतलीमा अपनी रुग्ण-शेया पर बेंठ 
गईं और पुत्र की इस सफलता पर उनके हर्ष के आसू वह चले। बडे भाई को 
बुलाकर उन्होने कई वार पूछा, ““मोनिया कव आयगा? अब कितने दिन हें ? 
उसका मह देखकर मर तो मुझे शान्ति मिलेगी ।” 


लोगो ने उनको धैर्य वधाने का प्रयत्न किया, पर उन्हे अपने जीवन का 
भरोसा नही रहा था। उन्होने कहा, अगर में मोनिया का मुख न॒ख पाऊ 
तो एक बात अवश्य करना --विलायत से आने पर नासिक ले जा कर उसकी 
शुद्धि करवाना और उसके हाथ से राजकोट की पूरी जाति को भोज 
दिलाना ।” 

बापूजी के विलायत से लौटने पर जब उनको माताजी के देहाव- 
सान का समाचार सुनाया गया तो उनको बहुत धक्का लगा। वे आत्म-कथा 
में लिखते हें 

“पिताजी की मौत से जो चोट मुझे पहुची उससे अधिक इस मृत्यु- 
समाचार से पहुची। मेरे वहुत से मनोरथ मिट्टी मे मिल गए। “ 


छ६ जीवन-प्रभात 


: १२: 
पिता ओर काका 


हमारे परिवार में ऐसी परम्परा चली आ रही थी कि भतीजो 
के जीवन प्र काकाओं का अधिक प्रभाव रहा। इसके अनसार, मेरे 
काका श्री मगनछालर गांधी ने भी अपने मोहनदासकाका से सस्कारिता 
और दक्षता पाई तथा आगे चलकर बापू ने खुद मगनकाका का अपना चुना 
हुआ प्रथम वारिस बनाया । मुझे भी विना-दीक्षा देने में मगनठाठकाका का 
मुख्य हाथ था। मेरे जीवन मे तो मगनलालकाका इतने समा गए हे कि 
जब में पिता शब्द का उच्चारण करता हू तब पिता और फाका दोनो की 
मृत्ति मेरे समक्ष उपस्थित हो जाती है। 


पिता और काका दोनों भाइयों का साहचर्य, सहजीवन, सहपठन 
प्राय अविच्छेच्र हो गया था। दोनो की आयु में भी अधिक अन्तर नही था। 
काका पिताजी से कोई दो वर्ष छोटे थे। दोनों में अधिक प्राणवान छोटे 
भाई थे,इसलिए घर में उनका ही प्रभाव अधिक रहता था । दोनोंके स्वभाव 
में भी बहुत अन्तर था। 


पिताजी का स्वभाव छुटपन से ही बान्त और सीधा था। मगन- 
काका ताख, मक्खड ओर उत्पाती थे। वह सवह से जाम तक ऊधम मचात 
रहते और किसी के भी वद्य में नही आते थे | दोनो हाई स्कूल में पटने 
लगे पाठ्याला से छौटने पर पिताजी घटो मेरे दादाजी के काम में हाथ 
वटात थ। वाजार से सौदा लाते और घर के देनिक व्यय का हिसाव लिखने 
का काम उन्ही के जिम्मे था। सब्या के समय वह दर तक टहलत जाया करते 
अऔर देवदगत करके घर ठौठते थे। उनको खेलकूद में दिचस्पी नहीं थी 
अरे यररि ने भी बह कुछ दुर्वल रहा करते थे । उधर मगनकाका अखाड़े: 
वाज थ। उस समय राजकोट के नवजवानों में दड-बैठक, मदशऊ 
और दूसरे मदनिगी तथा साहस के खेलो का, अच्छा उत्साह था। अपनी 
मटली मे मगनकाका प्राय प्रथम रहा करते ररते थे। अन्बेरा होने पर खेंड और 
व्यायाम कयाद घर बाने ने पहले पवाछो कं घर जाकर वह गाय का पाव भर 
ताजा हृव अवश्य पी छत थे। तब राजकोट आज की तरह बडा 

नहा था। वहा ग्रामजीवन ही अधिक था। वह मेरे दादाजी के घोडो 
आर तेमचा का भी लाभ उठाने में नही चकते थे। फलत उनका गरीर 
असली काठिवावाडी बोढा का-सा एष्ट था। कक्षा में बिक्षक जो कुछ सिखाते 





श्री सगनलाल गाधी 


श्री छगनलाल्‍ू गाधी 


2 4७72 


पनन अजन्‍ल विडल« 3 2रन अब+ 








सत्याग्रही गाधी 


फिनिक्स में 


रिस्टर गाधी 


7. 
ध्व 


पिता और काका छछ 
उसे थे बडी एकाग्रता से सुनकर ध्यान मे रख लेते थे और पाठशाला से लौटने 
के बाद पुस्तकों में हाथ नही छगातें थे। 


पिताजी ने प्रथम वार सन्‌ १९०० में बम्बई जाकर मेट्रिक्यलेगन की 
परीक्षा दी, परल्तु उत्तीर्ण न हो सके । दूसरे वर्ष अहमदाबाद भी परीक्षा-केद्ध 
बन गया और पिताजी के साथ मगनकाका भी मेट्रिक्युलेशन की परीक्षा देने 
के लिए बहा गये। पिताजी उत्तीर्ण हो गए, परन्तु मगनकाका रह गए । 
उनको भी हाई स्कूल में ढसरा वर्ष खर्च करना पडा। कारुज की पढाई का 
खर्च पूरा करना दादाजी के बूते के बाहर था।घर का आथिक बोझ 
हलका करने की भी वहुत आवश्यकता थी, इसलिए ग्रेजुएट होने का स्वप्त 
त्याग कर पिताजी को लाचार कुछ काम खोजने में लग जावा पडा । 
उन्हें राजकोट-स्थित ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट के कार्यालय में उम्मीदवार 
के तौर पर तीन महीने के लिए कक की नौकरी मिल गई। 


जब पिताजी इस सरकारी नौकरी की तलाश मे थे, उन्ही दिनो बापूजी 
दक्षिण अफ्रीका से राजकोट छोटे और उत्होने वहा अपनी वेरिस्टरी जमाने 
48 किया! उसी समय उन्होने पिताजी को अपने साथ काम में 
ले लिया। 


पिताजी ने मुझे बताया कि वापूजी जी के बारे मे उनकी सबसे पहली 
स्मृति तवकी हैँ जब वापूजी इग्लेड से वेरिस्टर वन कर छोटे थे। उस समय 
राजकोट में एक वडा जाति-भोज हुआ था।'उसमे नये वरिस्टर बापू ने 
परोसने का काम किया था और पिताजी भोजन करने वाले वच्चो की पक्ति 
में थे। भोज वापूजी की शुद्धि के सिलसिले में उनके बडे भाई की ओर से 
दिया गया था। इग्लंड जाने मे वापू ने जो समुद्रयात्रा की उसके कारण उनको 
अ्रष्ट घोषित किया गया था और राजकोट की मोढ्वणिक जाति से वह 
और उनके साथ उनके भाई बहिष्कृत कर दिये गए थे। छौटने पर बडे भाई 
ने उन्हें नासिक ले जाकर उनकी श॒द्धि करवाई थी और प्रायश्चित्त 
के रूप में यह भोज देना पडा था। इस भोज में परोसने का सत्क्ृत्य करने पर 
जाति के बडे-बूढो ने वापु को और उनके भाइयो को धर्मम्रप्टता के पातक से 
मुक्त करके घर्ंगीलता की महर प्रदान करदी । उस समय पिताजी की 
आयु दस वर्ष की और मगनकाका की आठ वर्ष की थी। बापूजी से वे 
ऋरमण चोदह और वारह वर्ष छोटे थे। 

बापुजी के दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होने से दो दिन पहले 
ही मगनकाका राजकोट से बम्बई पहुचे । १९०२ के नवम्बर में उन्होनें 
अहमदाबाद केन् से मैट्रिक की दुबारा परीक्षा दी और वस्बई घूमने और 


७८ जीवन-प्रभात 


भविष्य के काम-काज के लिए बापूजी से सलाह लेने के इरादे से वह वम्बई 
गये थे । उनके पास पूरे कपडे भी नही थे। वापूजी से मुलाकात होते ही बापूजी 
ने मगनकाका से पूछा, “मेरे साथ दक्षिण अफ्रीका चछोगे ? यहा नौकरी के 
अक्कर में पडने मे फायदा क्या ? वहा नया पुरुषार्थ करके स्वावलूम्वी 
बनोगे ।* 

“अभी तो मेरा मैट्रिक का नतीजा ही कहा आया हूँ |!” मगनकाका 
ने कहा | 

“पास-नापास होने की चिन्ता क्यों करते हो ? इसके पीछे दिन वरवाद 
करने से वया फायदा ? पास ५५०80 तब भी रोजगार की तलाश तो करनी 
ही पडेगी। थहा दर-दर ठोकरे खाते के वाद मुश्किल से नौकरी मिलेगी । 
नौजेवानो को तो परदेश जाने का साहस करना चाहिए,” वापूजी ने कहा। 

“मुझे आपके साथ चलना बहुत अच्छा छग्रेगा, पर परीक्षा-फल की 
चिन्ता मन में रहेगी। फिर भी आप कहते हे तो में चलगा | लेकिन दो दिन 
के लिए मुझे पिताजी के पास राजकोट हो आते की छूट दे दें,” मगनकाका 
ने कहा । 

“अब इतना समय नही रह गया है । में तार करके खुशालभाई से 
स्वीकृति प्राप्त कर लेता हु,” बापू बोले । 


“अच्छा, जैसा आप उचित समझे ।” और इसके वाद वापूजी ने बडे 
वापूजी के पास तुरन्त चीचे लिखा तार भेजा, “यदि आप और देवभाभी 
स्वीकृति दे तो में मगनलाल को अपने साथ दक्षिण अफ्रीका ले जाना 
जाना चाहता हु ।” 


उत्तर में बडे बापूजी का तुरत्त तार आया, “अगर आपको उचित 
प्रतीत होता हो और मगनढाल जाने को तैयार हो तो अवध्य ले 
जाइये । इस प्रकार अपने माता-पिता से मिल्छे बिना ही एकाएक 
मगनकाका विदेशन्यात्रा को चल पडे। उनके लिए उचित कपडो आदि 
का प्रवन्ध पिताजी ने कुछ अपने पास से और कुछ खरीद कर किया । 


इसके बाद वापूजी के साथ का दूसरा प्रसग, जिसका पिताजी को 
पक्का स्मरण रह गया है, हरे कवर वाछी पत्रिका का था। उस पत्रिका की 
हजारो प्रतियो पर पते लिखने और उन्हे रवाना करने मे पिताजी से वापुजी 
ने कई दिन परिश्रम कराया था। यह वही पत्रिका थी जिसके कारण डरखबन 
पा वन्दर्गाहु पर कदम रखते ही अग्रेजो की भीड ने वापूजी पर हमछा 
याथा। 


पिता और काका ७९ 


- - बापूजी के सपर्क में आने का पिताजी का तीसरा अवसर चिर- 
स्थायी वन गया। वह सम्पर्क कैसे बढ़ता चला गया, इसका पता 
पिताजी की उस समय की डायरी के पन्नों से चलेगा, जो सयोगवश मेरे 
हाथ लग गई है । पिताजी ने लिखा हूँ . 


ता १४-१२-० १--मोहतदासकाका (सारा परिवार) नेटाल से 
पोरखनन्‍्दर उत्तरे भर राजकोट जाये । 


ता १७-१२-०१--मोहनदासकाका कलकत्ते गये । 
गत १९-१२-०१--मेरे मैट्रिक पास होने का तार आया । 


“ता १६-१-०२--डी ए पी ए द्वारा एजेसी मे दाखिल होने 
लिए अर्जी देदी। 


“हा २५-१-०२--अर्जी मजूर हो गई और आफिस जाना शुरू 
“किया। 


#ता २६-२-०२--कलकत्ते से मोहनदासकाका छोटे। 
“ता ४-३-०२--मोहतदासकाका के टाइपराइटर पर टाइपिंग 
सीखना प्रारम्भ किया । 

“ता १४-३-०२--शार्टहेंड शुरू किया । एजेंसी में जाना बन्द किया। 
_ ता १८-३-०२--मोहनदासकाका के साथ मुकदमे के सिलसिले 
में जामनगर गया । 


“ता ३-४-०२--मोहनदासकाका के साथ वेरावल आया। प्रभास- 
भ्ाटण देखा । 


“तू ६-४-०२ वेराबल से लौट आये । 


ता ३०-६-०२--मोौहनदासकाका का वम्बई जाना निश्चित 
हुआ। 


“ता ५-७-०२--मोहनदासकाका ने प्लेग कमेटी की अन्तिम 
रिपोर्ट देदी । 

“ता ७-७-०२--पोरखन्दर वाले सेठ दाऊजी और दादा अब्दुल्ला 
मोहनदासकाका से मिलने आये, उनको लेने स्टेशन गया। 


ता ८-७-०२--भोहनदासकाका शहर सुधार-समित्ति के काम में 
घिरे रहे । 


“ता ९-७-०२--इऊजी सेठ गौर अब्दुल्ला सेंठ पोरबन्दर लोटे । 
ता. १०-७-०२--अम्बई जाने के लिए मोहनदासकाका के साथ 


८७ जीवन-प्रभात है 
रवाना । पढने के लिए गोकूलदास (वापूजी की वडी वहन के पुत्र) वनारस 
और हरिलाल गोडल गये । 

“ता ११-७-०२--वम्बई पहुचे | रेवाशकर भाई के यहा माटुगा 
के बगले में ठहर ।" 

इस सक्षिप्तन्सी डायरी से स्पष्ट हो जाता है कि वापूजी के 
सपक में आते ही मेरे पिताजी किस वेग से उनके प्रवाह में बहने 
लगे । यद्यपि उस समय भी वापूजी अपने जीवन में स्वार्थं-त्याग, सग्म, 
परोपकार-भावना आदि पर जोर. दे रहे थे तथापि उतकी साधुता इस 
हद तक नही पहुची थी कि कोई उनकी सेवा में आत्म-कल्याण या नि श्रेयस 
की प्राप्ति के लिए उपस्थित हो, परन्तु वापुजी का जीवन-प्रवाह इतना 
ओज-पूर्ण था कि पिताजी जैसे कम स्वतत्र व्यक्तित्व वाले गगा में 
झरने की भाति लुप्त हो जाते थे। वापूजी के सपके में आते ही पिताजी 
के पास मानो अपना कुछ रह ही नही गया । 


वापूजी ने वस्वई में जुलाई से लेकर नवम्बर तक के पाच महीने भी 
मुश्किल से वेरिस्टरी नहीं की कि अनपेक्षित आमत्रण के कारण उन्हे 
तत्काल फिर नेटाल जाना पडा। जबतक वेरिस्टरी का काम चला, पिताजी 
को भी अजिया लिखने और छोटे-मीटे मुकदमो में क्लर्क का काम करने का 
उचित अश वापूजी से मिलता रहा। नेटाल से दो-तीन मास में ही लौटनेकी 
बात थी, इसलिए वहा से लौट आने तक के लिए वम्बई में वापुजी ने अपना 
दफ्तर चालू रखा। पृज्य कस्तूरवा के पास भी किसी के रहने की आवच्यकता 
थी भर मणिलालकाका की पढाई का भी प्र॒श्त था। इसलिए बापूजी 
ने पिताजी को वह उत्तरदायित्व सौपा और कुछ मासिक वेतन निश्चित 
'कर दिया। मणिलालकाका के अतिरिक्त और पुत्रों की पढाई का सवाल 
उस समय वापूजी के सामने नही था, क्योकि बडे पुत्र हरिलालकाका के 
लिए गोडलके छात्रावास मे रहकर पटने की व्यवस्था हो गई थी और शेप 
दो पुत्र रामदासकाका और देवदासकाका अभी बहुत छोटे थे। 


इस वार नेटाल पहुचने पर वापूजी तो कुछ ही दिन वाद ट्रासवाल 

चले गए और मग़नकाका को उन्होने डरबनसे प्राय तीस मीछ की दूरी 

पर टोगाट नामक करवे में मेज दिया। नेटाल के आदिवासी जूलू छोगो 

के बीच गोरे व्यापारियों कौ दूकानदारी इतनी नहीं चल पाती थी 

जितनी कि भारतीयों की और उनमे भी गुजराती व्यापारियों की चलती 

थी। टोगाट और स्टेगर नामक दो कस्चे उत्तरी नेटाल के जगल में छुटपुट 

'झोषडो मे दूर-दूर तक फैली हुई जूलू आवादी के लिए सौदा-पत्ती करने के 


पिता और काका ८९ 


मुख्य केद्ध थे। ममनकाका के टोगाट पहुचने के चार-पाच वर्ष पहले से 
ही गावी-परिवार के कुछ लोगो ने मिलकर वहा पर एक दूकान चालू कर 
रखी थी। उनमे करमचन्द वापा के छोटे भाई श्रीतुलमीदास गावी के सबसे 
बडे पुत्र श्रीअभेचन्द गाघी मुख्य थे, जिनकी दुकान आज पचास वर्ष बाद 
भी वहा चल रही है । 

मगनकाका ठोगाट की दुकान में एक नये साक्षी के रूप में सम्मि- 
लित हुए । मगनकाका ने प्रा परिश्रम करके थोडे ही समय में व्यापारिक 
रीति-नीति सीख छी । वादम उन्हे उस दुकान में भेज दिया गया जो टोगाट 
की दूकान की जाल्घा के रूप में स्टेगरके घनें जगल में चल रही थी। 
जगल के बीच में वह एकाकी दुकान थी और मगनकाका के साथ उन्हीं की 
आयु के केवछ दो नौसिखिए युवक और थे। वहा पहुचने तक मग्रतकाका 
को जूल वोली नही आती थी। यद्यपि मगतकाका का शरीर व्यायाम करते 
रहने के कारण कसा हुआ, गठीला और पहलवान का-सा था, फिर भी 
वह महाकाय जूलुओ के सामने बच्चे जेसे थे । वे काले-काले, अधनगे 
और छाठीबारी छोग जब दूकान में भा वेठते थे तव भय का वातावरण छा 
जाता था, परन्तु मगतकाका और दूसरे दोनो साथी अपना साहस बनाए 
रहते थे, दिन और रात वहा जमे रहते थे। इस प्रकार धीरे-बीरे वहा बह 
दुकान जम गई और खासी आमदनी होने लगी। 


दक्षिण अफ्रीका में दो महीने के बदले वापूजी को चार महीने वीत गए 
उन्होने पिताजी को बम्बई सूचित किया कि अव देर तक उनका भारत 
लौटना समव नही होगा । वापूजी के पत्र के अनुसार पिताजी ने उनका 
वम्बई का कार्याठ्य समेट लिया और वा का आवश्यक काम कर देते तथा 
मणिलालकाका की पढाई का काम भी चलता रहा | लगभग एक वर्ष तक 
अर्थात्‌ १९०३ के दिसम्बर मास तक यह सिलसिला चलता रहा | बाद में 
पिताजी ने सोचा कि विना काम के इस प्रकार समय विताने ओर मोहनदास- 
काका का वेतन लेते रहना ठीक नही है । इसलिए उन्होने किसी सालिसिटर 
के कार्यालय में अपने लिए नौकरी पक्की कर ली। उस नौकरी में एक महीना 
बीतने पर दक्षिण अफ्रीका में घर वसाने के बारे में जोहान्सवर्ग से वा के पास 
बापूजी के पत्र आने लगे । वापूजी जोहान्सवर्ग में प्लेग निवारण आदि 
के कार्य में इतने अधिक व्यस्त थे कि उनको पत्र लिखने का समय ही नहीं 
मिलता था । इसलिए वह अपने स्टेनोटाइपिस्ट को बोलकर पत्र लिखाते 
थे और वह उन्हे अग्रेजी मे टाइप करके भेज देता था। वा को ये पत्र सुनाने 
का काम पिताजी के ही जिम्मे था। ऐसे एक पत्र में वापूजी ने पिताजी के 


८२ जीवन-प्रश्नात * 


लिए भी लिखा था, “यदि तुम्हारी इच्छा हों तो तुम भी वा के साथ दक्षिण 
अफ्रीका आ जानता ।* 


वा को प्रस्थान करने मे अभी विछ॒व था, इस बीच टोगाठ के एक 
साझी का साथ मिल जाने पर पिताजी उसके साथ डरवन जा पहुचे। 
बापूजी के पास ट्रासवाल पहुचना तो कठिन था,क्योकि वहा के लिए बनुमति- 
पत्र प्राप्त करवा आसान न था। इसलिए टोगाट जाकर मगनकाका से मिल 
जाने के वाद पिताजी ने डरबन नगर में अपने लिए कुछ काम खोजने का 
प्रयत्त किया । डरवन के गुजरातियों के साथ मिलने-जुलने पर पिताजी का 
परिचय श्रीमदनजी से हुआ, जो “इंडियन ओपीनियन साप्ताहिक के 
सपादक थे । उन्ही दिनो वापूजी ने 'इडियन ओपीनियन' को अपने प्रचार का 
प्रधान सावन वनाया था और उसमे गुजराती व अग्रेजी दोनों भाषाओों 
के लेख देते रहते थे । श्रीमदनजी उसे हिन्दी, तमिल, आदि चार भापाओं 
में छापकर प्रकाशित करते थे। उन्होने पिताजी को भारत से आनेवाले 
पत्रों से गुजराती और अग्रेजी में समाचारों का सार तैयार करने का काम 
दें दिया। पिताजी का काम उन्हें पसन्द आया और धीरे-धीरे वह छापेखाने 
का सारा काम उन्हें सौपकर बाहर आने-जाने छुगे। इस प्रकार पिताजी 
“इंडियन ओपीनियन के गुजराती विभाग के सपादक वन गए और प्रतिमास 
आठ पॉड वेतन पाने छमे । यद्यपि पिताजी के मन मे ट्रासवाछ पहुचने की 
और वहा की सुवर्गनगरी जोहान्सवर्ग मे कमाई करके काफी पैसा पाने की 


मनोकामना बनी हुई थी, तथापि कुछ ही समय में उनके जीवन का प्रवाह 
बदल गया । 


तीन महीने के बाद बापूजी जोहन्सवर्ग से डरवन आये । रात को एक 

गुजराती मित्र के घर पर व्यालू करते समय नेटाल-सवंधी कई प्रश्नो पर 
चर्चा होती रही । इस वीच बापूजी ने उनसे कहा, “छगनछाल, तुम्हारे छिए 
ट्रासवा-अवेश के अनुमति-पत्र की व्यवस्था मेने कर ली है । आठ दिन के 
अन्दर-अन्दर वह तुम्हें मिल जायगा ।” 

यह सुन कर मदनजी बोले, “छगनलाल को अब ट्रासवाल जा कर 
वया करना हूँ ? वह तो 'इडियन ओपनियन' मे काम कर रहे हँँ। में अब 
स्वदेश छौटना चाहता हू ।” 

“फिर इस छापेखाने का क्या होगा ?” बापू ने पूछा । 

“अख़बार का काम तो आजकल वेस्ट और छगनलाल कर ही रहे ह॑ । 
अवतक आपके मेने जो ऋण ले रखा है, उसके बदले मे यह सारा छापा- 
खाना में आपको सोप देता हू,” मदनजी ने उत्तर दिया । 


पिता और काका ८३ 


बापूजी आये थे टोगाट के किसी काम के लिए, पर अब यह नई चिता 
उनके सिर पर आगई। मदनजी का इन्टर नेशनल प्रेस काफी घाटे में चल 
रहा था और वापूजी वरिस्टरी की अपनी कमाई में से देशभाइयों के हित 
के विचार से घाटा पूरा करने के लिए काफी रकम देते रहते थे। 


डरवन पहुच कर दूसरे दिन उन्होंने नया सकल्प और उसे कार्यान्वित 
करने की योजना मेरे पिताजी को सुनाई और उससे सहयोग करने के लिए 
उन्हें आमत्रित किया । इस अनोखे प्रस्ताव से पिताजी जितने अचम्भे से 
पढे, उतने ही चिन्ता से भी घिर गए। बापू के प्रस्ताव को स्वीकार करना 
कठिन जान पडता था और उनकी भी बात को अस्वीकार करना सरासर 
अनचित प्रतीत होता था। पिताजी बताते थे कि उस प्रस्ताव को स्वीकार 
करने से पहले मुझे भारी मनोमथन से गृजरना पडा । ट्रासवाल जाते की तीज 
इच्छा मेरे मनमे थी। जितना अधिक धन कमाया जा सके कमाकर बड़े 
बापूजी के पास भेजना चाहता था। किन्तु दूसरी ओर वापूजी की प्रभावशाली 
वात मन को पिघला रही थी । रस्किन का बताया हुआ जीवन का उन्नत 
बादर्श सही प्रतीत होता था। फल-वाग लगाना, परिश्रमी और सादा जीवन 
विताना, भाड्यों के साथ प्रेम-पूर्वंक रहना और सबसे बढकर बापूजी 
का नित्य सान्निध्य प्राप्त होना, मुझे बहुत अच्छा छगा। यह सारी कल्पना 
मुझे विशेष कल्याणप्रद प्रतीत हुई और मेने बापूजी की बात को स्वीकार 
कर लिया । 

प्रेस को चलाने और घाटा दूर करने की चिन्ता के इस बोझ को लिये 
वापूजी टोगाट गये । वहा उन्होंने श्रीअभेचन्द गाधी की दूकान के पीछे 
लगा हुआ छोटा-सा बागीचा देखा । उससे उनके विचारों को मौलिक प्रेरणा 
मिली । वह सोचने लगे कि परिवार के ये सव छोग टूकानदारी में खप रहे हे, 
इसके बदल यदि वे पर्याप्त भूमि लेकर फलो के बाग का काम करते लगे तो 
बह अधिक श्रे यस्कर होगा। ऐसा करने से जीवन का यह कृत्रिम ढाचो भी 
मिट जायगा और आश्िक समस्या का हल भी निकल आयगा। इस प्रकार 
दोनों बाते उनके मन में एक साय मडराने छगी । एक यह कि प्रेस का घाटा 
किस प्रकार दूर किया जाय गौर दूसरी यह कि टोगाट की दृकानदारी के 
चक्कर में उलझे हुए नौजवानों को खेतीवाडी के काम की ओर कंसे मोडा 
जाय। 

टोगाट से लौटने पर बापूजी इस प्रश्त पर गम्भीर चिंतन करते हर 


डरबन से जोहान्सवर्ग के लिए रवाना हो गए। जाते हुए यह बताते गए 
प्रेस की व्यवस्था के लिए वह एक सप्ताह बाद फिर से डरवन आ जायगे। 


ट्डं जीवन-प्रभात 


सप्ताह के बीत जाने पर जब वापूजी जोहान्सवर्ग से डरबन के लिए चले 
तब श्री पोक उनको विदा करने के लिए स्टेशन तक साय-साथ गये और 
ट्रैन के छटते समय उन्होने जॉन रस्किन की छोटी-सी पुस्तक “अन्टू दिस 
लास्ट' वापूजी के हाथ मे रखदी और उनसे कहा कि इस यात्रा में आप 
इसे अव्य पढ़ छीजिएगा। है 
श्रीपोलक वापूजी के उन गोरे मित्रो में से थे जो निरामिप भोजन के 
आग्रही थे और अपने जीवन को सादा और सच्चा बनाने के लिए सुबह-शाम 
बापूजी के साथ गहराई से मनन-नचतन किया करते थे | उनकी दी हुई 
पुस्तक ने वापूजी के लिए गृरुमन्र का काम किया। कुछ अरसे से जो विचार 
बापूजी के अन्तर में मडरा रहे थे वे अब मूत्त रूप में उनके सामने आ गए। 
पुस्तक पढ़ चुकने के वाद सारी रात वह नही सो पाए । बहुत ही उग्र मनो- 
मयन चलता रहा। अन्त में उन्होंने नागरिक जीवन का परित्याग करके 
किसान के प्राम-जीवन को अपनाने का निः्चय किया। 
श्री वेस्ट ने भी वापूजी के प्रस्ताव को स्वीकार किया। चार-छ 
दिन के अन्दर ही फीनिक्सवाली जमीन खरीद ली गई और प्रेस को वहा ले 
जाने की जोरदार तैयारिया शुरू कर दी गई। 
इत्टरनेशनल प्रेस जब डरबन में या तब श्रीवेस्ट को सोलह पौड 
थेतन मिलता था। एक होशभियार अग्रेज कपोंजीटर को अठारह पौड और 
दूसरों को भी काफी अच्छा वेतन दिया जाता था। फीनिक्स जाते समय 
इन सबमे से केवल दो व्यक्तियों को पूरे वेतन पर ले जाने का अपवाद 
करना पडा | बाकी सबका बेतन बहुत कम कर दिया गया । कई लोग 
तो फीनिक्स गये ही नही । जो गये उनमे दो अपवाद छोडकर शेष सबको 
प्रतिमास तीन-सीन पौड वेतन देने का नियम बनाया गया। 
कुछ ही दिन वाद फीनिक्स में प्रेस के लिए आवश्यक छप्पर खड़ा कर 
दिया गया। तब बापूजी फिर जोहान्सवर्ग से आये और आठ-दस दिन के 
अन्दर सारा प्रेस डरबन से फीनिक्स ले ग्ये। प्रेस का सामान 
फीनिक्स पहुचने के दूसरे ही दिन टोगाट से मगनकाका और आनन्‍्द- 
लालकाऊ़ा भी वहा आ पहुचे। इन सबके रहने के लिए घर नही था। प्रेस 
को मशीने, सामान और कागजात रखने योग्य केवछ एक छप्पर ही तैयार 
हुआ था। उस जमीन के पुराने मालिक ने नौकरो के लिए जो छोटी-छोटी 
कोठरिया बनवाई थी वे भी खडहर बन चुकी थी। सक्षेप मे, फीनिक्स का 
प्रारम्भिक निवास सर्वथा जंगल का ही निवास था। रसोई आकाश की 
छन्रठाया में करनी पडती थी और केवल खिचडी पका छेने के लिए भी कम 
पुण्पार्य नही करना पडता था । 


जगल में सगल ८प्‌ 


१३ 
जंगल में मंगल 


अफ्रीका एक विराट और अदभव भूसड है। उसके दक्षिणी भाग 
में पूर्वीय तट पर नेटाल नाम का भान्त है । वह ब्रिटिग दक्षिण अफ्रीका 
में सम्मिलित है | वहा पर समुद्र तट से छगभग ६ मील अन्दर की ओर 
फीनिक्स का वह स्थान है, जो इतिहास में गाधीजी के घधर्मक्षेत्र, साधनाक्षेत्र 
गौर कर्मक्षेत्र के रूप में अमर रहेगा। 


नेटाल प्रात के प्रसिद्ध वन्दरगाह और भव्यनगर डरवन से उत्तर 
दिशा में जाने वाली नार्थकोस्ट रेलवे पर सातवे स्टेजन का माम फीनिक्स है। 
उस समय उसके आसपास कोई वस्ती नही थी। वहा गन्ने की खेती बहुत 
होती थी और स्टेशन से मुस्यत गन्ने का निर्यात हुआ करता था । 


बापूजी ने जो भूमि ली थी वह फीनिक्स स्टेशन से केवल ढाई मील 
पर थी। इसीलिए उसका नाम फीनिक्स सेटिलमेंट (फीनिक्स वस्ती) 
रखा गया था । वहा बापूजी सावारण व्यवहार मे तो अपनी भाषा का ही 
“उपयोग करते थे, किन्तु उस देश में अग्रेजो और अग्रेजी का प्रभुत्व था और 
सग्रेजो के साथ नित्य ही व्यवहार करना पडता था, इसलिए इस वस्ती का 
नाम अग्रेजी में रखा गया। वहा के कार्य-कर्त्ताओं और वेतनभोगी कर्म- 
चारियो के लिए 'सेटिलमेटवासी' शब्द का प्रयोग होने लगा । 


अनायास प्राप्त हुए इस फीनिक्स' नाम से वापूजी बहुत प्रसन्न 
थे, क्योंकि उस समय उनके अन्तर में जो भावना उमड रही थी वह इस शब्द 
से बहुत म॒न्दर रूप में व्यक्त होती थी। यूनान के प्राचीन कथाकारो 
ने फीनिक्स' पक्षी की पवित्रता, वलिदान-निष्ठा और अमरता के वारे 
में बडा ही छोमहर्पषक वर्णन किया हैं । उन कथाओ के अनुसार 'फीनिक्स 
पक्षी समार में एक ही होता है, उसका जोडा नही होता । जब समय आता ह 
तब वह अपनी देह को अपनी आतन्तरिक ज्वाला से उसी प्रकार भस्म कर 
देता है, जिस प्रकार दक्षयन में शिवजी का स्मरण करते हुए सती ने किया 
था। पूरी तरह भस्म हो जाने के वाद राख की उसी राशि से पुन फीनिक्स 
पक्षी उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार वह सदेव अमर रहता हूँ । वापूजी 
ने जिस श्रद्धा से सर्वोदिय के सिद्धात अपनाये थे और उनपर अपया जीवन 
न्योछावर करने का सकलल्‍्प किया था, उसको मूरत्तरूप देने के लिए फीनिक्स 


८६ जीवन-प्रभात 


की इस भव्य कल्पनावाले नाम से अधिक अच्छा ताम कौन-सा मिल सकता 
था? 


फीनिक्सवाली जमीन जब सरीदी गईं तव उसका अधिकतर भाग 
घास से ढका हुआ था । दो-तीन एकड के टुकड़ों को छोडकर वहा 
कभी हल या कुदाल का स्पर्श नही हुआ था। जमीन समतल भी नहीं थी। 
प्राय सभी जगह सौ-दो-सौ फुट के ऊचे ठीले ये । कुछ टीले पथरीले और 
ककरीले थे, किन्तु बहुत-सा हिस्सा काछी मिट्टी वाछा था। भूमि कभी 
जोती नहीं गई थी, इसलिए उसकी उर्वरा-शक्ति भरपूर थी। परिश्रमी 
किसान के लिए वह साक्षात्‌ स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान थी। काली' मिट्टी 
इतनी भूरभुरी थी कि अच्छी वर्षा हो जाने पर जोते हुए खेत मे प्राय 
घुटनों तक पैर धस जाते थे। चौमासे में वहा अनेक बार मूसलाधार वर्पा 
हुआ करती थी और छ महीने ऐसे होते थे जबकि पूरा-का-पूरा सप्ताह 
शायद ही मूखा बीतता हो । सूखे महीने लगातार तीन भी नही बीतते थे । 
जमीन के एक कोने पर छोटा-सा बागीचा था, जिसमें सतरे, आम, अमरूद, 
शहतूत आदि के बहुत पुराने जजरित पेड थे। दूसरी और दूर के कोने 
पर नाटे बबूलो का घना जगल था। उसमें हिरन, लोमडी और सेही' आदि 
जानवर रहते थे। शेप चारो ओर घास थी। मुख्य भूमि की पश्चिमी 
दिशा में एक वडा झरना था, जिसके सामने की ओर भी सस्था की जमीन 
थी। पूर्वी किनारेवाला नन्‍हा सूखा-सा भरना सस्था की पूर्व सीमा बनाता 
था। बड़े झरने के, जो वारहों मास बहता था, दोनों किनारों पर सघन 
वृक्ष थे और कुछ गाखाएँ झरने पर छत्र की तरह छाई हुई थी। इन पेडो 
पर अनेक वार हरे रग के पतले लम्बे साप झूलते हुए नजर आते थे । 


और भी कई प्रकार के साप घासपात में, रास्तो पर व आगन में 
विचरा करते थे | एक ही दिन में पाच-पाच, छ -छ सापो से भेट हो जाना 
असाधारण वात न थी। ये साप कई प्रकार के थे--कोई छिगुनी के-से पतले 
तो कोई हाथ की कलाई से मोटे, कोई त्रिकोणाइृतिवाले, तो कोई दूर 
से ही मनुष्य की आखो में विष की पिचकारी छोडनेवाले, कोई निर्दोष 
तो कोई जमीन से उछलकर मनुष्य के मुख पर दात मारनेवाले और उसे 
तत्काल खत्म कर देनेवाले। वाघ-म्रेडियो आदि का वहा नाम-निशान नहीं 
था। पक्षी बहुत प्रकार के थे, परन्तु उनमे मोर, कोयल, तोते, गुरगल,गोरैया 
और कौता आदि का कही दर्शन भी नही होता था। ब्राह्ममुह॒र्त से भी पहले 
से गाने वाले चण्डूल, सुन्दर चित्र-विचित्र परो के सुनहले पक्षी, सख्त मिट्टी 
के पक्के घोसले वनानेवाले कारीगर पक्षी, लाल मीनेवाले छोटे पक्षी और 


जगल में मंगल ८७ 


सुवह-शाम क्षितिज में पक्ति-वद्ध विचरण करलेवाले रेत वगुले आदि वहा 
बहुत थे। इन पक्षियों के कठ से जो सुमधुर कलरव आकाश-मडल में आठो 
पहर, भिन्न-भिन्न स्वरो में प्रतिध्वनित होता रहता था, उसके कारण 
फीनिक्स क्षेत्र की वह सूदीर्घ, गम्भीर एवं पवित्र शान्ति और भी अधिक 
शातिप्रद बन जाती थी। 


आदमियो के कोलाहल से भी वह भूमि शून्य थी। हा, फीनिक्स के 
स्टेशन से इनाडा की ओर जो पगडण्डी जाती थी उस पर सुबह-शाम रेलवे 
देन के समय थोड़े से आदिवासी जल लोग अपनी बोली में ऊचे स्वर से बाते 
करते हुए निकल जाते थे। सामने वाली दूर की टेकडियो पर अलग-अलग 
झोपडो में दो-चार जल और दो-एक गिरमिट-मक्त भारतीय परिवार थोडी- 
थोडी दूरी पर वसे हुए थे। उनके दीपक का टिमटिमाना सध्या के समय 
फीनिकस क्षेत्र से दीख पडता था । जब कभी भारतीय परिवार में लडाई- 
झगडा हो जाता था तो उसकी एक-दूसरे को कोसने की आवाज भी सुनाई 
पडती थी। इसके अतिरित वह स्थान पूर्णतया जात था। 


जाडो में हवा वडी तेज चलती थी और घरो के किवाडो के दरार 
से ऐसी पेनी आवाज निकलती थी मानों गीदड रो रहे हो । पाला बहुत 
पडता था। स्वेरे-सवेर घर से निकलने पर अगुलिया गल-सी जाती थी । 
गर्मी के दिनो में धूप भौर उमस का जोर रहता था, पर लू का अनुभव याद 
नही आता | छोटे दिनो में ज्ञाम को पाच-सवा पाच बजे ही सूर्यास्त हो जाता 
था और गर्मी के लम्बे दिनो में शाम को सवा सात बजे तक सूर्य का दर्शन 
होता रहता था। फ़ 


ऐसी समद्धि में भी पीने के पानी का भारी कष्ट था । खेतो के छिए 
सिचाई का कोई प्रवन्ध न था। पौधो को पानी देने के लिए लम्बे ढाल 
उतरकर झरने से वहगी में पानी लाना पडता था और पीने के लिए वर्पा 
का पानी छप्परो के सहारे वडी-बडी टकियो में इकठठा करना पडता था। 
झरने मे पत्तिया सडती रहती थी | इसलिए उसका पानी पिया नही जा सकता 
था। टीले इतने ऊचे थे कि वहा कुआ नही वन सकता था। प्रकृति की कंपा 
थी कि लोहे की टकियो के विलकुल खाली होने से पूर्व ही वर्षा हो जाती 
थी और छत का पानी उनमे भर जाया करता था । जबंतक 
सस्था में पक्के रास्ते तैयार नहीं किये गए तवतक चलना-फिरता कठित 
था। एक तो घास-फ्स, फिर कीचड और इससे भी वडा सकट सापो का | 
बाजार तो वहा से ठीक चौदह मील पर डरवन नगर में ही था। दूध भी वहा 
से जाता था। सामने के टीलो पर रहनेवाला उत्तर भारत का गिरमिट-मुक्त 


८८ जीवन-प्रभात 


किसान कभी-कभी डेढ मील चलकर अपनी गाय का थोडा-सा दूध दे जाता 
था | सौदा तथा प्रेस का सामान लाने-लेजाने के लिए एक खच्चर गाडी 
रखी गईं थी, पर स्टेशन के लिए पगडण्डी का रास्ता ती ढाई मील का था 
और गाडी को चार मील का चक्‍कर काट कर जाना पडता था। 


३ 


फीनिक्स के ऐसे वीहड स्थान पर वापूजी की टोली ने अपना अड्डा 
जमा दिया। प्रेस का छप्पर इतसा वडा था कि उसमे अग्रेजी, गुजराती, 
हिन्दी और तमिल भाषा के टाइपो के कंस तथा दस-वारह कम्पोजीटरों के 
लिए स्टूल रखने की व्यवस्था हो गई। अग्रेजी व गुजराती सम्पादको के 
लिए अलग-अलग कार्यालय, वहीखाते, डाक आदि का अलग विभाग ओर 
बापूजी के लिए काम करने का विशेष स्थान वना दिया गया। एक साथ 
सोलह पन्ने छाप सकने वाली बडी मशीन ट्रेडड, काठनें की मशीन, 
खडे-खडे काम करने की कई मेजे, ऊची-ऊची अल्मारिया, आदि वहुत-सा 
सामान साफ-सुथरे ढग से सजा दिया गया। चारो ओर काच की खिडकिया 
रूगाई गई थी और इतने लम्बे-चौडे छप्पर मे कही हवा या उजाले की कमी 
नही थी | मशीन चलाते के लिए भारी-भरकम तेल इजन था। उसके लिए 
अलग कोठरी बनी थी। इसी इजन के डायनमो से पूरे प्रेस मे विजली की 
वत्तिया लगाई गई थी। मिटटी के तेल के बडे रूप भी टगे थे। सक्षेप में, 
प्रेस का मकान सादा था, पर उसमे सुविधाएं पर्याप्त थी । रहने की उसमे 
एक आदमी के लिए भी जगह नहीं थी। भूल से भी वहा कोई चूल्हा नही 
जला सकता था, न खाट या चारपाई बिछा सकता था। 


साप्ताहिक के छपने का काम नियमित और व्यवस्थित हो जाने पर 
सभी कार्यकर्ता अपने रहने की जगह ठीक करने मे, छपाई के काम से बचने 
वाला समय देने छगे। कार्यकर्ताओं में पहुले-पहुल दो-तीन अग्रेज, दो-चार 
तमिल-भाषी, दो-चार हिन्दो-भाषी, एक-दो आदिवासी जूलू नौकर और 
पाच-छ गुजराती थे। डरबन से जो कार्यकर्त्ता स्वेच्छासे अपना वेतन 
घटाकर आये थे उन सवको निजी खेती और बागीचे के लिए एक-एक, दो-दो 
एकड जमीन देदी गई। दो वढइयो की सहायता लेकर सभी ने अपनी-अपनी 
जमीत पर नालीदार चहरो से एक-एक कमरा खडा कर लिया। प्राय सभी 
ने अपने मकान टीले पर बनाए थे, इसलिए सभी सौ-पचास गज के निकटस्थ 
पडोसी बस गए। अपने निवास-स्थान की चारो ओर की घास को सभी ने 
हटा दिया और थोडा-थोडा आगन भी समतलू बना लिया, इसलिए उस 
स्थल थे एक छोटी-सी सुन्दर वस्ती का रूप ले लिया। मकान के काम से 
'फुरसत पाने पर सब लोग अपनी रुचि के अनुसार वागीचा छगाने मे एकाग्न 


जंगल में मगल रु 


'हो गए। 
मेरे पिताजी और मगरनकाका ने मिलकर चार एकड जमीन ली । 
वह अलग-अलग तीन जगह बटी हुई थी। वडा हिस्सा मुख्य टीले के ऊपर 
था। इस टुकड़े में टीले के ऊचे भाग पर घास निकालकर, उन्होने एक बडा 
चौोकोर कमरा खडा किया और उसके सामने कुछ दूर पर रसोईधर का एक 
छोटा कमरा बताया | झोंपडो की विशेषता यह थी कि उनमें सील तथा 
वर्षा के पानी से वचत के लिए छूकडी के चौकीनुमा ऊचे फर्श बनाये गए थे, 
जिससे फर्श के नीचे से गोल सभो के बीच में होकर चौमासे का पानी निकल 
जाता था और फर्श पर सील नही होती थी। फर्श की ऐसी रचना के 
कारण चूहों की परेशानी और सापो के निवास का डर भी कम हो गया 
था। दीमक का त्रास वहा था ही वही । झोयडो की दीवारे नाठीदार चादरों 
को लकडी के चौखटों पर जडकर बनाई गई थी। छत भी बसी ही थी। 
यथास्थान काच की चौडी खिंडकिया रखी गई थी। इस प्रकार कहने को 
झोपडिया होने पर भी वे सुविधा में हवादार वगलो से कम न थी। 


मेरे पिताजी के जिम्मे अधिकतर अखबार के लिए लिखने-पढ़ने व 
वही-खातेका काम रहता था । तीसरे-चौथे दिन वह डरवन जाकर साप्ताहिक 
के लिए विज्ञापन प्राप्त करने, चन्दा वसूल करने और सौदा खरीदने का 
काम करते थे। मगनकाका दूसरे कम्पोजीटरों के साथ कपोरजिग, मशीन 
चलाने और दूसरी आवश्यक कारीगरी का-काम करते थे। बहुत थोडे दिनो 
में वह इन कामो में प्रवीण हो गए। प्रेस का समय समाप्त होते ही वह घर 
जाकर बढइयो के साथ जुट जाते और इस प्रकार उन्होने वढइगरिरी भी 
सीख ली । फिर वागीचे के काम में कस कर लग गए और फल के पौधो 
की बड़े ही प्रेम और परिश्रम से परवरिश करने ढ़गे । फलत दो-तीन 
साल में ही हमारे घर का वागीचा नामी हो गया। 


सर्वोदिय-जीवन की जिस उन्नत कल्पना को वायूजी ने एक रात के 
जागरण व उम्र मनोमथन के बाद अपना लिया था, उसको एक वर्ष के अन्दर 
हो फीनिक्सवासी साहसिक युवकों ने अपने प्रखर पुरुषार्थ से कार्यान्वित 
कर दिखाया। इसका मुख्य श्रेय वापूजी के अपने जीवन की वेगवान प्रणाली, 
विचारो की उन्नत और पारदर्शक स्पष्टता और उनकी सतत निष्झा की है। 
नगर-जीवन के सुखो की मनोर्म अभिलापा व विपुर धन-राश्षि प्राप्त करने 
की तीज छालसा से विमुख वनाकर जयल मे मगलमय जीवन विताने के 
लिए वापूजी ने ही उत्त साहसिक व पुरुषार्थी युवकों को छालायित किया। 
कृदम-कंदम पर उनके लिए स्पष्ट योजना बनाई, द्विविधा न हो ऐसा मार्ग 


९० जीवन-प्रभात॑ 


दर्शन कराया, उनमे अदूट विद्वास, अविचछ आत्मश्रद्धा और अदस्य 
उत्साह भर दिया । 

जब रहने को लिए ठौर-ठिकाना हो गया तब वापूजी ने उन युवकों 
को परामर्श दिया कि वे अपने-अपने परिवारों को भी फीनिक्स में बुला ले 


2४: 
धूमिल स्मरण 


इस मसार का सर्वप्रथम आलोक मेने तब देखा जब मेरे पिताजी 
मैद्रिक्युलेगन की परीक्षा मे उत्तीर्ण हुए । उन्ही दिनो पूज्य बापुजी ने 
दर्क्षिण अफ्रीका से लोटकर राजकोट में अपनी वैरिस्टरी जमाने का श्रीगणेश 
किया था और उन्होने मेरे पिताजी को राजकोट के अग्रेजी हाकिम की 
बलर्की से वचाकर अपने साथ काम में लगा लिया था। मेरे जन्म के समय की 
यह ऐसी महत्वपूर्ण घटना साबित हुई कि मेरा भविष्य सुधर गया । वह 
समय सन्‌ १९०१ के वर्ष की समाष्ति का था। 


मेरा जन्म अपने नानाजी के घर पर पोरबन्दर में हुआ था। मेरे 
नानाजी श्रीहीराचन्द वोरा राजकोट में सुप्रसिद्ध तथा प्रामाणिक सर्राफ 
थे और मुख्यत सोना-चादी का व्यापार करते थे। परन्तु देनदारो से वसूली 
को लिए अदालत की दहलीज पर कदम न रखने के आग्रह के क/रण उनकी 
बहुत-मी पूजी फस गई जौर वह अपना रोजगार वन्द करके यात्रा को 
निकल गए । 


बताया जाता है कि मेरे नाताजी उन प्रगतिगील व्यक्तियों मे से एक 
थे जिन्होने सौराष्ट्र में अपनी कन्याओ को पहले-पहलू पाठशाला में भेजा 
था और अपने पूत्रो को उन्होने यूनिवर्सिटी की ऊची शिक्षा दिलवाई थी। 

वापुजी जब वैरिस्टरी पढने विलायत जा रहे थे तव मोढ वनियो की 
विरादरी के दकियानूसी वुद्धो का मुकावला करने में, उन्होने बापुजी को 
सक्रिय सहयोग दिया था और विलायत से वापूजी के लौठ आने पर राजकोट 
की विरादरी मे उनका पुन प्रवेश कराने में गाधीजी के बडे भाई को मेरे 
नानाजी ने बडी सहायता दी थी । घनी सेठ होते हुए भी अपनी तुलता में 
निर्वन स्थिति के श्रीखुगालचन्द गाधी के पुत्र के लिए कंवल सस्कारिता 
को देखकर अपनी कन्या को देना उस जमाने में उनकी प्रगतिणीलता का 
ठोस़ प्रमाण माना गया था। 


घूमिल स्मरण ९१ 


पोखन्दर में जब मेरा जन्म हुआ तब नानाजी के दिन बदल गए थे 
और किराये के बहुत सादे मकान में वह रहते थे। 

सुदामाजी के मन्दिर और ओतावबापा के प्राचीन मकान के प्राय 
अधवीच में यह मकान था। अपने वचपन मे पन्रह-सोलह की आयुतक मेरे 
मन में इस बात का गौरव जाग्रत रहा कि में सुदामा तथा गाधीजी के गाव 
का एक बालक हू। इस भावना से मुझे अनेक वार ऊचे उठने में सहायता 
मिली । 

अपने नानाजी के यहा किस आयु तक में रहा, इसका मुझे पता नहीं। 
परन्तु तब के दो-तीन धुघले स्मरण अब तक मेरे चित्त पर अकित हे 

मगनकाका हम लोगों को लिवाकर जब फीनिक्स के लिए रवाना 
हुए तब मे मुश्किल से चार वर्ष का था। हिन्द महासागर की मेरी उस प्रथम 
यात्रा में हमारे सघ में मंगतकाका, मेरी माताजी, मेरी चाचीजी और में 
मिलकर साढे तीन प्रवासी थे और दूसरे डेढ प्रवासी थे मेरे दूर के काका 
श्रीआनन्दलाल गाधी की पत्नी झवेर काकी और उनकी छोटी पुत्री विजया । 


जब मगनकाका स्टेगर वाली दूकाव छोडकर वापुजी के आमत्रण 
पर फीनिक्स गये तव उनके साथ आनन्दछालकाका भी दूकान और व्यापार 
का मोह छोडकर किसान का जीवन बिताने स्टेंगर से फीनिक्स आ गये थे। 


जिस स्टीमर मे हम गये उसका रग-रूप, नाम आदि मुझे याद नहीं है । 
इतना याद है कि हमारे सघ को स्टीमर में दो तग कोठरिया मिली थी। 
दिन भर मगनकाका उन कोठरियों से वाहर रहते थे, और मेरी माता, दोनो 
काकी और हम दोनो वच्चे कोठरी की सकरी टाड पर विछे विस्तर पर बैठे 
रहते थे। हमारी कोठरी की काच की खिडको पर समुद्र के पानी की 
कोई-कोई वडी लहर जब टकराती तब डर के मारे हम सव उस सकरी 
ठाड पर एक-इसरे के और भी निकट सठकर बैठ जाते थे । हम 
लोगो का यह डर दूर करने के लिए कभी-कभी मग्रनकाका हमे ऊपर के खुले 
डेक पर ले जाते थे, डेक के किनारे लोहे का जगला उस स्टीमर पर शायद 
नही था। आड के लिए केवल मोटा रस्सा बाघ लिया गया था। डगमगाता 
स्टीमर जब पानी की ओर बहुत ज्यादा झुक जाता तब ऐसा प्रतीत 
होता था. कि वस अब वह॒विल्कुल करवट लेकर पाती पर लेट जायगा 
ओर हम सब पानी में जा गिरेगे, पर तुरन्त ही वह दूसरी ओर झुकना शुरू 
करता और हम गिरने से वच जाते । सारा दृश्य भयावह था, फिर भी उस 
समय समुद्र का दर्शन करते मुझे तृप्ति नहीं होती थी। मगनकाका जब 
लोटाकर कोठरी मे ले जाते थे तव बुरा छुगता था। एक वार जब वर्पा हो 


९ए' जीवन-प्रभात 


रही थी, मगतकाका हमें ऊपर वाले डेक पर टहलाने ले गये। देखते-ही- 
देखते समुद्र की एक वडी लहर ने डेक पर आकर शझपट्टा मारा और चारो 
ओर पानी फल गया और सब यात्री इधर-उधर भागे। उस समय कोहराम 
मच गया। मगनकाका ने मजबूती से मेरा हाथ थाम लिया, परन्तु मेने अपनी 
माताजी का पल्ला नही छोडा | ऐसी विपत्ति में मुझे अपनी माता पर ही 
अधिक भरोसा रहा । मगनकाका ने मुझे अपने पास लेने के लिए ज्यो-्ज्यो 
जोर दिया, में और भी जोर से अपनी माता से चिपका रहा । बाद में किस 
प्रकार डेक से उतरकर हम लोग अपनी कोठरी में पहुचे, इसका स्मरण मुझे 
नही है । 

महासागर की वह लम्बी यात्रा कव पूरी हुई, हम छोग स्टीमर से कब 
उतरे और फीनिक्स कव पहुचे, उसका भी कोई स्मरण अब मुझे नहीं है । 
इतना याद है कि जब हम फीनिक्स पहुचे तो टीन के एक छोट से चौकोर 
कमरे में हमारा डेरा था। रात को वहा इतनी भीड़ हो जाती कि निकलने 
भर की उसमें जगह न रहती । इसलिए मे एक कोने में दुबक कर बैठ जाया 
करता था। शाम की रसोई तब नही बनती थी | जगछ की जमीन में और 
ऊपर से बुदा-बादी का डर होने के कारण एक ही समय की रसोई मुद्किल से 
हो पाती थी। चिराग जलने पर घर के बडे लोग बिना कुछ खाये-पिये ही 
विस्तर लगाकर लेटने के इन्तजाम मे लग जाते थे | पिताजी और मगन- 
काका कई वार ऊपर की टीन की छतपर भी विस्तर लगाते थे। सव लोग 
जब इस काम मे छगे होते थे तब एक कटोरे में थोडे से दूध में भिगोई हुई 
डबलरोटी मेरी मा मुझे दिया करती थी, जिसे में बडी देर तक कोने में 
वेठा-बेठा स्वाद से चवाया करता था | 


हमारे रहने का तंग चौरस कमरा कुछ दिन बाद वदल दिया गया । 
उसकी छत का ढाल ऐसा बनाया गया कि बरसात के पानी का टपकना 
रुक जाय। 


इसी मुख्य कमरे के पश्चिम मे एक बरामदा और एक कमरा और 
बढाया गया । पूर्व में वाकायदा रसोईघर तैयार किया गया और उसमे 
घुआ निकलने के लिए ईटो की चिमनी चिती गई। मकान भर में और 
कही ईंट-चूना काम में नही लिया गया था | टीन और छकडी के बने इस 
खूबसूरत मकान में खिडकिया काच की लगाई गई थी । उसमें लोहे की छड 
या जाली नही डाछी गई थी, रात को भी वे खुली रहती और खिडकी के 
रास्ते घर में प्रवेश करना विल्कुल सुगम था। परन्तु उस जगल मे न कोई 
जानवर ही हमारे घर मे घुसा, न कोई चोर। अफ्रीका के आदि-निवासी घर 


घूमिल स्मरण रे 


से लगी हुई सडक से दिनरात आते-जाते थे, पर उनमे से किसी को चोरी करने 
का लालच नही हुआ हमारे घर की ज॑सी ही रचना वाले और भी दो-तीन 
मकान सौ दो सौ कदम की दूरी पर तैयार हुए, जो बेस्ट साहव और 
बानन्दलालूकाका जादि के थे । 


फीनिव्स के कार्यकर्त्ता-परिवारों में अभी कोई और लूडका नही था, 
जिसके साथ गे खेल | इसलिए मुझे सारा दिन अपनी माता के पास उस बडे 
घर मे अकेले ही विताना पडता था। पास के घर में आनन्दलालकाका की 
पुत्री विजया वहुत कम हमारे यहा खेलने आती थी, क्योकि हम लोगो को 
घर से वाहर निकलने में काफी रोका जाता था । 


इस मसीवत मे नई मसीवत यह आई कि घर में स्लेट-पेन का आगमन 
हुआ | अब तो में पाच साल का हो गया था । अब मेरी पढाई शुरू हुई। 
उस समय की गिक्षा-पद्धति के अनुसार मुझे स्लेट पर इकाई के प्रथम अक 
को घटठे-दो-घटे तक नित्य ही वार्वार दोहराते रहना पडता था। माताजी 
के लिखे हुए मुठ अक की लकीर को अपनी छोटी-सी पेन से दोहराते- 
दोहराते जब वह पीन इच मोटी लकीर वन जाती और में बिल्कुल थक कर 
उदास हो जाता तब मुझपर माताजी को दया आती और वह मेरे हाथ से 
तत्ती छीन कर अलग रखती हुई मुझसे कहती, “जाओ, खेलो घर 
के बाहर ।” परल्नु इस प्रकार खेलने की छुट्टी पाने पर मेरा उत्साह सूख 
जाता और खेल-कद के बदले घर के पास ही में धोडा-सा चक्कर लगाता । 
शाम के समय जब आनन्दलालकाका के यहा से विजया आती तब जैसे 
वह खेलती-कूदती, में भी उसके साथ-साथ कुछ खेल लेता । 


प्रत्येक सध्या को आकाश में ज्यो-ज्यों अधेरा बढ़ने लगता त्योन्त्यो 
मेरे सिर पर सकट मडराने ऊछगता | एक से लेकर सारी गिनती मुझे उस 
समय बडो को सुनाती पडती थी । विजया एक सास में कुल गिनती सुना 
देती पर मुझसे कई भूले हो जाती । वैसे भी में आयु मे बडा था और फिर 
लड़का ठहरा। इस कारण, मेरी भूल जरा भी सहन तही की जा सकती थी । 
बारवार डाट-ठपट कर मुझे सुनाया जाता “लाज ही नहीं हे वेशरम 
को * तुझसे तो यह लडकी होशियार हुँ |” "निरा वृद्ध ही है, वेहतर था 
कि छडकी ही जनमता |” 

अगर पाठ लेते समय में अकेला होता और विजया न होती तो मुझे 
बडा! अपमान सहन करना पडता था | तव मेरी मदबृद्धि के लिए घर के बडे 
लोग बडा अफसोस प्रकट करते थे और विजया की बुद्धिमत्ता की वडी प्रशसा 
करते थे। 


९४ जीवन-प्रभात 


इसका परिणाम यह हुआ कि गिनतिया याद होनी तो अलग रही, 
उसके प्रति मेरी अरुचि बढने छगी। खुद इकाई-दहाई रटके होगियार बनने 
की आकाक्षा मेरे मन मे पैदा न हुई, पर विजया की होशियारी पर मुझे रोप 
होने छगा, यहा तक कि जब बहु अपने ताऊजी के घर चार-पाच दिन के 
लिए टोगाट जाती थी तब में मन-ही-मन मानता रहता था कि वह भव लौट 
कर फीनिक्स न आवे । 


धीरे-घीरे मेरी पढाई, अर्थात्‌ गिनती लिखने और सुनाने की विद्या, 
कसम खाने भर को आगे बढी, छेकिन घरवालों को उससे सन्तोप नही हुआ । 
में सुस्त विद्यार्थी न रहू, तेज विद्यार्थी बन जाऊ, इसके लिए वे सब अथीर हो 
उठ और मुझे सुस्त से चुस्त बनाने का बीडा मगनकाका ने उठाया। में 
भूलवकड न रह, मेरा प्रमादीपन सत्वर दूर हो जाय और वचपन से ही में 
तेजस्वी विद्यार्थी वन जाऊ, इस आकाक्षा से रोज सध्या को घटा-दो-बटा 
मेरे लिए मगनकाका श्रम करने लगे। 

जब मेरी माताजी पढाती, तब वह भी मुझे अप्रिय लगती थी, 
पर जब मगनकाका ने मुझे अपने हाथ में लिया, तब मेरे मन का भय बहुत 
बढ गया और मे उनकी निगाह से बचने की कोशिश करने लगा । 


प्रात काछ से लेकर जाम तक मगनकाका मुद्रणाछ॒ुय में और घर के 
बागीचे मे कठोर परिश्रम करते और शाम को घर आकर सोने से पहले मुझे 
पढाने का काम करते । थर्के-यकाये तो वह होते ही थे, उस पर जब गिनती 
सुनाने मे मुझसे भूल हो जाती तव उनका ऋरब उमड पडता । वह मुझ पर 
धमकते भर अपनी सारी ताकत से मेरा कान पकड कर उसे इस हद तक 
ऐठ्ते कि मेरे पैर जमीनसे ऊपर उठ जाते। कुछ क्षण बाद उनके ऋध में 
बोर भी वाढ आती और मेरा कान छोडकर वह तडातड मेरे दोनो गाछो पर 
चार-पाच तमाचे लगा देते । ऐसा मालूम होता मानो गाल पर अगारे घर 
दिये हो, पर मुझे यह साहस नही होता था कि अपने हाथ से में अपने माल को 
सहला छू। अश्नुधारा चलती हो, गला सूख रहा हो, फिर भी पापाण मूर्ति 
के समान नि*ंचल खडा रहकर गिनती सुनाने का प्रयास मुझे चालू रखता 
पडता था | लेकिन जब मेरा चित्त ही विह्ल हो उठा हो तब बिना भूल के 
गिनती सुनाना कैसे समव हो सकता था। नतीजा यह होता कि काका की 
क्रोधाग्ति और भी भडक उठती और उस समय जो भी डडा-छकडी उनके 
हाथ पड जाती उससे मेरे हाथ-पीठ भादि की काफी मरम्मत हो जाती । 


किसी-किसी दिन मुझे भरपूर पीट डालने पर भी काका का क्रोध शात 
नही होता था, तब मुझे नसीहत देने के लिए वह नया उपाय काम मे लाते थे। 


घूमिल स्मरण ९५ 


चार-पाच वार यह प्रयोग उन्होने किया होगा । हमारे घर के बरामदे में 
लकडी का एक बडा वक्‍स पडा रहता था, उसे खाली करके वह मुझे उसमें 
बन्द कर देते थे । छकडी के उस सनन्‍्दृक में वडी-वडी दरार थी, इसलिए मजे 
हवा तो मिल जाती, पर मेरा नन्हा-सा जी बेहद व्याकूल हो जाता । म॑ बहुत 
छठपटाता,हाव-पैर पटकता, उस भारी ठक्कन को लाते मार-मार कर खोलने 
का प्रयास करता और चिल्छाता, परन्तु मेरी इन चीखो को उनके हृदय तक 
पहुचने से उनका प्रचढ क्रोध रोक लेता था । मेरी यह ताकत कहा कि में उस 
ढकने को जोर छग्ा के खोल दू, जिसको मेरे पहलवान काका ने अपने पैरो 
से दवाया हो । मेरी माता और काकी की आखो से भी अश्न्‌ बहते, परल्तु 
किसी का साहस नहीं था, जो क्रोव भरे मगनकाका से कुछ कहे । 
जब मेरी कुछ न चलती तव हार मान कर, थक कर, म॑ उस वक्‍से में चप 
पड जाता। थोडी देर वाद अपने जाप जब काका के क्रोध का आवेग कुछ कम 
होता तव बक्से के टक्‍्कन पर से उतर कर मगनकाका उसे खोल देते और मुझे 
वाहर निकाल कर खडा करते । 
ऐसी पिठाई और सजा से जब मुझे छट॒टी मिलती तव सध्या बीत जानी, 
आकाश में गाढा अन्चकार छाया हुआ रहता। में मूडवत आकाण को देखता 
रहता । मगतकाका मुझे छोडकर जब अपने कमरे में चले जाते तव मुझे 
भरोसा होता कि अब और पिटाई व होगी । 
माताजी मेरा हाय पकड कर मझे ले जाती, नह॒रा-घुलाकर नये कपडे 
पहनाकर सुला देती । पिताजी प्राय घर में रहते ही नहीं थे। वह आबी रात 
तक मृद्रणारूय में उलझे रहते थे और बसे भी मगनकाका के अनुशासन में 
वाघा डालना उन्हें उचित नही लगता था। 
ताडना के इस प्रसंग के कारण जितना कष्ट और उद्देग मारखाने वाले 
चित्त पर कायम रहा उससे सी गुना अधिक पछतावा और दुख मारने 
वाले के चित्त पर रहा । 
उस प्रसंग को याद करके मगनतकाका कहा करते थे, “उस समय में 
सचमुच नर-राक्षस ही था। अगर वापूजी ने मेरा बह जगली स्वभाव वदल 
न दिया होता तो उस क्रोधाघता ने न जाने कितने पाय आज तक मेरे हाथ 
से करवाये होते । 
नित्यप्रति वरसती रहनेवाली इस कठोरता ने मेरी बुद्धि के द्वार 
खोलने मे नाममात्र सहायता भी नहीं पहुँचाई । मेरी मन स्थिति ऐसी हो 
गई कि अपनी माता, काकी, पिता आदि किसी के पास जाने का, वात करनेका 
मुझे साहस नही रहा। घर में कही कुछ अच्छा नही छगता था, खाते समय 


श्द्ध जीवन-प्रभात 


थाली में जो परोसा जाता, चुपचाप खा लेता, जितना समय तस्ती लिखने 
के लिए वाध्य किया जाता, लिख छेता और बाकी का सारा समय घर से 
बाहर दूसरे आदमियों के साथ विताने के लिए मेरा जी छटठ्पटाता रहता । 
दुख की बात यह थी कि फीनिक् भर में जो एकमात्र समतयर्क्त बालक 
विजया थी वह भी हमारे घर आती तो अपनी माता के हाथ अवसर 
पिट जाती। उसकी माता कुछ-न-कुछ घर-काम में उसे लगा रखती थी 
ओर जरा-सी गलती होने पर बेलन या और जो चीज हाथ आवे वह 
उस पर फेक कर उसे मारती थी। मुझे स्वयं विजया के यहा जाने में अपने 
घर वालो का डर लगता था । फिर मेरे मन में यह भावना जाग्रत कर 
दी गई थी कि लडका होकर लडकी के घर खेलने जाना शरम की बात 
है। सार यह कि घर वालो के अतिरिक्त किसी अन्य मनुष्य के सहवास के 
लिए में वहुत तरसता रहता था। 


मेरी यह कामना तव पूरी होती जब डरवन से कुछ मित्र मेरे पित्ताजी 
और काका से मिलने फीनिक्स आते और दिन भर हमारे यहा अतिथि वनकर 
रहते। भहमान का आता मेरे लिए होली-दिवाली के त्यौहारों का-सा 
सुखद होता था। महमानों के साथ मिलकर जब मगनकाका हास्य-विनोद 
और गाना वजाना करते तब वहा से उठ कर में कही नही जाता था । उत् 
संध्या को गिनती सुनाने के सकट से भी मुझे मुक्ति मिल जाती और जब 
अतिथि छोग फीनिक्स से लोट जाते तव मेरा मन भारी हो जाता । 


अतिथियों के आगमन की भाति रविवार का आगमन भी मुझे बहुत 
अच्छा लगता था। मगनकाका का स्वभाव कुछ आधी-पानी का-्सा था। 
जब आधी उठती है तब ऐसी सतरनाक माठूम देती है मानो पृरे-के-यूरे 
जंगल को पड से उखाड फेकेगी । वडा पेड या छोटा पौधा कुछ भी नही बच 
पायगा, परन्तु जब आधी का उन्माद शात हो जाता हूँ तव शीतलू-मद-सुग व 
वायु से वातावरण भर जाता है और सर्वत्र आनन्द छा जाता है। 


इसी प्रकार जब मगनकाका का क्रोध मिट जाता तब वह सवका आनन्‍्द- 
विनोद भी बहुत कराते थे । रविवार को दोपहर के वाद घर के सब लोग 
मिलकर घूमने जाते थे। माता, काकी और दूसरी बहने जग की पगडडी 
पर दौडती । जो आगे निकल जाती उसको सबकी बधाई मिछती | मगन- 
काका किस्म-किस्म के फल-पौधों की पहचान कराते | चार-पाच मील 
उस दिन हम लोग चलते । जब में थक जाता तब वारी-बारी से पिताजी और 
मगनकाका मुझ कब पर बिठा लेते। फिर तो म चारो ओर वनराजि की 
शोभा देखता । वादलो में खछता हुआ सूरज देखता और मगनकाका भी 


फस्त्रबा का आगमन 6७ 


सुझे सुन्दर-से-सुन्दर दृश्य दिखाते। उस समय वेखटके में पूछता कि यहा 
अमरूद किसने बोया ? सबसे पहला वीज किसने बनाया ? यह अधेरा कहां 
से आगया ? केले में बीय क्यो नही हैं ? इन बातो का उत्तर जरा भी 
गुस्से के बिना पिताजी और काका देते तथा मेरी जिज्ञासा का समाधान 
करने का प्रयत्न करते । 


इस प्रकार मेरा पातरवा वर्य एक ओर से अतीव शुप्क बीता और दूसरी 
ओर महीने में चार-छ वार आनन्द के दिनो का भी अनुभव में करता रहा। 
एक ओर गणित की कठोर और दु्बंधि विद्या के पीछे मेरा मन मुर्मा गया 
और दूसरी ओोर फीनिक्स के आसपास्त की वत-श्री तथा पक्षियो की ओर मेरी 
दिलचस्पी बढने लगी। 


: १५: 
कस्तूरवा का आगमन 


अपने घर की चहारदीवारी के भीतर जब मेरी जान बहुत तग आ 
गई, घर वालो के पास बैठ कर बात करने का साहस नहीं होता 
था और घर से वाहर और किसी से बोलते-खलेलने का मौका ही नही था, 
तब वहा के वातावरण में एक के वाद दूसरा परिवतेन हुआ और मेरा मन 
खिल उठा। 


दो नवयुवक फीनिक्स मे आये: हरिछालकाका और गोकुलदासकाका | 
में उनके सामने बिल्कुल बच्चा ही था ओर वे भरे-पूरे जवान मालम होते 
थे। श्रीहरिछाल गाधी बापूजी के सबसे बडे पुत्र अर्थात पिताजी के चचेरे 
भाई और श्रीगोकुलदास बापूजी की बडी वहन गोकी फइवा के इकलौते 
पुत्र अर्थात्‌ पिताजी के फुफेरे भाई थे। इस प्रकार अब मुझे मगनकाका के 
अतिरिक्‍त दो छोटे काका ऐमे मिल्ले जो मुझे डाटते-टपटते नही थे, वल्कि 
प्रसन्न रखते थे। वारी-वारी से अपनी साइकिल पर बेठाकर मुन्ने फीनिक्स 
स्टेशन तक घुमा छाते थे । में ठीक तरह बैठ सकू, इसके लिए वे साइकिल के 
डडे पर मुलायम तकिये बाव लेते पे। 


जहा तक मुझे स्मरण है, इन दोनो के पास उस समय फीनिक्स में कोई 
काम या उत्तरदायित्व नही था। शायद वे कुछ दिन भ्रमण के लिए ही फीनिक्स 
आये थे । अच्छे-अच्छे कपडे पहनने में दोनों एक-दूसरे से बढ़कर थे। फिर 
भी मुझे ऐसी याद है कि गोकुलदासकाका हरिलछालकाका से कपडो आदि 


९८ जीवन-प्रभात॑ 


की शान में वढ जाते थे। हरिलालकाका के वाल घुधराले थे, पर गोकुलदास- 
काका के वालो की माग तथा उसे वनाने का ढग मुझे अधिक अच्छा छगता 
था । दोनों के हास-परिहास में हरिछालकाका का हास-परिहास बटठकर 
रहता था, परन्तु मुझ पर गोकुलदास काका की मद मुस्कराहट का प्रभाव 
अधिक पडता था। गोकुछदासकाका के साथ-साथ घूमने-फिरने में मुझे 
अधिक आनन्द आता था । वे लोग कुछ सप्ताह, या दो-चार महीने, फीनिक्स 
में रहकर चले गए थे। वापूजी के पास जोहान्सवर्ग गये अथवा भारत लौट 
आये, यह मुझे याद नही । केवल इतना याद हैँ कि वे छोटकर फिर फीनिक्स 
नही जाग । वहुत दिन वाद--आायद वर्ष डेंढ वर्ष बाद--हरिडालकाका 
के बापू के साथ ट्रासवाल में जेल जाने की वात सुनी और गोकुलदासकाका 
की मृत्यु के समाचार फीनिक्स पहुचे | भारत आने पर गोकुछदासकाका 
की अकाल मुत्यु हो गई थी और मृत्यु के समाचार से हमारे परिवार में 
भारी शोक छा गया था । 


वापूजी के लिए ऐसे होनहार भानजे की मृत्यु का आघात कम नहीं 

था। गोकुलदास उनके लिए अपने निजी पुत्र से अधिक थे। गोकी फइवा ने 
वापूजी के प्रेम का उल्लेख करते हुए मुझसे कहा था कि वह “हरिलाल और 
गोकुल को एक-समान देखते थे ।” 

वापू ने एक शाम को गोकी फइवा से कहा, “लडकों को वाहर 
पढने भेजना हैं। एक को बनारस और एक को गोडल के छात्रावास 
में भेजना चाहता हु। ववारस किसे भेजू, यह सोच रहा हू । अपने 
आप में निर्णय नही करना चाहता | मेरे लिए दोनो एक बराबर है। में 
चिट्ठी डालूगा और जिसका भाग्य वनारस जाने का होगा उसे वहा और 
दूसरे को गोडल भेजूगा ।” 

फिर बापू ने पडोस के एक छोटे वालक को बुलाया | उसके एक हाथ में 
एक रुपया दिया ओर दूसरे हाथ में पैसा। उस वालक से कहा कि जाओ, 
इस घर में जहा तुम्हारा जी चाहे, इन दोनो सिक्‍की को अलग-अलग 
जगह छिपा आओ । जब वह बालक सिक्‍को को छिपा आया, वापू ने 
बपने पुत्र और भानजे से कहा, “जाओ, सिक्का दृढकर छे आओ ।* थीडी 
देर बाद गोंकुलदासकाका रुपया ढूढ़ लाये और हरिछाल काका पैसा । 
यह देखकर बापू ने अपनी वहन से कहा, “गोकुलूदास बनारस जायगा, 
उसे जल्दी तैयार करो | वह भाग्यवान दीखता है ।”* 


जिस भानजे पर बापूजी की इतनी अधिक ममता थी, उसके अकस्मात 
मर जाने पर भी वह शोक का घूट पी गए ओर मृत्यु का उत्साह से स्वागत 


कस्त्रवा का आगमन ९९ 


करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए तीव्रता से चिन्तन-मनन करने लगे । 
इस सबब में वापूजी के दो पत्र यहा उद्भत कर देना अप्रास गिक न होगा । 
पहला पत्र है मेरे दादाजी और एक अन्य स्वजन के नाम और दूसरा हूँ 
मगनकाका के नाम | 





ता० १४-५-१९०८ 
बच्च मेघजीभाई और खुगालभाई 

आपका पत्र मिला । अपने मन के कुछ उदगार मेने रलियात वहन के 
पत्रों में प्रकट किय है। इसी पत्र के साथ वह पत्र भी नत्वी है । उसे आप पढे, 
उस पर विचार करें और वहन रलियात को पढकर सुनाए | यदि बहन 
भाई करसनदास के पास हो तो वहा उस पत्र को भेज दे और बहन रलियात 

की मन स्थिति के बारे में मुझे सूचना देने की कृपा करें | 
गोकुलदास गया सो जाना । अपने सवध के कारण स्वभावत ही इन 
पक्तियों को लिखते-लिखते मुझे रोना आता हैं। किन्तु अपने मन के विचार 
जो बहुत बरसे से मन में मडरा रहे है, आज बहुत प्रवल हो उठे है। मेँ 
देखता हू कि हम सव विकट जाल में फसे हुए है । जैसी हमारे परिवार की 
दुर्देशा है वेसी ही हमारे देश की भी दुर्दशा मुझे नजर आती हैँ । इन दिनो 

भन में जो विचार मुख्य हे, उन्ही को में बहा आपके सामने रख रहा 


गलत लिहाज या गर्म के कारण अथवा गलत मोह मे फसकर हम अपने 
वालको के भादी-व्याह करने की जल्दी मचाते हे । इस बखेडे के पीछे सैकडो 
रपये बरवाद करते हे और फिर विववाओं के मुख देख-देखकर तरम खाते 
हैं | व्याह करना ही नही, ऐसे तो में कैसे कह ” पर कुछ हृद तो कायम करे । 
वालको की शादी कराकर उन्हें हम दुख में ढकेल देते है । वे फिर सतान पंदा 
करके झझट में पड जाते है । हमारे नियम के अनुसार स्त्रीसग तो केवल 
प्रजोत्त्ति के लिए ही विहित है । इसके अछावा जो हूँ वह विपय ही है । 
हम लोग इस पथ का य॒त्किचित अनुसरण करते हो ऐसा प्रतीत नही होता । 
यदि मेरा यह कथन गलत नही हूँ तो मानवा पडेंगा कि अपनी ही तरह अपने 
वालको के झादी-व्याह रवाकर हम उन्हें विपयी वना रहे है और इस 
प्रकार यह विपय-वृक्ष बढता ही चला जाता हैं| इसको घर्म मानना मुझे 
स्वीकार नहीं हैं 

अधिक नही छिखूगा । आपने वहा के हालात लिख भेजे है, पर में 
और क्या उत्तर द्‌ ? अपने मन की वात ही में लिख सकता हू । यद्यपि से 
आप छोगो से छोटा हु फिर भी आपके द्वारा में अपने विचार सारे 
परिवार के सामने रख रहा हू । इसी को आप मेरी कुटुम्व-सेवा मादे । 


१०० पछीवन-प्रभात 


यदि इन उद्गारो को आप मेरा अपराध समझे तो उसके लिए क्षमा करे । 
चौदह वर्ष तक स्वाध्याय और मनन करने के वाद और सात वर्ष के आचरण 
के बाद अपने इन विचारों को अवसर देखकर आपके पाह रख रहा हू । 
--मोहनदास के दडवत्‌ प्रणाम 
गोकुलदास काका की नई-नई ही शादी हुई थी और वह अपने पीछे 
एक छोटी बालिका और विधवा पत्नी छोड गए थे। इस कारण परिवार- 
भर मे कुहराम मच गया था। इस पर वापूजी ने जो आइवासन का पत्र 
भेजा उससे उन लोगो को वडी सात्वना मिली । 


इस पत्र के ठीक आठ दिन बाद बापूजी ने मगनकाका के नाम पत्र 
भेजा । उसमे जीवन-मरण के वारे में अपने विचारों को उन्होंने विल्कुछ 
स्पष्ट रख दिया था। उस समय द्वामबाल मे सत्याग्रह का दोर चल 
रहा था। जनरल स्मठ्स ने समझीते का दिखावटी हाथ फैछाया था और 
उस समझौते को अमल में लाने के कारण वापूजी का जीवन सतरे में पड 
गया था। मीरआलम पठान ने जिस दिन बापुजी पर जाक्रमण किया था, 
माठ्म होता है, उसके पहले दिन बापूजी ने यह पत्र मगवकाका को 
लिखा था। 

जोहान्सवर्ग, 
ता० २१-५-१९०८ 

चि मगनछाल, 
. तुम्हारा पत्र मिला । मेरे लिए चित्ता करते की आवश्यकता न 
है । मुझे छगता है कि मुझे अपनी वलि चढाती ही होगी । स्मट्स आखिर 
तक दगगा देगा, ऐसा में नही मानता । पर छोग अधीर हो उठे है । वे मेरी 
जिन्दगी पर प्रहार करने को ठुले हुए है। यदि ऐसा हो तो सतोप मानना। 
जिसे में कल्याण की बात समझता हू उसे पूरा करने में यदि जिन्दगी कुरवाव 
करनी पडे तो उससे वढकर मृत्यु और कौन-सी हो सकती है ? 

जब ईश्वर ने गोकुलदास को बुरा लेना उचित समझा त्तव मौत की 
बात से जी उदास क्यो हो जाय ? यह दुनिया फानी है । तो फिर मेरा जीव 
इस दुनिया से चल बसे तो उसके लिए चिन्ता क्यों करें ? मृत्य-पर्यन्त मुझसे 
कुछ अनुचित कार्य न हो, यह इच्छा रसना पर्याप्त है । भूछ से भी अपने 
हाथ से कुछ अनुचित न हो, इसकी चिन्ता मन मे रखनी चाहिए । मुझे 
मोक्ष मिल जाय ऐसी स्थिति पर भी तो में अभी पहुचा नहीं हू, पर मेरी 
ऐसी मान्यता हूँ कि इन दिनो मेरे विचार जिस छीक पर चल रहे हे उनके 
उसी लीक पर रहते हुए यदि में अपना शरीर छोड जाऊगा तो पुनर्ज॑त्म 


कस्तुरवा का आगसन १०१ 


मिलेगा जिससे सब मोक्षप्राप्ति होगी । 
--मोहनदास के आर्शीवाद 


हरिलालकाका और गोकुलदासकाका के फीनिक्स से चले जाने के 
कुछ समय बाद कस्तूरवा फीनिक्स में आ गई पारसी महिला की तरह की 
उनकी गहरे वादामी रग की साडी, पैरो मे मोजे और गले की पैनी आवाज 
आज भी नही भूला हु । 


वा के साथ वापजी उस समय फीनिक्स आये हो, ऐसा याद नही पडता। 
सणिलालकाका, रामदासकाका और देवदासकाका वा के साथ आये 
और वापजी का जो घर वन्द-सा पडा रहता था वह अब खुल 
गया । वह अब बडा घर' कहलाने छगा और हमारे घर में मारे दिन बडे 
घर की ही चर्चा होने लगी। पूज्य वा जब हमारे घर पर आती तब 
घर के लोग उनका बहुत आदर करते, परन्तु वह तो हमारे रसोईघर की 
पैडी पर बिना कुछ विछायें ही वेंठ जाती थी। मेरी माता, काकी और वा 
तीनो देर तक साथ वेठी रहती थी। वे वहुत धोरे-धीरे वाते करती थी और 
मुख पर दुख और भय की गभीर छाया नजर आती थी । 


वापूजी के बारे मे सव बहुत चितित हो रही थी । मेरे पिता- 
जी दिन में कई वार मद्रणालय से आकर पज्य वा को समाचार सुना जाते 
थे। फिर जल लोगो के वारे में बातचीत चलती थी। वे यहा तक पहुचे, 
वहा तक पहुचे, ऐसी चर्चाएं होती रहती थी । 

फीनिक्स का स्थान जूल लोगो के प्रदेश के मध्य में था । फीनिक्स- 
वासी भारतीयों को अपने विरुद्ध गोरो की सहायता करते देखकर जूलू 
लोग तत्काल फीनिक्स पर धावा बोल सकते थे और उसे नणष्ट कर सकते थे, 
परन्तु यह वापूजी की महिमा थी कि गोरो की मदद के लिए जाकर भी 
वह जूल लोगों के दृश्मन नही, मित्र ही बने, जूलुओ के सेवक कहराए और 
जूल लोग सदा के लिए फीनिक्स के मित्र वन गए। 

उन्ही दिनो हमारे घर में एक घटना घटी । कुछ दिन तक मेरी 
काकी वीमार रही और घर मे एक छोटा वालक वढा। उसका नाम केशव- 
लाल रखा गया । गर-णरू में में उसे काकी का भाई समझता रहा जबकि 
वह भाई मेरा होता था। उसको अपनी गोद में लेकर खिलाने में मुझे आनद 
आता था। अव घर में रहकर दिन काटना कुछ आसान प्रतीत होने छुगा था । 
दोपहर में पूज्य वा हमारे धर जाती थी, इसलिए स्लेट और पेसिल लेकर 
अपनी माता के पास बेठे रहने का कष्ट सुझे कम समय भुगतना 
पडता था। 


१०२ जीवन-प्रभात 


देवदासकाका और रामदासकाका भी हमारे यहा आने छगे थे। पर 
थोडी ही देर रुक कर वे अपने घर लोट जाते । वे दोतों मुझसे ऋमश 
डेंढ और तीन वर्ष बडे ये, इसलिए उनके खेलो में में बरावरी नही कर 
सकता था। 

पूज्य वा के आने के वाद वापूजी भी कुछ दिन फीनिक्स में रह गए। 
उनके आने पर रोज सध्या के समय उनके घर पर सभा” होती थी। उस 
सभा में मेरी माताजी बहुत अच्छे-अच्छे भजन मुनाती थी। आगे चलकर 
जो आश्रम की साथ-प्रार्थना कहलाई उसका पूर्वरूप यह सभा ही था। 
फीनिक्स भर के गोरे-काले सभी लोग उस समय बडे घर पर एकत्र 
होते थे भर मेज-कुरसी पर बैठकर भजन आदि गाते थे। सबके बीच में 
बापूजी वबेठते थे और उनकी बात सव लोग बडी शाति से सुनते थे। 

वापूजी जब फीनिक्स से चले गए तव नित्यप्रति हमारे घर में तुलुसी- 
रामायण की कथा होने छगी । माता-पिता और काका-काकी चारों 
इकट्ठे बैठकर चोपाई गाते थे । माताजी और मगनकाका का कठ एक- 
दूसरे का पूरक होता था और वातावरण मावुर्य से भर जाता था। में इन 

भौठ सुरो को सुनता-सुनता निद्राघीन हो जाता था। 


१६: 
मेरी शरारतें 


शैतानी प्रकट हो जाने या रगे हाथो पकडे जाने पर मार पडेगी, यह 
जानते हुए भी में शैतानी करने से वाज न आता था। बेसे ऊघम और शरारत 
सभी वच्चे करते हैं, पर में अपने घर में अकेला बालक था, इसलिए 
गायद मेरी शंतानी और ही प्रकार की थी। साइकिल का पम्प घर में चाहे 
कितनी ऊचाई पर क्यो न धरा हो, में ऊपर चढकर उसे उतार छाता और 
फिर पानी से भरी वाल्टी में उसे डुबोकर दूरदूर तक पिचकारिया छोडता। 
पिताजी के हजामत के सामान में से उस्तरा निकालकर उससे सफाई के साथ 
साबुन काटता, सीने की मशीन पर चुपके-चुपके हाथ आजमाना, विन के 
समय मोमवत्ती जलाना, पानी की टकी का नल खोलकर फब्वारे छोडना, 
घर रगने के लिए आये हुए सामान को जहा-तहा प्रयोग मे लाना, इत्यादि, 
उलट-पलट में कम नही करता था। 


भगनकाका बागीचें के काम के लिए नया चाक्‌ लाये थे। फलवृक्षो की 


मेरी शरारतें १०३ 


टदहनिया काटने के लिए उसकी बनावट खा ढंग की थी। उसकी धार 
उस्तरें की-मी तेज थी । मेने चुपचाप वह चाकू उठाया और घर के पीछे 
बंठफर अपनी स्लेंदी पे सित को नकीछा करने लगा। पत्थर की वह पेसिल 
तेज चाक से अच्छी तरह छिठते लगी, पर नोफ बनने पर आई तो दाए 
हाथ का झटका एसे जोर का लगा कि बाए हाथ के अगूठे का सारा 
नासन कटकर अलग हो गया । अपने ही हाथ से घायल हआ था, इसलिए 
में जरा भी नहीं चिल्णाया । मिनटों तक बहते सून को अपने कपड़े 
मे बन्द करने की कोशिश में लगा रहा, पर वह वन्द नहीं हुआ । में अगूठा 
थामे हुए बैठा 'रहा । इस बीच मेरी माताजी कसी कारण वहा से निकली । 
इतना रवत बहता देखकर वह मुझ घर में ले आई और घाव पर पट्टी वाव 
दी। दर्द कम नहीं था, पर रोऊ तो कंसे ? किसी ने मझे मारा या डाटा 
नही, इस वात का ही मझे कमर सतोप नहीं था। 


हमारे आगन में नहाने और खेती के औजार आदि रखने के लिए 
एक कच्चा झोपडा वना था। उस झोपडे से सटी हुई कच्ची छकडियो का 
छोटा-मा मडप था और उस मडप के सहारे मगनकाका ने अगूर की बेल 
छगाई थी। पहली वार उस बेल में अगूर फले थे । दक्षिण अफ्रीका में अगूर 
बहुत मिलते थे, पर घर के वागीचे के अगरो का आकर्पण औौर ही था। छोटे- 
छोटे गोल-गोल, हरे-हरे दानों के गुच्छे मडप से नीचे की ओर लटकते हुए 
बहुत ही लुभावने छंगते थे। इतने छोटे अगूर खट्टे होते हे, इसका मुझे पता 
था , परन्तु उन सट्टे अगूरों को खाने के लिए मेरा जी ठलचा रहा था। 


एक दिन मुझे मौका मिल गया। घर में कोई नही था। पिताजी और 
काका मुद्रणालय में थे और माता तथा काकी बडे घर गई थी । दोपहर 
का समय था । मे अगूर के मचप के नीचे पहुचा । हाथ तो मेरा उतना ऊचे 
पहुचनेवाला था नहीं । वास या लकड़ी से अगूर का गुच्छा तोटता तो बेल 
विगड जाती और काका नाराज होते । आखिर मेने ऊपर चद्धकर सावधानी 
में एक गच्छा तोड़ लेने की ठानी। मडप की छफडिया बहुत पतली थी। 
फिर भी धीरेबीरें एक-एक छकडी पकड कर लटकता-फादता में 
मंडप की छत तक पहुच गया । फिर आगे वढकर मण्डप के बीच में 
पहुचा और पीरे-बीरे अगूर के उस गुच्छे तक पहुच गया 
'णो मुझे सबसे सुन्दर प्रतीत हो रहा था । जैसे ही हाथ वढाकर 
उस गृच्छे को तोडने को हुआ कि विना कुछ आवाज या झटके के 
घडाम से जमीन पर आा गिरा। अच्छा हुआ कि मुह के बल न गिर कर 
बिल्कुल चित गिरा। गिरते ही ऊपर को देखा तो वह छकडी दो टुकडे हो 


१०४ जीवन-प्रभात 


गई थी, जिसके ऊपर मेवे अपना सारा वजन डाछा था। पतली लकडी 
तो वह थी ही, वर्षा के पानी से सड भी गई थी। चोट ऐसी आईं थी कि 
अपने आप उठ-बैठना कठिन मालूम हुआ । कम-से-फ्म आठ-नौं फुट की 
ऊचाई से गिरा था। मुब्किल से उठा ओर-घीरे-बीरे चलकर अपने कमरे मे 
विछी हुई चारपाई पर चूपचाप जा लेटा । चोट कही फूटी नही थी, खूब 
नही निकला था, परन्तु रीढ़ और कमर को हड्डिया अन्दर से दुख रही 
थी । में तनकर सीधा विस्तर पर लेटा रहा। शरीर को आराम मिला 
और कुछ देर के लिए आख भी छूग गई | जब आख खुली तो माताजी 
सामने खडी थी। में उठ वैठा । वह वोली, आज तो तू वडा सयाना 
बनाहुआ है । वात क्या है ? खैर, अच्छा किया जो दोपहर में थोडी देर 
लेट गया, दिन भर खेलते रहना ठीक नहीं होता ।” 


जबतक मैं अकेला था, मेरा मटखटपन घर और जआागन तक ही 
सीमित था । पर अब कस्तूरवा स्थायी रूप से फीनिक्स में आकर बस गई 
थी। रामदासकाका और देवदासकाका से मेरी दोस्ती वढ चली थी और 
चीरे-धीरे मे भी बडा हो रहा था। थोड़े दिन वाद विली वाम का चौथा 
दा भी फीनिक्स मे आया और इस प्रकार वहा हमारी पूरी चौकडी 
वन गई । 


_ दोपहर के समय जब मगनकाका बौर दूसरे वडे छोग प्रेस मे जाते 
थे हम चारो की चौकडी बेखटक फीनिक्स के इस सिरे से लेकर उस 
सिरे तक दौडती फिरती थी और अनेक प्रकार के “अव्यापारेपु व्यापार 
करती थी । 


बापू के घर के पूर्व मे फीनिक्स के प्राने मालिक का एक पुराना बार्ग 
था। उसमे अधिकतर पेड पुराने हो चुके थे, इसलिए उसे बडा बाग कहा 
जाता था। उत बूढ़े वृक्षो पर भी फल खूब जाते थे। उस वाग की रखवाली 
आनन्दछालकाका के जिम्मे थी । उसमे से एक भी फछ कोई ले न 
जाय, इसके लिए वे बहुत चौकन्ने रहते थे। हम लोगो को लगता था कि 
ये जो इतने फल छग रहे है और पके हुए पेड पर लटकते हे वे खाने के लिए 
है या सडाने के लिए ? यदि आनदलछालकाका हमारी टोली को बागीचे 
के निकट देख लेते तो डाट-इपट कर तुरत भगा देते थे। इसलिए उनके 
पी उस वायीचे पर धावा बोलते में हमे आनन्द आता था। वे बेचारेंः 
प्रेस का काम छोडकर भरी दुपहरी में कई बार वागीचे को देख-भाल 
के लिए चक्कर काटते, किन्तु हम भी अपना इत्तजाम पक्का रखते थे। 
में छोटा था, ऊचे पेंडो पर चढना मेरे छिए कठिन था, इसलिए चोटी की 


मेरी शरारतें १०५ 


जगह से दूर खड रहकर पहरा देने और किसी को आहट पाते ही खबर 
करने का काम मेरे जिम्से था। रामदासकाका सबसे बडे थे, इसलिए उन 
बडे वृक्षो की ऊची डालियो पर चढकर फल गिराने का काम उनका 
था। देवदासकाका और विली फलों को जमीन पर से बटोरने का काम 
करते थे । शहतूत का एक महावृक्ष प्राय ४० फूट ऊचा था और ऐसा ही 
पपीते का एक पुराना पेड करीब २५ फूट ऊचा था। इन दोनो वृक्षों के 
फल बहुत मीठे होते थे। रामदासकाका फल गिरा कर जवतक नीचे उतरते, 
तबतक उनके गिराए हुए फलो का मीठे-से-मीठा भाग नीचेवाले उदरस्थ 
कर चुकते थे। खरी मेहनत करने वाले घाटे में रहते, किन्तु रामदासकाका 
कभी झगडा नहीं करते थे। फल खाते समय यदि हमे दूर से आहट सुनाई 
देती तो हम पगडडी छोडकर उल्टी दिशा में पछायन कर जाते और झाड- 
झखार पार करके वापू के मकान के पीछे स्नानघर में पहुच जाते थे। वहा 
हाथ-मुह धोकर साफ-सुथरे हो जाते, जिससे किसी को पता भी न चले 
कि हमने फल खाये हैं । फलों की मौज उडाने की तुलना में चोरी करके भी 


कप 


पकडे न जाने की अपनी चतुराई का हम अधिक आनन्द अनुभव करते थे। 


उस वागीचे में जब सतरो की बहार आती तब एक घावे में सौ-दो-सौ 
सतरो को चीर डालना हमा लिए मामूली वात थी । सतरो के डो के 
पास ही दो-त्तीन पौधे बहुत ही तीखी मिर्च के थे। उनमे इच-सवा-इच की 
लाल सुन्दर मिर्चें लगती थी। उन्हें लवगी मिर्च कहते थे। साधारण 
मिर्च से वे आठ-दस गृनी तेज होती थी। उन्हें मुह मे रखते ही सारा मुह 
आग-आग हो जाता था और आखो से पाती वहने लगता था । इन मिर्चों को 
कौन ज्यादा खा सकता है, इस पर हमारे बीच होड लगती थी। फिर हम 
बहुत-से सतरे तोड लाते थे। सतरा छीलकर अपने हाथ में रखते थे 
और लवगी मिर्च मुह में रखते ही ऊपर से समूचा सतरा मुह में दवा 
लेते थे। इस प्रकार एक के बाद एक करके दस-पद्धह मिर्चे ओर उनसे 
दुगुने-तिगुनें सतरे खा जात थे। कौन जीतता था, इसकी तो अब मुझे 
याद नही है, परन्तु इस होड में में बहुत पीछे नही रहता था । 

धीरे-वीरे फीनिक्सवासियों के नये वागीचों में भी फल लगने छंगे। 
आतन्‍्दलालकाका ने अपने घर के पास काले अगूर वो रखे थे। हरे अगूर 
तो हमे बहुत मिलते थे, पर काले अगूर हमारे लिए नये थे। अपने वागीचे को 
सार-सभाल के लिए आनन्दलालकाका ने एक नौकर रखा था, जो उत्तर- 
प्रदेश का था। उसे हम 'भैयाजी' कहते थे। वह हमे देखते ही हाथ मे फावडा 
या खुर्पी लेकर हमारे पीछे पड जाता था और कभी-कभी हमे उसके हाथ 


2०६ जीवन-प्रभात 


का प्रसाद भी मिल जाता था, फिर भी हम किसी-न-किसी युक्ति से आनन्द- 
लाल काका की द्राक्षकताओ तक पहुच ही जाते थे और अगूरो पर हाथ 
साफ करके उनके पकने की नौवत नहीं आने देते थे। इसी प्रकार उनके 
बागीचे के अनन्नास, जो कच्चे होने पर इमली से भी कही ज्यादा खट्टे होते 
थे, चुनचुनकर चटकर डालते थे। 

एक बार मगनकाका ने नहाने के कमरे मे एक टोकरी के अन्दर हमारे 
बागीचे के दस-पद्धह आम पकने के लिए रखे। दक्षिण अफ्रीका मे आम नई 
चींज थी। फीनिक्स भर मे शायद यह पहली फसल थी। दूसरे ही दिन शाम 
तक हमारी टोली ने उस टोकरी में एक भी आम नहीं रहने दिया । 


फीनिक्स भर मे हमारी तजर से किसी भी वागीचे के नये फलो, ताजे 
भूदूटों आदि का बचना कठिन था ही, पर अव हमने एक खेल ऐसा शुरू 
किया, जिसके कारण बिना वागीचेवाले एक सज्जन भी हमसे तग आ गए | 
वह मद्रास की ओर के ईसाई थे, जो विना परिवार के एक छोटी कोठरी में 
रहते थे। जब वे अपने काम पर प्रेस में जाते, तब हम लोग 
उनकी कोठरी पर पहुचते और किसी-न-किसी तरह उसे खोल लेते। 
वहा उनके सियरेट के डिब्वो से चमकौले कागजो ओर चित्रों पर हाथ 
साफ करते । फिर उनके अडो के सग्रह को वरवाद कर डालते। वे मासा- 
हारी थे । इसलिए शिक्षक बनने की वात सोचते थे। हमारा ख्याल था कि 
उनको नुक्सान पहुचा कर हम उन्हे विशुद्ध शाकाहारी बना देगे। फीनिक्स 
में अडे आदि मिल नही सकते थे, इसलिए वे वाहर से अडे मगाकर कनस्तर 
में रखते थे | मछली के डिब्बे भी मगाकर रखते । वाहर आगन में एक 
शिला पडी रहती थी । उसपर जोर से एक-एक अडा पटककर हम उसे 
फोड देते थे। वारी-बारी से हम सव लडके अडा पटक-पटक कर देखते थे 
कि किसकी पटक की आवाज अच्छी हुई और अडे का पीछा रस किसने 
अधिक दूर तक फैलाया । इस तरह दर्जनों अडे बर्बाद करने के वाद हम 
उनके मछली के डिब्बे खेत में दूर फेक देते थे। 

मास या मछली हमारे लिए अभक्ष्य है, किसी जीव को मारने में 
पाप छुगता है, यह भावना मन में दृढ़ थी, इसलिए मेने किसी जीव को 
कभी मारा तो नही, परन्तु शिकारियो की देखा-देखी चिडियो को जाल में 
फासना, ऊची-ऊची घास मे घुसकर घोसलो को दृढ़ निकालना, घोसलो 
में रखे हुए रग-विरगे अडो को गिनना, अडे से निकले हुए छोटे बच्चो की 
चीची सुनता और उन्हें घोसलो से निकालकर डराना, सताना इत्यादि 
खेलो में में अपना काफी समय व्यतीत करता था । दूसरे वाल-साथी न होते 


देवदासकाका के साहचर्य में १०७ 


तब भी अकेले-अकंले मे देखा करता था कि कौन-सी चिडिया ने कहा पर 
कसा घोसला बनाया है ” उसके अडे कितने और किस रग के है * वह 
कसा गाना गाती हूँ ? चुपके से उत घोसलो तक पहुच जाने की शिकारी 
जीवन की कला वेष्णव वालक के लिए दुर्लभ ही मानी जायगी, लेकिन 
फीनिक्स में यह मुझे सुलभ हो गई थी । 


+ १७: 


देवदासकाका के साहचर्य में 


बचपन में मुझे बडे खतरनाक प्रयोग सूझते थे। हमारे घर से कुछ द्री 
पर एक कच्चा कुआ था जो सात-आठ हाथ गहरा होगा । चौमासे के बीत 
जाने पर उसमें एक वालटी पानी भी मुश्किल से निकलता था । उस 
कुए की तली का ज्यादा भाग कीचड से भरा रहता था ! जो थोडा-सा 
पानी होता उसे लेने के लिए नीचे तक उतरना पडता था और इसके लिए 
बास की टूटी-सी सीढी छगी रहती थी। उस सीढी के सहारे नीचे उतर 
कर हम --रामदासकाका, देवंदासकाका ओर मे--उस तैयार गारे से 
मिट्टी के खिलौने वनाया करते थे । एक दिव देवदासकाका और में कुए को 
देखने गये और ऊपर से झाककर नीचे के कीचड का परीक्षण करने लगे 
नीचे झाकते-झाकते न जाने क्यों मेरे मत में यह जिज्ञासा जागी कि यदि 
इसमें कदा जाय तो चोट आयगी या नही ? स्वय यह प्रयोग करने का साहस 
मुझे नही हुआ। इसलिए झट से मेने एक कदम पीछे हटकर देवदासकाका 
को, जो कुए की तली की ओर झाक रहे थे, धक्का दे दिया। देवदासकाका 
ने वडी फुर्ती से अपना सतुलन सम्हाला और वह सीधे अन्दर कूद पडे। 
पैरो के बल गिरने से उन्हें चोट तो नहीं आई, पर कौचड में उनके सारे 
कपडे सन गए। गिरने से भी ज्यादा गुस्सा उनको कपडो के सन जाने 
के कारण आया । त्रन्त ही वह सीढी से कुए से वाहर निकल आए और 
मगनकाका से शिकायत करने के लिए प्रेस की ओर दौडे। उनको 
शिकायत करने से रोकने के लिए में भी उनके पीछे-पीछे दौडा, परल्तु में 
उन्हें रोक नहीं सका | उस दिन मेरा सद्भाग्य था कि मगनकाका ने मुझे 
पीटा नही । घर होता तो शायद वह मेरी खासी मरम्मत करते, लेकिन प्रेस 
के सभी लोगो ने मुझे इतना कहा-सुना कि वह मार से भी ज्यादा काम 
कर गया । 

कुछ ऐसा ही एक भीषण प्रयोग मेने एक वार अपने छोटे भाई केशू 


१०८ जीवन-प्रभात 


पर किया । जब मेरी काकी भोजन बनाने जाती थी तब अक्सर मुझे केशू 
के पालने के पास विठा जाती थी और उसे देर तक झुलाते रहने का कर्त्तव्य 
मुझे पूरा करना पडता था । मुझे इस तरह घर में बधा रहना वहुत 
अखरता था। परन्तु मुन्ममे इतना वल नही था कि में साफ-साफ कह देता-- 
“मे नही झुलाऊगा, मुन्ने खेलने जाना हैं ।” 
सोचते-सोचते एक दिल मुझे इस झझ्ट मे छूटने की युक्ति मिल गई। 
मैने सोचा कि केशू को इतता रुलाया जाय कि वह चुप ही ने हो, फिर काकी 
को उसे लेना ही पडेगा, तब मुझे छुट्टी मिल जायगी । 
यह दिवाली के बाद की वात है। फीनिक्स के गुरू के दिनों में दिवाली 
के अवसर पर हम लोगो के लिए डरवन से छोटे-छोटे पटाखे मगा दिए 
जाते थे । उनमे रगीत दियासछाई की डिविय्ग भी होती थी, जो मुझे बहुत 
प्रिय थी। मेने अपने पास की डिविया की एक सीक जलाई, उसका बचा हुआ 
जलता भाग केणू की छाती पर छुआ दिया और तुरन्त ही सीक को खिडकी 
मे बाहर फेक दिया। केशू चिल्लाकर रोने लगा | काकी दौड कर जाई। 
भुझ से पूछा कि क्या हुआ ? पर जवाब कौन देता ? काकी ने सारा झूला 
देखा और उसके आसपास भी देख डाला। अन्त में जब केशू का कपडा 
उतारा गया तो उसकी छाती के नीचे जलने का निशान दिखलाई पडा । 
काकी पूरी वात समझ गई। जब काका घर भाये और उन्हें यह 
किस्सा माल्म हुआ तो मेरी खूब मरम्मत हुईं ओर अपने छोटे भाई से प्रेम 
करने का सुबह-शाम कई दिनो तक उपदेश सुनना पडा! उसके बाद 
कभी मेने अपने छोटे भाई को खिलाने का काम छोडकर खेलने जाते का 
दुस्साहस नहीं किया । 


एक वार हमारा प्रा घर जलकर राख हो गया होता । फीनिक्स में 
हमार सोने के कमरे में भोमवत्ती और दियासलाई रखी रहती थी ) रात 
के समय बडे कमरे में मिट्टी के तेल का लेप होता था और अन्यत्र मोमबत्ती 
से काम चलता था। मुझे कोई दियासलाई या मोमवत्ती में हाथ नही लगाने 
देता था। मन लुकछिपकर मोमवत्ती जलाने का समय खोज लिया । दोपहर 
के समय जब पिताजी और काका भोजन के वाद प्रेस चले जाते थे और 
माताजी और काकी रसोईवर में भोजन करने वैठती थी तब में सोने के 
कमरे में पहुच जाता था और उसे खिडकी मे लगी हुई रूकडी की चौखट 
पर खडा कर देता था । फिर उसकी दीप-बिस्ता को निह्ारता था और 
पिघलते हुए मोम को, जो धीरे-बीरे नीचे को उतर कर विविध आकृतियां 
वनाता था, देखता रहता था। 


देवदासकाका के साहूचर्य में १०९ 


यह क्रम नियमपृर्वक वीस-पच्चीस दिनों तक चलता रहा। एक दिन 
अकस्मात्‌ माताजी उसी समय कमरे में आ पहुची जब में मोमबत्ती' 
जलाकर उसकी लौ देखने मे मन था। माताजी को देखते ही मेने मोमवत्ती 
को बुझाने के लिए उस पर हाथ से झपाटा मारा गौर वह टीन की दीवार 
और लकड़ी के खम्भे के बीच लढक गई । उसकी लपट दृष्टि से ओझल 
तो हो गई मगर बुझी या नही, यह न मेने देखा, न माताजी ने ही जाचा। 
पढ़ना छोडकर ऐसी हरकत करने के लिए माताजी ने मुझे थोडी-सी 
डाट बताई और फिर वह रसोईघर मे लौट गई। में भी खेलने के लिए 
निकल गया । इसके वाद १० मिनट भी न बीते होगे कि कमरे में से धुआ 
निकलते छगा। मेरी काकी ने यह सबसे पहले देखा और बालटी छेकर वह 
वहा दौड गईं। देखा तो छलकडी का वडा खभा जल उठा था और लरूपटे 
छत तक जा पहुची थी । माताजी और पृज्य कस्तूरवा भी वहा तुरन्त 
पहुच गई। कोई मर्द तो उस समय आस-पास था नही, इसलिए उन तीनो 
ने ही उस भयानक आग को जेसे-तेसे बुझाया। जलो हुई छूकडी का 
वह निशान जब में भारत लौटा तबतक ज्यो-का त्यो उस घर में बना 
हुआ था ओर मेरे नटखटपन की याद दिलाया करता था। 


इन सव घटनाओं से फीनिक्स भर में मेरा नाम 'बन्दर' पड गया 
था। प्रेस में जव जाता तो वहा भी मशीनों से उलझकर में कुछ-न-कुछ 
उलटा-सीधा कर ही डालता था। इसलिए चलाने वाले लोग मझसे 
सतक रहा करते थे । 


देवदासकाका भी भरारती कम नही थे | परन्तु वे मेरी तरह बदनाम 
नही हुए । उनके खेलो में निपुणता अधिक थी, तोड-फोड कम । नए-नए 
खेलो का आरम्भ देवदासकाका ही करते थे। कभी-कभी रामदासकाका 
खेल में गामिल हो जाते थे, कभी अकेले ही खेला करते थे । मुझे जब घर से 
छठदी मिल जाती, में सीधा देवदासकाका के पास पहच जाता था और 
उनका अनुसरण करता था । फुर्ती से पेडो पर चढ जाने, पतग बनाकर 
उडाने, निञ्ाने पर पत्थर मारते इत्यादि मे में उनसे बहुत पिछडा हुआ था । 


प्रेस के पास जो झरना था उसमें कई जगह इतना गहरा पानी था कि 
हम डूब सकते थे । अगर कोर्ड बडा आदमी हमे उस गहरे पानी मे नहाते हुए 
देख लेता तो हमारे कान गर्म होते और हमे बाहर निकलना पडता 
था। इसलिए हम दोनों प्रेस से दूर, जहा झरना वडे-बडे पेडो की आड मे छिपा 
था, चले जाया करते थे । वहा कपडे किनारे रखकर हम दोनो ही करीब 
चार फुट गहरे पानी में कूद पडते और देर तक तेरने का आनन्द लिया 


११० जीवन-प्रभात 


करते थे। थक जाने पर पानी मे लेटे-लेटे ही वृक्ष की झुकी हुई डालियो को 
पकड़ लेने की सुविधा थी। पहले-पहल मेने जो थोडा तैरना सीखा, वह 
इस तरह देवदासकाका के ही कारण । 


फीनिक्स में पीने के पानी की दिक्कत थी, इसछिए टीन की ऊची- 
ऊची टकिया मकान की छत के सहारे लगाकर वर्षा के पानी का संग्रह करना 
पडता था--यह वात्त पहले वताई जा चुकी है। हमारे घर के लिए एक टकी 
का पानी पूरा नही पडता था, इसलिए डरबन से एक दूसरी नई टकी सगवाई 
गई | फीनिक्स स्टेशन से प्रेस तक गाडी आ सकती थी, परल्तु टीले पर, 
जहा हमारे मकान थे, वहा तक गाडी का पहुचना सभव नहीं था। इंस- 
लिए नई टकी को प्रेस के पास ही उत्तार लिया गया। चार-पाच दिन के 
बाद रविवार की छुट्‌टी के रोज, फीनिक्स के बडे-वडे आदमी उस 
टकी को हमारे घर तक ले आने के लिए इकटठे हुए । ऐसा वडा ओर नया 
काम जहा हो रहा हो वहा देवदासकाका और में न पहुचे यह भला 
केसे हो सकता था ? सबके पहुचने से आध-पौन घटे पहले हम दोनों वहा 
जा पहुंचे । जमीन पर लेटी हुई वहू टकी इतनी ऊची थी कि हम एक-दूसरे 
के कधे पर चढ़कर भी उसे ऊपर तक नही छू सकते थे। हमने चारो ओर 
घूम-घूमकर उसे देखा | फिर उसका ढक्‍कत खोलकर उसका मुआयना 
किया। वह एक रुम्बे-चौडे कमरे जैसी माछूम देती थी। 


दो-चार वार भीतर-बाहर से देखने के वाद हमे वह पसन्द आ गईं । 
देवदासकाका ने मुझसे कहा, “चलो, हम इसके भीत्तर ही बैठ जाय । जब यह 
लुढ़कती हुई ऊपर जायगी तब अन्दर-ही-अन्दर लुढकने का बडा मजा 
आयगा ।” मुझे उनकी यह वात जच गई और हम दोनों टकी के भीतर 
बंठ गए। हमने उसका ढक्‍कन लगा दिया, ताकि हमे कोई देख न ले। जब 
हमने बडे लोगो के आने की आह सुनी तो देवदासकाका ने चुप रहने का 
इथारा किया और हम दोनो मौन होकर बैठ गए सूर्यास्त होने मे देर नही 
थी, इसलिए बडे लोग आते ही टकी लुढ़काने मे पिछ पडे और छुढ़काते हुए 
एक-टढ़ फर्शाग का चढाव पार करके हमारे घर तक के आए। सारे समय 
हम दोना अपनी सास थामे हुए टकी के भीतर-ही-भीतर लढकने का आनन्द 
लेते रहे । जब टकी ऊपर पहुच गई और उसे खडा करने का मौका आया 
तब दंवदासकाका ने अन्दर से धक्का देकर ठकी का ढवकन गिरा दिया और 
कूदकर निकल जाए। उनके पीछे में भी बाहर निकला । देवदासकाका 
साथ में थे; इसलिए मुझे डर नही था । मुझे पक्का विश्वास था कि उनको 
ने कोई मारेगा, न डाटंगा। फिर भी, मुझे कुछ ऐसा याद है कि दो-तीन बडे 


देवदासकाका के साहचर्ये में १११ 


व्यक्तियों ने देवदासकाका को घेर लिया था और उनपर प्रन्‍्नो की झडी' 
लगा दी थी। शायद हम दोनो के कान भी जरा-जरा गर्म किये गए थे 
परल्तु हमने तो इस नए प्रकार की सवारी में आनन्द ही पाया था। बहुत दिनो 
तक हमें अपनी इस यात्रा का गौरव महसूस होता रहा। 


पहले जहा मुझे अपना अकछापन अखरता था वहा अब हर समय देव- 
दासकाका का साथ अनुभव करता था। इतना ही नही, मेरे दिल में उनका 
नेतत्व बस गया था । वडो की वातो को, वडो के सदपर्देश को म॑ जल्दी से 
मजर नही कर सकता था, पर देंवदासफाका के इगारे भी मजे भिरोघार्य 
होते थे । उनसे कभी मेरी तू-त में-मैं' हुई हो, ऐसा याद नही पडता। मेरे 
कारण चाहे उत्तको कप्ट भगतना पडा हो, तो भी उस छोटी आय में 
किसी दिन उन्होने मुझे कोई कडवी वात नही कही । मेने भी जानबूझकर 
कभी उनका अनादर नहों किया । उस समय मुझपर उनके जीवन का प्रेरक 
असर फीनिक्स के किसी भी दूसरे आदमी से ज्यादा पडा । बापजी के प्रत्यक्ष 
सपर्क में मं तवतक नहीं आया था । माता-पिता तथा काका का प्रभाव 
मुझपर बहुत था, परन्तु खुम होकर में जिनका अनुकरण करता था, वह मेरे 
बाल-सायी देवदासकाका ही थे । 


देवदासकाका के संग घूमने-फिरने में उनसे मेने कई खेल सीखे । 
डर छोड कर साहस से विचरना सीज्ञा। रामदासकाका भी हमारे साथ 
खेल में सस्मिलित होते ये, परन्तु में तो अधिकतर देवदासकाका के पीछे 
ही चलता था । 


फीनिक्स में एक सात्त-आठ फुट ऊचा छप्पर तैयार हुआ था। उस पर 
सीधे खडे होकर कूद पडने का खेल हम महीनो तक खेलते रहे । कुछ ही 
दिन के अभ्यास के बाद में उसमें निपण हो गया था। रामदासकाका, देव- 
दासकाका और मे, तीन में से कोई भी उस ऊचाई से कदने मे एक-दूसरे को 
मात नहीं दे सकता था । 


याद नहीं पडता कि हमारी इस प्रकार की मटरगढती वेरोकटोक 
कितने दिन चली, लेकिन कुछ समय वाद हमारी दिन भर की इस 
स्वच्छदत्ता पर कुछ-कुछ अकुग लग गया। पहले पृज्य कस्तूरबा हमारे 
घर पर आकर मेरी माताजी और काकी से ही वाते करती थी, पर अब वह 
मेरे पिता और मगनकाका से भी बाते करने छगी। और बातो कातो 
मुझे पता नही, पर वा का एक वाक्य मुझे खूब याद हू, जो वह दोहरा-दोहरा 
कर पित्ताजी से कहा करती थी, 'छगनलाल, आ देवा-रामा ने पण हवे 
कइक जीखवोने !” (छगनलाल, इन देवा-रामा--देवदास-रामदास--- 

छः 


११२ जीवव-प्रभात 


को भी अब कुछ पढ़ाओ ने ) वा का कहने का मतलूव यह था कि जिस 
प्रकार घर में मुझे पढाया जाता था, उसी प्रकार रामदासकाका और देव- 
दासकाका को भी पढ़ाया जाय । वा स्वय पढी-लिखी नही थी और 
बापूजी फीनिक्स में नही थे। इसलिए उनको अपने मन की वात मेरे 
पिताजी के पास ही रखनी पडती थी । 


वा की सूचना पर अमल हुआ। सवेरे नहा-धोकर देवदासकाका 
और रामदासकाका हमारे घर अपने वस्ते के साथ आने लगे। प्राय दो 
चटे तक वे माताजी के पास पढते थे। घर की रसोई के लिए साग-सब्जी 
तंयार करने और चावल आदि से ककंड बीनने के साथ-साथ मेरी भाता- 
जी पढाने का काम भी करती थी। में देखता था कि पढाते समय वह कभी 
ऊंचे स्व॒र से या डाट कर कुछ नही कहती थी । वह सदा “देवदासभाई, 
रामदासभाई, इस तरह नहीं, इस तरह”, जैसे मीठे और आदरयुवत गब्दों 
का प्रयोग करती थी। जितने समय ये दोनों भाई हमारे यहा रहते थे 
डसमे एक क्षण भी वरवाद नही होता था। लिखना-पढना और प्रारम्भिक 
गणित सीखना उनका मुख्य कार्यकम था| देवदास-काका गृणाकार आदि 
बहुत जल्दी सीख जाते थे। गुजराती पाठ्यपुस्तक में भी उनकी प्रगति 
इतनी अच्छी थी कि उनके चले जाने पर माताजी मुझसे कहती, 
“देख प्रभु, देवदासभाई और रामदासभाई कितने होशियार हें। तू 
उनकी तरह तेजी से पढा कर । फिर डाट क्यों खानी पडेगी |” 


* 2८:६३ 
वबापूजी की पहली सीख 


वापूजी कब-कब फीनिक्स आये, कितने दिन फीनिक्स में रहे 
और कब जोहान्सवर्ग लौट गये, इस वात का स्मरण कोमिग करने 
पर भी नही होता । स्मृति-पटल पर जो बहुत बुधली याद है वह इतनी 
ही कि कभी-कभी कई महीनों के बाद वापुजी दो-एक दिन के लिए 
फीनिक्स आ जाते थे | उत्तकी अनुपस्थिति मे भी उनके सवध में 
कुछ-त-कुछ बातचीत फीनिक्म के बडे लोगो में चलती रहती थी | बडे 
लोगो को बातो का धीरे-धीरे हम पर भी प्रभाव पडने लगा और हमारे 
खेलकूद का तरीका भी कुछ-कुछ बदलना गुरू हो गया। निर्माण करने 
की वृत्ति हमारे चित्त मे पैदा होती गई । प्रत्येक वालक अपने-अपने घर के 
आगन में छोटी-छोटी ब्यारिया तैयार करने छगा और उसमे मेथी, मूली, 

05 


बापूजी को पहली सीख ११३ 


मटर आदि बोने लूगा। रोज शाम को ऊचा टीला उतर कर झरने से छोटी- 
छोटी बहग्रियो में छाद कर पानी छाने और अपनी-अपनी क्यारी में पानी 
देने का परिश्रम हम उत्साह से करने लगे । जब हमारे नाम की आक्ृति में 
बोई हुई भेयी उग्र निकलती तव हमारे आनन्द की सीमा न रहती । हमारे 
लिए खेती के छोटे-छोटे ओजार ला दिये गए थे। छोटी-सी कुल्हाडी 
भी हमे मिली थी। कभी-कभी हम सब अपनी कुल्हाडिया छेकर जगली 
पौधों के झुरम॒ट में चले जाते थे। वहा मोटे तनेवाले पीघो पर हम अपनी 
कुल्हाडियो की गक्ति आजमाते और लबी, गोल, सुन्दर छकडिया और 
टहनिया लाकर अच्छी-सी झोपडी खडी करने के खेल खेला करते। 

झोपडी का खेल हमें बहुत व्यस्त रखने लगा। अपने हाथ से झोपडी 
खडी करने के वाद उसमे बंठकर हम खाने-पीने का इतजाम करते थे । 
अपनी ही बोई हुई क्यारियों मे से मटर, भुटठे, टमाटर आदि ले आते थे 
और बाकायदा पक्ति वनाकर उन्हें परोसकर खाते थे । फिर वही बैठकर 
कागज के तरह-तरह के खिलौने तैयार करते थे । प्रेस के फालतू कायजों 
में से हमें रगीन और बडे-बडे कागज मिल जाया करते थे। काग्रजो को 
बटोरने में, उनका सही उपयोग करने में रामदासकाका निपृण थे) डाक 
में आने वाले प्रत्येक लिफाफो को वह इकट्ठा कर लेते थे। पुराने टिकटो को 
इकट्ठा करने में वडा परिश्रम किया था । अपने सारे टिकट-स्ग्रह को राम- 
दासकाका ने हमारी सहायता लेकर ग्रिव डाला। शायद साढ़े तीन 
हजार से अधिक टिकट इकट्ठे थे। हम्बें-चौडे कागजों पर एक हो रग 
व एक ही कीमत के टिकद बिलकुल सीध में लगाये गये थे । इतना बडा 
सग्रह चार-पाच महीने के अन्दर तैयार हो गया था। इससे अनुमाव किया 
जा सकता हूँ कि जगल मे स्टेशन से दूर रहने पर भी फीनिक्स में साप्ताहिक 
पत्र का काम कितना फैला हुआ था और कितनी डाक वहा आती थी। 


हमारी बाल-मडली का ऐसा ही सिलसिला चल रहा था कि एक 
दिन फीनिक्स भर में आनन्द की छहर दोड गई। वापूजी आने वाले थे। 
प्रेस और घर में विशेष सफाई होने छंगी। बडे लोगो के मुख पर एक नया 
उत्साह झलकने लगा । हम वालको ने भी वापूजी के स्वागत के लिए 
कुछ आयोजन करने का विचार किया । शायद रामदासकाका के सुझाव पर 
हमने एक वढिया झोपडी वनाने और वापूजी को दिखाने का निश्चय किया। 


हम जगली पेडो से अपनी कलाई के बरावर मोटी छकडिया काट लाये। 
हममें सबसे ऊचे रामदासकाका थे। हमने इतने ऊचे खबे गाडे कि उनपर 
बनी छत से उनका सिर न ठकराये और फछकर सोया जा सके। शीघ्र ही 


१११४ जीवन-प्रभात 


हमारी यह छबी-चौडी झोपडी वन गई | ऊपर घास और पत्तो से छप्पर 
छा लिया गया । घरती पर गोवर मे लिपाई करने की वात हमे सूज्न ही 
नही सकती थी, क्योकि वहा लिपाई हमने कभी नहीं देखी थी। सोच- 
विचार कर हम लोग प्रेस मे बड़े-बड़े कागज ले आये और उन्हें विछाकर 
सुन्दर फर्श चना दिया। फिर कागज के छोटे-छोटे फानस्‌ तैयार करके उनमे 
मोमवत्तिया जलाई और हमारे उस छोटे-मे घर मे दिवाली-मी जगमगा 
उठी, परन्तु बापूजी को हम वह नहीं दिखा पाये, वयोकि वह रात को 
बहुत देर मे आये, तवतक हम सो चुके थे । 

दूसरे दिन सबेरे जल्दी उठ कर, चटपट नहा-बोकर और साफ 
कपड़े पहनकर में वापूजी के घर पर जा पहुचा | उम समय वह बरामदे 
के किनारे वैंठे हुए दनौन कर रहे थे। दो-एक बडे आदमी जो वहा पर खडे 
थे उनसे उनकी वातचीत चछ रही थी। मेरे जैसे बालक का वहा जाना 
उनकी जहूरी बातो में बाधा रूप हो सकता था, परल्तु मुझे किसी ने 
रोका नही, इसलिए बापूजी के चरण छू कर मे उनके बिल्कुल पास 
आकर खडा रहा | 


वापूजी के पास खटें-खडे मेरा ध्यान सबसे पहले उनके सुनहरे दातो पर 
गया। उनकी वत्तीसी में नीचे के दो दात सुनहले ये। हसने-वोलने पर उनकी 
चमक वड़ी अच्छी माछूम होती थी। बाद में देवदासकाका ने बताया कि 
वे दात सोने के नही, 'प्हेटिनम' के थे । 'प्लेटिनम' सोने से सख्त और मह॒गी 
धातु होती है । उत दातो को देखकर और उनकी विशेषता सुनकर मेरे मन 
पर वापूजी के बहुत बडे आदमी होने की छाप गहरी हो गई । मेरे 
पिताजी और काका के काका होने के नाते मेरे लिए वह बड तो थे ही, 
परन्तु उनके चमकीले सुनहले दातो का प्रभाव मुझ पर अधिक पडा | फिर 
मेरे लिए कुछ नया अनुभव भी था कि इतने बडे होने पर भी वह हसते हूं 
और हमारे घर के और फीनिक्स के बडे लोगो की तुलना में वहसव से ज्यादा 
और बगवर हँसते हूं । 

« देतौन समाप्त होते-होते और भी बच्चे वहा आ गए और वापजी ने 
बड़ी के साथ बात करना छोडकर हमसे खेलना शुरू किया। वह वारी-बारी 
से हमको अपने कथे पर उठाकर वरामदे के पासवाली ढलवा हरियाली 
पर छहफाने छगे। हम फिर-फिर दौडकर उनके कथे पर चढ़ते और पह 
फिर-फिर हमे लुढ़का देते । कोई आधे घटे तक यह आानन्द तथा कोलाहलूमय 
सेल चलता रहा । 


पहुरभर दिन चढ़ा तब वापूजी हम छोगो को लेकर फोनिक्सवासियों के 


बापूजी की पहली सीख ११५ 


घरो में चक्कर लगाने और सबके कुशल समाचार पूछने निकले | उस समय 
वह जालीदार कपडे की आधी वाह की सफेद कमीज और सफेद पतलन 
-पहने थे। 

हम वापूजी के पीछे-पीछे चल रहे थे । जव उनकी जालीदार कमीज 
देखने से फुरसत मिली तो मेने देखा कि रामदासक्राका हमारी टोली में 
नही हू । इसलिए मेने जोर से पुकारा, “छामदाश काका ! ओो लामदाश 
काका | ” वापूजी ने तुरन्त मुझे टोककर कहा, “ छामदाश' क्‍या कह रहा 
है ? 'रामदास बोल । ” में फिर से वोछा, “छामदाग ।” तव वापूजी ने 
सव बच्चो से कहा, 'बोलो, बच्चो हिप-हिप हुररर॒रे।” सब मिलकर 
ऊची आवाज से बोले, 'हिप-हिप हुर्‌ र्‌र्‌ रे!” वापूजी ने हमसे फिर 
इसे दृहराने को कहा | फीनिक्स की दिल्ञाए गूज उठी। पाच-सात वार 
सब मिलकर वोल चुके तब उन्होने मुझसे “हर र्‌ र्‌ र्‌ रे ” बुल्वाया । ठीक- 
ठीक बोल देने पर उन्होने मुझसे कहा, “बोल, हुर्र्र॒रे रामदासकाका । 
बोला, हुर्र्रररे रामदासकाका।” चलते-चलते वापूजी ने मुझसे वारबार 
यह उच्चारण करवाया, और जव मेरा 'ल' मिटकर शुद्ध 'र वन गया तब 
जाकर हुर्र्रे रामदासकाका” कहने की झझट से मुझे मुक्ति मिली | लू से 
र--यह वापूजी से मिला हुआ मेरा पहला पाठ था । उस दिन से लेकर 
अन्तिम समय तक जो असख्य पाठ बापजी ने मझे पढाये वे उतने ही वात्सल्य 
से परिपूर्ण थे । 

इस समय मेरी आय छ वर्ष की थी। 

दूसरी वार जब बापूजी फीनिक्स आये तब मेरे बदन पर बहुत से फोडे 
निकल काये थे। में उनके पास खेलने गया, तो उन्होने इन फोडो को देखा 
और हमारे घर पर आये । मेरी माताजी से कुछ वातचीत करके उनको 
बता गए कि मुझे दमाटर खिलाया जाय । 

इसके बाद वापूजी ने मुझसे पछा, “क्यो, तू टमाटर खायगा ?” 

खाऊगा । 

“तो देख, पके हुए छाल-छाल टमाटर मत खाना । हरे, कच्चे टमाटर 
खाना । खाने में कुछ कडवे तो हलगेगे, परन्तु उनसे रक्त की शुद्धि जल्दी 
होगी। 

मेने हरे टमाटर खाना आरम्भ कर दिया । खाने मे वह अच्छे नही 
लगते थे, परन्तु वापूजी ने दवाई के सर्प में खाने को कहा था, इसलिए मन 
मार कर भी उन्हें खाता था और अपने साथियों के सामने अपनी शान 
में बट्‌टा नही छगने देता था। 


११६ / जीवन-प्रश्नात 


उन दिनो वापज़ी खाने और खिलाने के शौकीन थे )। वह आते 
तो इतवार की छट्टी के दिन सारा फीनिक्स एक पक्‍्त में वैठकर 
भोजन करता था । कई प्रकार के वढिया-वढिया पक्‍वान्न बनते थे।* 
किसी दित सव लोग वापूजी के घर पर भोजन करते तो किसी 
दिन हमारे घर पर सवकी दावत होती थी । गुजरात, महाराष्ट्र 
और कर्नाटक मे प्रचलित प्रनपोछी' या वेड़मी' वापूजी को अन्य मिप्ठान्नो 
से अधिक प्रिय थी। प्रनपोली के साथ घी अत्यधिक मात्रा में खाया जाता 
है। नमकीन चीजो में उन्हे पकौडी, पकौडे, मद्रासी इडली जैसा गुजराती 
ढोकला पसद थे। जब कभी वापूजी हमारे घर पर भोजन करते तव 
नमकीन, मिठाई आदि की तैयारी करने में वा और काकी को काफी 
परिश्रम उठाना पडता । इसी प्रकार प्रत्येक शुक्रवार कीं रात भी मेरी 
स्मृति में विशेष रूप से रह गई हूँ । साप्ताहिक 'इडियन ओपिनियन! को 
तैयार करने की वह रात होती थी । कभी-कभी सारी रात रतजगा करना 
पडता था | बापूजी कभी सबके साथ जागते थे और खडें-खडे रात भर 
काम करते थे। ऐसे अवसर पर काम करने वालो की थकान दूर करने तथा 
उनका उत्साह बनाये रखने को जाघी रात के समय सबके लिए बापूजी 
खीर वनवाते थे और सहभोज करते थे । 


लेकिन इन दावतो तथा वढिया-वढिया पकवातन्नों का सिलसिला 
शरू-शुरू में ही रहा । आगे चलकर जब वापूजी ने अपने जीवन में भारी 
परिवर्तन का आरम्भ किया तब ये दावते वन्द हो गईं। हमारे घर में बहुत 
तेज मसालेवाली कौर मिचवाली शाक-सब्जी तथा पकौडी आदि खाना 
भगनकाका ने बन्द कर दिया ओर भोजन में थोडी-सी भी त्रूटि होने पर 
उग्र बन जाते वाले मगनकाका अब प्राय सौम्य वन गए । घर में भग्रेजी 
रहन-सहन धीरे-धीरे बढ रहा था वह भी रुक गया । भोजन के समय भेज 
पर छुरी काठ से ही भोजन करने की शात घट गई । रविवार को घर में 
स्वाद की अनेक वस्तुए बनाने के बदले सादा भोजन लेकर घर से बाहर 


कही अमराई या अन्य सुन्दर स्थान पर वनभोज का सात्विक आनन्द 
लेने का प्रचलन बढा । 


इस प्रकार फिनिक्स के जीवन में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होने लगे । 


पारिवारिक छात्रावात ११७ 


पाखिरिक छात्रावास 


वापूजी फीनिक्स में अपनी पूर्ण युवावस्था में थे और अकेले उनके 
ही वल पर उस सुदूर देश का वातावरण अनेकविध प्रवृत्तियों से मृज उठा 
था। जीतकाल में जिन प्रदेशों में वर्फ पडती हे वहा कुछ वृक्ष ऐसे होते हें 
जो हिमस्नात के तुरन्त वाद ही फूल उठते हे । 


वापूजी की शक्तिया भी फीनिक्स में इसी प्रकार खिल उठी थी और 
उन्होंने हर पहल में अपने जीवन की सात्विकता प्रस्फूटित कर दी थी । 
मानवदौवेल्य तो उनको छ तक नही सकता था। वैयक्तिक, सामाजिक 
राजकीय, पारिवारिक--सभी क्षेत्रों में उन्होने उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण 
अनुष्ठानो का सूत्रपात कर दिया था। एक ओर उन्होने जीवन भर के लिए 
पूर्ण ब्रह्मचयंत्रत घारण किया था और दूसरी 'ओर सत्याग्रह का बीडा 
उठाया था । अपने निकट के नौजवान को सारी युवावस्था धनसग्रह करने 
के पीछे ही वरवाद न होती रहे, इसके लिए उन्होने जहा सारा जीवन-क्रम 
आमूल वदलने का अनुष्ठान किया था वहा फशन और आहार-विहार के 
नित-तये प्रकोभनो पर रोक लगाने के लिए भी वह जी-जान से कोशिश कर 
रहे थे। यह सब सुन्दर था, प्रशसनीय था, परन्तु सबसे श्रेष्ठ और भव्य था 
शिक्षण के क्षेत्र में उनका नवीनतम प्रयोग-। यह प्रयोग उन्होने वहा भुरू 
तो किया, पर वहा के सत्याग्रह-आदोलन के कारण उसमें वह भधिक समय 
नहीं दे सके और वह प्रयोग अघूरा ही रह गया। हिन्दुस्तान आकर 
बापूजी की वह इच्छा सावरमती आश्रम और गुजरात विद्यापीठ में पूरी 
हुई। 

बापूजी ने जिस प्रथम छात्रावास का सूत्रपात किया, उसमे विश्व- 
बन्वुत्व और मानवता के विकास की बडी समर्थ कल्पना थी। जार्य सस्क्ृति 
की उत्काति भी उसमें निहित थी। हमारी उस पाठशाला में देश-देश के 
शिक्षकों और सभी धर्मो के विद्याथियो का समूह एकत्र हुआ था और 
उस सुयोग का भरपुर लाभ लेने का कौशल वापूजी के पास था। नेंटाल 
और ट्रासवाल के जो भारतीय सत्याग्रही जेल गये थे उनके पुत्रो को शिक्षा 
देने का उत्तरदायित्व वापूजी ने अपने ऊपर ले लिया था। इस प्रकार जो तये- 
नये लूडके फीनिक्स आये थे उनमे मद्रास के ईसाई और गुजरात के मुसलमान 
छूड़के भी थे। इन सबके लिए पढने का स्थान फोनिक्स के छोट़े-छोट झोपडो 


है १८ जीवन-भात 


मे मिकल आया, परन्तु छात्रावास के योग्य किसी मकान की 235 82 
नही थी । फिर गृहपति कौन हो, यह भी एक समस्या थी। ने इस 
समस्या को वडे साहस के साथ हल किया । फीनिक्सवासियों के प्रत्येक 
परिवार में दो-दो तीन-तीन विद्याथियों को घर के ही सदस्यों की भाति 
रखने की योजना उन्होने वनाई औौर घर-घर जाकर. महिलाओ को समझा- 
बुझा कर उसी योजना का प्रारम्भ कर दिया । उन्होंने माताओं से सिफा- 
रिश की कि इन विद्याथियों की देखभाल उसी प्रकार सावधानी और 
परिश्रम से की जाय, जैसे कि अपने बच्चों की की जाती हैं। इस 
प्रकार कुदुवो को विकसित करके उनको जनसेवा से ओत-अ्रोत कर देने 
की उज्ज्वल महत्वाकाक्षा उन्होने रखी | यह सावरमती के सत्याग्रह 
आश्रम की राष्ट्रीयशाला और गुजरात विद्यायीठ का सर्वप्रथम अकुर था| 


हमारे घर में तीन विद्यार्थी भरती हुए। वे सभी मुझसे डच्चोढी-दुगुनी 
आय के थे। उनमें सबसे होशियार और सयाने इब्राहीम का स्मरण मुझे 
रह गया है। आनन्दलालकाका के घर पर प्रेमजी नामक विद्यार्थी था। 
उसको लेकर रोज कोई-न-कोई बखेंडा उठ खडा होता था और विवाद 
चलता था। वापूजी के घर मे जो विद्यार्थी थे उनमे माणिव्यम्‌ को में नही 
भूला हू। छोटे विद्याथियों पर वह चपतो की झडी लगाने में कुबल था ! 
बह हमारी पाठशाला का बडा विद्यार्थी तथा मानीटर' था तथा दो घटे 
बाद बदलते हुए शिक्षकों के आने मे विलम्ब होने पर वर्ग की व्यवस्था 
सभालता था। पाठशाला के आचार्य थे श्री कोडिस । 


हमारी पाठशाला और छात्रालय मे किसे अधिक अच्छा कहा जाय, 
इसका निर्णय सरल नही है । में खुद अपने घर में माता-पिता के पास था, 
इसलिए छात्रालय के बारे में मेरा कथन निर्णायक नहीं हो सकता । फिर 
भी मेरी राष्र में विद्याथियो की पढाई के मुकावले उनके रहने तथा भोजन 
की व्यवस्था अधिक बच्छी थी। अतिथि-विद्याथियों की सुख-सुविधा के लिए 
जो कुछ आवश्यक होता था, सव साव॑धानी से किया जाता था। हिन्दू के घर 
में मुसहमान वालूक को परायापन महसूस न हो, कदम-कदम पर उसे 
अपन धर की याद न सताए, इसके लिए भरसक कोशिश की जाती थी। 
हमारे घर मे उन्हे घर का सवसे वढिया भाग रहने को दिया गया था। वहा 
तीन पछग, फर्श पर बढ़िया जाजम, छोटी-छोटी मेजे आदि सजाए गए थे। 
में उस कमरे से पहुचने पर महसूस करता था, मानो किसी धनी घर में जा 
पहुचा हु। वहा भान्ति बहुत रहती थी। वे विद्यार्थी बहुत धीमे-घीमे 
बातचीत करने थे । घरवाको को उनकी, उपस्थिति महसूस त हो, इसकी 


पारिवारिक छात्रावास ११९ 


वे बहुत सावधानी रखते थे। जहा तक मुझे याद है, वे मृश्किक से आठ-दस 
भहीने हमारे यहा टिके थे, परन्तु जवतक वे रहे, हमारे घर का वातावरण 
बहुत नीरव और गम्भीर था। भरसक कोशिश और सेवा करने पर भी 
हमार घर के वडो गौर अतिथि-विद्याथियो के बीच कुछ मानसिक संघर्ष 
चलरूता ही रहता था। दोनो ओर हृदय का विकास वापूजी के आदर्श तक 
नही पहुचा था । 


फीनिक्स मे वापूजी ने हमारे लिए प्राथमिक पाठशाला की भी नीव 
रखी। पढनेवालों में हम तीन---रामदासकाका, देवदास काका और में--के 
अतिरिक्त बाहर के भी दो-तीन लछडक॑ आने छगे, जो उम्र में मुझसे 
वड़े और शरीर से भी काफी मजबत थे । प्रेस मे काम करनेवालो मे से 
दो-तीन सज्जनो मे पढ़ाने का काम हाथ में ले लिया । गणित मेरे पिताजी, 
गुजराती मगनकाका और अग्रेजी श्री कोडिस सिखाने लगे । बाहर मे 
आतेवाले वच्चे गिरमिटमुक्त भारतीय लोगो के थे। उनके झोपडे हमारे 
रहने की टेकरियो के सामने वाली टेकरियों पर थे। उन्हें मील डेढ मील 
से भी अधिक चलना पडता था। हिन्दी में वातचीत करना पहले-पहल 
उनके साथ ही हम छोग सीखें। न जाने क्यो, उस समय हम हिन्दी को कल- 
कतिया बोली के नाम से पहचानते थे। इसका कारण शायद यह रहा होगा 
कि उत्तरप्रदेश, विहार आदि से ग्िरमिट में वधकर दक्षिण अफ्रीका जाने 
वाले मजदूरो की समुद्र-यात्रा कलकत्तें से हुआ करती थी, इसलिए उन सबको 
और उनकी बोली को कलकतिया' कहा जाता था । 


ये दूसरे वच्चे हमसे डरने के कारणया हिन्दी और गुजराती की 
बोली के अन्तर के कारण हमसे कुछ अलग्र-अल्ग थे । पढने के समय 
आकर अछग बेठ जाते और पढाई खत्म होने पर आपस में वातचीत करते 
हुए लौट जाते थे । उनके पुराने, विना चमक-दमक के कपडो के कारण 
उनका अनादर न करने और यथासभव उनकी सहायता करने की भावना 
हमारे दिल में जागृत हो गई थी, क्योकि जब पिताजी और मगनकाका 
आदि हमें पढाते थे तो वे हमारी वात सनने के पहले उनकी वात सुनते थे । 
उन्हे समझाने में भी वे मधिक समय लगाते थे। बच्चे दवकर, धीरे से 
प्रइन का उत्तर देते तो उन्हें निस्सकोच होकर जोर से बोलने और॑ शर्मिन्दा 
न होने के लिए बढावा दिया जाता था। मगनकाका तो उनके किसान- 
जीवन की, उनकी परिश्रम करने की शक्ति की और सादे रहन-सहन 
की बार-बार हमारे सामने प्रणसा करते थे और उनसे सरलता व सादगी 
सीखने की शिक्षा भी देते रहते थे । मेरे मनप्र इस वात का गहरा -असर 


१२० जीवन-अज्नात 


पडता था और क्लास से छूटने के बाद जब क़ठकतिया छटके अपने घर को 
जरीटने तब में भी उनके साथ-साथ थोटी दर तक जाता और आपस में उनका 
भाईचारा देखा करता था। दोस्ती करने के छिए उनसे बाव करने की कोशिश 
भी करता था, परल्तु वभी सुलकर वे मिद्ठे ही नहीं | शायद उनके चित्त 
में यह भय जम गया था कि उजले घर के ये वाठक हमारा मजाक उडायगे। 

दे कुछ महीने ही पढने आये | फिर न माढूम क्या हुआ, उन्होंने 
आना बन्द कर दिया। बाद में उघर का कोई छडका हमारे साथ पढने 
नही आाया। समय बीतने पर धीरे-धीरे हमारी शिक्षा काफी आगे बढ़ी और 
पाठमाला का भी विकास हुआ, पर अडीस-पडोस के विद्याधियों और लोगो 
से हमारी घनिप्दता नही वढी । 


फीनिक्स की इस सर्वप्रथम बाला में स्वय वापुजी ने एक भी दिन 
वर्ग लिया हो, ऐसा मुझे स्मरण नहीं है, परन्तु जब कभी वह फीनिक्स आते 
तब पाठ्याला देखने अवश्य आते थे। वह बच्चो की पढाई उतनी नही देखते 
थे जितनी कि सफाई । एक बार उन्होने मेरे कान मे मैल देख लिया और 
नहाते ममय कान में भी मेछ न रहने देने के लिए मुझे समझाया । इसके बाद, 
पाठाला जाने से पहले मुझे अपनी माताजी को दिखाना पटता था कि 
गरीर पर कही मल तो मही हूँ । कई बार तो स्वय पिताजी मेरे पैरो का मैंठ 
धोने और मेरे नाखून काट देते थे। 

पाठयाला में हमारी पढ़ाई व्यवस्थित रुप से थुरू होने के कुछ दिन 
बाद फौनिक्स के वातावरण में अकस्मात्‌ गम्भीरता भा गई । मेने देसा कि 
घर के वडी के मुख पर उदासी छा गई है । कुछ समय तक मेरी समझ मे 
पका कारण नहीं आया। फिर वडो की बातचीत से मुन्ने ज्ञात हुमा कि 
मोहनदासकाका किसी सकट में हैँ।” बाद में यह सून्रा कि बोथा 
नामक किसी गोरे ने वापूजी, हरिलालकाका और दूसरों को भी कँदखाने 
में ढाल दिया हैं। वहा पर उन लोगो को खाते के लिए केवछू मककी का 
बना दिया ही मिछता है, जो उन्हें कडी के चम्मच से खाना पडता है। 
पहनने के लिए उनको पूरे कपडे भी नही मिलते। 


. अस समाचार के बाद कई महीनों तक जब बापूजी फोनिक्स नहीं 
बाय तब इस बात का अनुमाव हुआ कि हम लोगी की परिस्थिति 
इन गोरो के बीच कंसी विकट है । वोथा की जेल ने निकलने के बाद बापूजी 
को राजनीति के कामकाज में और भी ज्यादा उलझना पडा। फिर भी 
फीनिक्स के शिक्षण के प्रयोग को आगे बढाने का उन्होने आग्रह रखा और 
वहा बाहर के छात्रों को रखने की योजना बनाई । 


पारिवारिक छात्रावास १२१ 


बापू उस समय॑ दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के दूसरे दौर में फसे हुए 
थे। फीनिक्स में पाठगाला व पारिवारिक छात्रालय का श्रीगणेश करके वह 
जोहान्सवर्ग और वहा से इग्लेंड जा पहुचे थे। इस पारिवारिक छात्रावास 
की उम्र वहुत थोडी रही । इसके वाद बापूजी ने दुवारा कभी ऐसे छात्रावास 
का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका मे या भारत में किया हो, मुझे स्मरण नही है । 

यद्यपि फीनिक्स के उस छात्रावास का प्रयोग अल्पजीवी साबित हुआ 
तथापि फीनिक्स की पाठशाला घीरे-घीरे बढती गईं। जहा तक मुझे याद है, 
उस पाठशाला का वाह्य स्वरूप तीन महीने से अधिक शायद ही कभी एक- 
सा रहा हो । समय-समय पर पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तको और शिक्षको में 
परिवत्तन होता रहता था। परन्तु पाठशाला सतत चलती रही। श्री कोडिस 
के फीनिक्स छोडने के समय तक वह उनके ही मकान में थी। 

हमारे छात्रावास की स्थापना के सम्बन्ध में सन्‌ १९०९ की २ जनवरी 
के इडियन ओपीनियन में फीनिक्स की पाठभाला के सम्बन्ध में एक सूचना 
प्रकागित की गई थी। ता० ९-१-१९०९ को छात्रावास के बारे में विद्येप 
सूचना छपी थी, जिसका महत्वपूर्ण अग यह है 

“फरीनिक्स के कार्यकर्ताओं में जो परिवार वाले हैँ वे अपने घर में 
आठ-आठ लडको तक के रहने-खाने की व्यवस्था कर सकेंगे । विचार यह है 
कि जिसे अपने यहा रखा जाय उसे अपने निजी बालक के समान ही सम्हाला 
जाय। यह प्रथा हिन्दुस्तान में पुराने समय में चलती थी। जहा तक बन पढे 
उसको फिर से शुरू किया जाय। हर प्रकार के हिन्दुस्तानी को लिया जायगा। 

“खाने-पीने में किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जायया। लडको 
को कुछ परिवर्त्तन के साथ वही भोजन दिया जायगा जो फीनिक्सवासी लेते 
है। अर्थात्‌ आधी बोतल दूध, दो भौंस (एक छटाक ) घी, आाठा, मोली मील 
(पुपु) अर्थात्‌ भवका का दलिया, दाल, चावल, हरी सब्जी, ताजे फल, 
मौँगी (प्रधानतया मृगफली ) खाड और डवलू रोटी । इसमें से कौन-सा 
भोजन किस समय दिया जाय, यह हमारे सामान्य नियम के अनुसार निश्चित 
किया जायगा। 

#इस भोजन में चाय, कॉफी या कोको का समावेश नहीं किया जायगा। 
अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर हमारा विश्वास हैं कि चाय आदि 
बच्चो को तो हानिकारी है ही, वडी आयुवालो को भी हानिकारी है । 
«कुछ डाक्टरों का कहना है कि चाय आदि के प्रचार से लोगो में रोगो, 
की वृद्धि हुई है । फिर चाय, कोको और कॉफी साधारणतया गुरूमी से काम 
क्वरने वाले मजदूरों द्वारा पंदा कराई जाती हैँ । नेदाल में गिरसिटियो से 


श्२ए जीवन-अ्रभात 


इनकी खेती कराई जाती है। फोको कागो में होता हूं । वहा गरिर॒मिट में वधे 
हुए हब्शियो से काम लेने में जो जुल्म किया जाता हैँ उसकी कोई हद नहीं 
हैँ । चीनी प्राय गुलाम मजदूरो से ही पैदा कराई जाती हैँ। यह हम छोगों 
को सुविदित हूँ। इन सब बातो को गहराई से जाचना कठिन है, फिर भी उक्त 
तीन चीजो--चाय, कॉफो, कोको--का उपयोग जितना कम किया जाय, 
अच्छा। फिर आज जबकि हिन्दुस्तान में स्वदेशी का आग्रह जोरों से किया 
जा रहा है, इन तीनो चीजो का त्याग उचित ही है । 


“लडको का पहनावा एक-सा रखना सुविधाजनक होगा। पायजामा, 
कुर्ता, नेकर, सेडल, घृपटोपी, तोलिया, रूमाल आदि का हिसाव एक पड 
तेरह शिलिंग छ पेन्स लूगाया गया है। टोपी सव अपने-अपने समाजकी पहनेंगे। 
धपटोपी घृष में काम करते समय पहनी जायगी । जो मा-बाप यह पोशाक 
पहनना या इतना खर्च करना न चाहें अथवा इतनी सादगी सिखाना पसन्द 
न करें, वे एक अरूग सन्दूक में अपने घर के कपडे दे दें । 

“सोने के लिए खाट देने का हमारा इरादा नही हैं, किन्तु जेल की तरह 
के तख्त का प्रवन्ध करने का विचार किया गया हूँ, वयोकि हमारी राय में थे 
अधिक आरोग्यग्रद होते हे । रजाई-गद्दी के बदले कम्बलो का प्रयोग भी हमें 
अधिक आरोग्यग्रद प्रतीत हुआ है । इस प्रकार बिस्तर में तीन कम्बल, एक 
तकिया, चार चादर और तकिए के तीन गरिलाफ अवश्य होगे। 

“पढने का शुल्क नहीं रखा गया है। प्रेस में काम करने वाले ही पढायें गे 
और उनको वहा से आजीविका मिल जातो है ।इसके लिए प्रेस ने सम्मति 
दे दी है । फिलहाल एक समिति बनाई गई है, जो शिक्षा-पद्धति आदि के बारे 
में विचार करती रहेगी । 

यद्यपि इंडियन ओपीनियन' के इस लेख मे वापूजी के हस्ताक्षर नही है, 
फिर भी लिखावट से स्पष्ट हैँ कि यह स्वयं उनका ही लिखा हुआ है। 
यह लेख गुजराती मे है । 


+ २० : 
शिक्षा का नवीन प्रयोग 


_वापूजी ने फीनिक्स में पहले-पहल जो पाठशाला प्रारम्भ की उसमे 
उन्होने परीक्षाओ का या दूसरी-तीसरी-चौथी आदि श्रणियों का नाम 
तक नही रखा था। यही नही, फीनिक्स की पाठशाला के लिए कोई विशप 


शिक्षा का नवीन प्रयोग १२३ 


शिक्षक भी नही वुछाया गया था। बरसो तक फीनिक्स की पाठशाला चली, 
परन्तु वहा पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बुलाया गया जिस पर शिक्षक की 
छाप लगी हो, भर्थात्‌ जो पेगेवर शिक्षक रहा हो, क्योकि वापूजी ने हमारी 
पढाई की सारी नीव ही और ढंग से रखी थी। 

पढाई की पुस्तक कौनसी हो, पाठय-क्रम वया हो, या पढाई की कसौटी 
क्या हो,इस सवध मे बापू ने न कोई आदेश दिया,न कोई विश्ञेप आग्रह रखा। 
बालको को पढाने वाले व्यक्ति सुयोग्य हो और विद्यार्थी पर अच्छा प्रभाव 
डालने वाले हो, इस वात की सावधानी वापूजी ने रखी और यह काम फी- 
निकस में वसे हुए कार्यकर्ताओ को ही उन्होंने सौपा । 

वापूजी के प्रेम भरे परिचयो के कारण यह फीनिक्स को सुयोग प्राप्त 
हुआ था कि वहा पर अनेक देश और अनेक घम्म के लोग आ इकटठे हुए थे । 
जमंन, अग्रेज, अफ्रीकी, चीनी, ईसाई, पारसी, मुसलमान, यहदी तथा 
वेप्णव, सबका पेंचमेल फीनिक्स में माधर्थ से भौर हादिकता से चलछ रहा 
था। परस्पर घणा, ऊंच-नीच का भेद, या पग-पग पर कटता का वहा 
अस्तित्व नही था। समय के अपने बालपन के दिन याद करने पर में यही 
अनुभव करता हू कि मुझे एक विशाल परिवार में और सुन्दर सुरक्षित 
वातावरण में दिन-रात विचरने का अवसर मिला था। मेरे लिए पिताजी 
और मगनकाका जैसे आदरणीय और माननीय थे, उसी प्रकार हमारी पाठ- 
शालाके जर्मन शिक्षक कोडिस भी आदरणीय और माननीय थे। 

बापूजी ने अपने जीवन मे एक-से-एक बढकर आश्रम और विद्यालय 
बनाये तथा सचालित किये, किन्तु उन सवमे कोडिस-शाला अपने ढग की 
निराली थी। वहा के चेतनमय वातावरण की स्मृति आज भी मुझमें 
स्फूर्ति पंदा करती है। 


श्रीकोडिस का घर फीनिक्स में मिट॒टी से बना हुआ और घास से 
छाया हुआ पहला घर था । उसके चारो ओर मनोहर बागीचा था। कभी- 
कभी वह एक हन्शी नौकर रख लेते थे, पर अधिकतर फाम स्वय ही करते 
थे। इतने वडे मकान में अकेले रहने पर भी वह उसे आइने के समान स्वच्छ 
और पूर्णतया व्यवस्थित रखते थे । उनकी नस-नस में जमंन खून दौड रहा 
था। इसलिए नजाकत तो वे सहन कर ही नही सकते थे। हम लोगो के 
शरीर चपल बने और हमारी तितिक्षा-गक्ति वढें, इसके लिए वह सर्देव 
जाग्रत रहते थे । 

श्रीकोडिस के पढाने का ढंग भी अनोखा था। मुह से बोलकर सम- 
झाना मानो उन्हें पसन्द ही नही था। जोर-जोर से अपनी वात दुहरा कर 


श्२४ '. खीदनि-अभात 


विद्यार्थी के दिमाग मे घुसड देने का प्रयास करते हुएं मेने उन्हे कभी नहीं 
देखा। न किसी अन्य यूरोपवासी शिक्षक को ही ऐसे चीखते हुआ पाया। 
वह अपने आग्रह को प्रकट करके प्रत्यक्ष अनुभव कराकर शिक्षा देते थे। 
उदाहरणार्थ, सुलेख सिखाने के लिए दो फुट छम्बी और लगभग आधा इच 
व्यास की पेन्सिले उन्होने हमारे लिए मगाई थी। लिखते समय उस पेन्सिल 
का ऊपर का सिरा हमे अपने दाए कधे की सीव में रखना पडता था मौर 
नीचेवाला सिरा पकडने में अगूठे को और तजनी को बिलकुल सीधा 
रखना पडता था। यदि लिखते-लिखते अगूठे या तर्जनी की जरा भी गोला- 
कृति हो जाती या हम अगुली पर ज्यादा दवाव दे देते, अथवा ऊपरवाला 
सिरा दाए कधे की सीध को छोड देता तो कोडिस साहब चुपके से हमारी पीठ 
के पीछे आ धमकते और पेन्सिल को छीतकर उससे हमारी अगुलियो के 
जोडो पर दो-चार तडातड वार कर देते थे । उनकी दृष्टि हमारे 
भले-बुरे अक्षरों पर उतनी नही रहती थी जितनी कि हमारे लिखने, बैठने 
और, पेसिल पकडने के तरीके पर। 


उनकी पाठ्शाला मे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुआासन का पाछन बडी 
सावधाती से करना पडता था। पाठशाला की समाप्ति पर वह हमे एक 
कतार में खडा करके व्यायाम कराते थे । किसी की एडियो के बीच का 
कोण थोडा-सा भी बदल जाय या घुटना जरा भी झुक जाय तो उसकी 
आफत भा जाती थी। 


कोडिस साहव का इशारा होते ही उनके बताए हुए पेड पर हमे बन्दर 
की-सी तेजी से चढ जाना पडता था और पेड से उतरते समय जहा से वह 
बताए तत्काल धरती पर कूद पडना होता था। कदने में कोई छडका ढील 
करे और हाथ मे पकडी हुईं डाल को आज्ञा पाते ही छोड न दे तो कोडिस 
साहव का मूह क्रोध से लाल हो जाता था। उनकी हुकार सुनकर अपने- 
आप डाली हाथ से छूट जाती थी। 


कोडिस साहब के सजा देने के दो तरीके थे। जरा-जरासी वात पर वह 
विद्यार्थी की दीवार की ओर मुह करके खडा होने के लिए मजबूर करते थे। 


अनुशासन, व्यवस्था, स्वच्छता आदि पर कोडिस साहव जितना 
जोरदेत थे उतना पुस्तको की पढाई पर नही देते थे। रामदासकाका को 
अग्रेजी सिखाने के लिए उन्होने काफी परिश्रम किया था, परन्तु अधिकतर 
वह पदार्थ-विज्ञान के ही पाठ विनोदपूर्ण ढग से पढाया करते थे। खरगोश, 
बिल्ली , कुत्ते, चूहे आदि के आख, पैर, पजे और दूसरे अवयवो में जो अन्तर 
होता है, वह समझाते थे। तरह-तरह के प्राणियों के चित्र बताते थे। भौगो- 


शिक्षा का सदौन प्रयोग १२५ 


लिक चित्रों को सक्ष्मदर्शक काच से बडा करके दिखाते थे और ऐसे विपयो 
की सचिव पोधिया पढाते थे। 
मेरे पिताजी को इस तरह की पढाई पसन्द नही थी । उनको यह समय 
की वरवादी प्रतीत होती थी और उनके वैष्णव मानस को पशु-पक्षियों के 
जिकारी अवयवो की वाते अग्राह्म थी। परन्तु फीनिक्स में वह एक ही पाठ- 
शाला थी, इसलिए वह मुझे वहा भेजने के लिए मजब्र थे। 
मगनलालकाका इस कोडिस-शालरा मे नियमपूर्वक समय निकाल 
कर आया करते थे और गूजराती तथा गणित पढाते थे। उस समय हम बडी 
एकाग्रता से उनके पास पढते थे। दिन भर मे यही घटा हमे पढाई का प्रतीत 
होता था। अन्य समय मानो गरीर की आदतें बनाने मे वीतता था। मेरा 
अनुमान हूँ कि यदि पूरे चार वर्ष भी कोडिस साहव की वह पाठयाल्ा चली 
होती तो जर्मन स्फूति और कठोर आदते हम लोगो के जीवन में स्थायी हो 
जाती । 
कोडिस साहब के अतिरिक्त दूसरे विदेशी शिक्षको में, जिनका मुझे स्मरण 
है, उनमे क्री पोलक वहुधा फीनिक्स आते थे। वह जोहान्सवर्ग के कार्यालय में 
बापूजी के पास काम करते थे। रस्किन की उस पुस्तक के वह प्रशसक थे ही. 
जिसके कारण बापूजी की सर्वोदिय' की कल्पता सुस्पष्ट हुई थी और फीनिक्स 
में डेरा जमाया था। यहा के विकास में उनको भी दिलचस्पी थी। फीनिक्स 
की स्थापना व इंडियन ओपीनियन के सचालन में उनका महत्वपूर्ण सहयोग 
था। बरसो तक इडियन ओपीनियन के अग्रेजी विभाग का सपादन श्री 
पोलक ने ही किया था । उन्होने अपने लिए भारतीय नाम केशवलाल' 
चुना था। रविवार की छट्री के दित पिताजी, मगनलालकाका और दो-तीन 
अन्य फीनिक्सवासी वाग की छाया में वैठकर विनोद-वार्तता करते थे । 


चलते-फिरते कई वार पोलक साहव मुझसे अपनी अगुली पकडवा लिया 
करते और अग्रेजी में अनेक प्रश्न पूछा करते थे । में अग्रेजी नही के वरावर 
समझता था, इसलिए वह अपना प्र्न वार-वार छोटा करके पूछते थे और 
मझसे उत्तर प्राप्त करते थे। इस प्रकार उन्होने अग्रेजी मे मेरा प्रवेश कराया। 
वह इतनी धीमी आवाज में बोलते थे कि अपनी कर्णेद्रिय को मुझे तीक्ष्ण 
बनाना पडता था| उनका स्वभाव इतना विनोदी और सरल था कि उनके 
पास जरा भी सकोच का अनुभव नहीं होता था । 

श्री आइजक एक ऐसे अग्रेज अतिथि थे जिनके आने पर फीनिक्स के 
सभी बच्चे खश हो जाते थे। उनका स्वभाव विद्ृपषक का-सा था। प्रात - 
काल से रात तक वे हँसाने की कोई-न-कोई वात हमारे सामने रखते ही रहते 


१२६ दपीवन-प्रभात 


थे। सीधी तरह थोलना और बात करना मानो वह जानते ही नथे। कभी 
कुर्सी पर वैठ कर अपने पैर का अगूठा नचाते, कभी मेढफ की चाल चलते, 
कभी चौक कर भाग निकलते और वच्चों की सारी दोली को अपने पीछे 
दौडाते । जब वह अभिनय के साथ रीछ और बन्दरों कौ कहानी सुनाते तब 
मानो वह जानवर ही हमारे सामने उपस्थित हो जाते थे ! किन्तु उनके 
भरपुर हास्यरस में अवाछनीय वात जरा भी नजर नही आती थी । 

फीनिक्स के भारतवासी व्यक्तियों में श्री से म ऐसे थे, जो हमें पढाने के 
लिए पाठशाला में नही आते थे, फिर भी परोक्ष रूप से चह हमारे शिक्षक ही 
थे। वह फीनिक्स के मुद्रणालय के इजीनियर थे । यत्रो को सुधारता, साफ 
रखना, अखवार छापना, पुस्तको की जिल्द बाधना, इत्यादि कार्य श्री सेम॑ 
के हाथ में था। उनके हाथ काले हो तो भी उनके हाथ से कागज या किताब 
पर धब्वा नही लगता था,यह देसकर हमे वडा आश्चर्य होता था। वहु शिकार 
भी खेला करते थे। ऊचे वृक्ष की शाखा पर जाते हुए साप को बहू एक ही वार 
वल्दूक चलाकर नीचे गिरा देते थे । जब वह हिरन का शिकार करने जाते 
तव ऊची घास मे छिप-छिपकर चलने की उनकी कला देखने मे मुझे बडा 
आनन्द जाता था। शिकारी होने पर भी वह वालको के बडे प्रेमी थे। हम 
लोग वागीचो में चोरी करे या नटखटपन करके प्रेस की कोई मशीन विगाडे 
तो अनेक वार उनकी पैनी नजर हम पर पड जाती थी । परन्तु उन्होने कभी 
हमे डाटा-डपटा नही, न हमारी शिकायत ही किसी से की, केवल धीरे-से 
हम समझा दिया करते थे। उनकी वात हम मान भी लेते थे। वह मद्रासी 
ईसाई थे और उनका पूरा नाम गोविदस्वामी' था। 


. शी ववीन वाम के एक चीनी सज्जन भी फीनिक्स मे कुछ समय के लिए 
आये थे। उनके बारे मे मुझे इतना याद है कि उनके पीछे-पीछे हम फीनिक्स 
के वागीचों में घूमते थे। उनके विचित्र उच्चार सुनने में हमे मजा आता 
था, उनका वेश और हावभाव हमे अजीब-सा लगता था। 


एक थे श्री किचन । वह जहा-तहा विजली की रोशनी छगाते रहने 


कु 


में उब्झे रहते थे । शाम के समय वह बेकार कनस्तरो को खेतो मे ढग मे 
रफकर अपनी पिस्तौल से चादमारी किया करते थे। मुझे ऐसा याद हैँ कि 
नह वाधूजी के मकान में ही रहते थे और उस घर के निर्माता भी वही थे । 
श्री पोलक से पहले 'इन्डियन ओपीनियन' के अग्रेजी विभाग का सपादन- 
कार्य श्री किचन ही करते थे । पता नही क्यो, वह बहुत पहले ही फीनिक्स 
ये चले गए थे भर कुछ वर बाद मेने सुना कि उन्होने आत्महत्या करली । 


डरने से जब दाऊद शेठ, रुस्तमजी शेठ, उमर शेठ आदि फीमिक्स 


शिक्षा का नवीन प्रयोग १२७ 


आते थे, तब उनके आतिथ्य के लिए हमे काफी दोड-घूप करनी पडती थी। 
उनके लिए आवश्यक चीजे दौडकर हमे ही छानी पडती थी। यदि हमारे 
काम करने में सुस्ती दीख पडती तो वह नाराज हो जाते थे। फीनिक्स में 
कहा पर कौन-सा नया शाक किस पौधे पर है इसकी जानकारी मुझे अधिक 
रहा करती थी और उनके लिए नई तरकारी लाने का काम करने मे मुझे 
उनसे शावासी मिलती थी। 

सार यह कि ये अतिथि भी हमारे शिक्षक थे, जिनके हारा फीनिक्स के 
एकान्त कोने मे हमारा सवध शेप दुनिया से थोडा-वहुत जुड जाता था। 


इस प्रकार यदि वापूजी फीनिक्स में महीनों तक नही आते थे तो भी 
उनकी छाया दिनरात हम पर वनी रहती थी और उनके कारण हमारी उस 
जगल की पाठशाला में एक अन्तर्राष्ट्रीय विद्यापीठ का-सा वातावरण 
कायम रहता था तथा अन्तर्राष्ट्रीय सस्कार हमे जान-अनजान में मिलते 
रहते थे । 

श्रेणी और वापिक परीक्षा का क्रम त होने पर भी फीनिक्स की पाठ- 
शाला मे पढाई का स्तर 'ेट्रिक्युलेशन' तक पहुचाने का था। परन्तु अनेक 
शिक्षको के बदलते रहने के कारण उनकी वह इच्छा पूरी न हुई। 
हमारी पढाई ढीली ही रही । उन्होनें जो योजना बनाई थी उसकी रूप- 
रेखा ९ जनवरी, १९०९ के इडियन ओपीनियन' में इस प्रकार प्रकाशित 
हुई थी 

/इस पाठशाला का प्रधान उद्देश्य लडको का चारित्य विकसित करना 
है। कहा गया है कि सच्चा शिक्षण बच्चे अध्ययन करने पर प्राप्त करते है । 
अर्थात्‌ तब उनमें ज्ञान प्राप्त करने की अभिरुचि पैदा होती है। ज्ञान तो 
अनेक प्रकार का होता है । कुछ हानिकारक होता है। इसलिए यदि विद्यार्थियों 
का चारिश्य सुगठित न किया जाय तो थे विपरीत ज्ञान प्राप्त कर लेते है । 
विना तरीके के, जो आया सो पढाते रहने के कारण, कई लोग नास्तिक हो 
जाते हैं और बहुत पढे हुए होने पर भी कई चरित्रहौन बन जाते है । इसलिए 
लडको की नीतिमत्ता सुदृढ करने में उन्हें सहायता देना इस पाठशाला का 
मुख्य उद्देश्य है । 

“/लडको को उनकी स्वभाषा, अर्थात्‌ गुजराती अथवा हिन्दी और 
शक्‍यत तमिल तथा अग्रेजी का ज्ञान दिया जायगा । अकगणित, इतिहास, 
भूगोल, वनस्पति तथा प्रकृति का ज्ञान दिया जायगा | जो लडके आगे बढ 
पायगे उन्हें वीजगणित और रेखागणित भी सिखाया जायगा ? मैट्रिक्युलेशन 
तक तेयारी करा देने को धारणा रखी गई है । 


१२८ जीवन-प्रभाव 


“धर्म शिक्षण के लिए माता-पिता ज़िस घमंगुर को चाहें, भेज सकते हु। 
हिस्दू लड़कों को हिन्दू माता-पिता की इच्छा के अनुसार हिन्दू धर्म के भूल 
तत्व सिल्लाए जायगे। हिन्दुस्तानी ईसाइपो को ईसाई धर्म के तत्त्व श्री वेस्ट 
ओर श्री कोडिस वियोसफी करे आधार पर लिखायगे । मुसलमान लडको को 
जुम्मे के दित डरवन जाने क्वी इजाजत दी जाथमी । हमारा विश्वास है कि 
प्रत्येक व्यक्ति की तालोम धर्म की तादीम के विना व्यर्थ है। इसलिए प्रत्येक 
माता-पिता का कर्वव्य है कि वह अपने-अपने धर्म का शिक्षण और जिसे 
सासारिक ज्ञान बताया जाता है, दोनों ही एक साय दे । गहराई से विचार 
करने पर पता चलेगा कि जिसे हम सासारिक शिक्षण कहते है, वह भी धर्म 
को सुदृढ़ करने की हो तालीम है। हमारा विश्वास है कि इस उद्देश्य से रहित 
लो शिक्षा दी जाती हुँ वह चहुधा हानिकारक होती हूं 

“भारत के प्रति बच्चो का प्रेम बढाने और उन्हें स्वदेशासिमानी 
बनने में सहायता देने के हेतु से भारत का प्राचीन और भर्वाचीन इतिहास 
सिखाया जायगा । 


“यहू विचार हम लोगो को भी सही जच जाबे और जिस ऊंची पदवी 


का में चित्रण कर रहा हु, वह हम प्राप्त करें, ऐसो चाह रखोगे तो ईश्वर 
हरे ऐसा अवसर देगा ए 


: २१ : 
हमारे संस्कार 


फीनिक्स में पाठणाला और पारिवारिक छात्रावास का जब से श्रीगणेण 
हुजा, तबने कुछ एसा ही वातावरण वहा उत्तन्न हो गया था कि अन्य विषयो 
की पढाई में हम सावधान न भी रहे, धर्म के विपय मे किसी के सामने नीचा 
न देखना पड़े, इस बात की जागरूकता तथा अभिलापा हमारे अदर बनी 
रहती थी । 

उम समय जितने वारूक पढ रहे थे उनमें हिन्दुओ की सख्या जाधे 
ते कम थी। विद्यार्थी अयवा शिक्षक एक-दूसरे के धर्म पर छोटाकशी या 
वादविवाद नही करते थे। पर अपने-अपने धर्म की अच्छी-अच्छी बाते सुनने- 
पुनाने का उत्साह उस वातावरण में था | भारतीय ईसाई अग्रेजी भाषा, 
अग्रंजी तौरूतरीक जौर इतवार की सम्मिलित प्रार्थना में अपना गीरव 
विशेष स्पस॑ प्रदक्षित करते थे। हिन्दुलो के त्यौहारो का उत्साह छिपता नही 


हमारे सस्कार १२९ 


था। वे बार-बार आानेवाले त्यौहार मनाने मे अपनी विशेषता अनुभव करते 
थे। मुसलमान लडके अपने दीन और कुरान की प्रशसा के गीत गाते हुए 
नही अघाते थे। लेकिन धर्म की भिन्नता के कारण हमारे बीच में कभी अन- 
बन का प्रसंग पैदा नहीं हुआ । 

फिर भी अपने वालको की सस्कारिता शुद्ध रहे और वे सगति-दोष के 
जिकार न बने यह हमारे माता-पिता के लिए चिन्ता का विपय था। 
वापूजी के जैसी ऊची श्रद्धा को अपनाना उन छोगो के लिए कठिन था, जो 
सनातन धर्म के परम्परागत भावनाशील अनुयायी थे । 


हमारे घर मे जो तीन विद्यार्थी थे उनमे दो मुसलमान थे। उनकी 
देखभाल और सुविधा के लिए हमारे घरवालो को कम परिश्रम नही करना 
पडता था। कस्तूरवा को वापूजी ने इससे भी कडी कसौटी पर चढाया था। 
हमारे घर में सौम्य प्रकृति तथा धनी घराने के गुजराती लड़के थे, परन्तु वा 
के यहा उम्र प्रकृति के ईसाई लडके थे, जो मद्रास की ओर से श्रमिक के रूप 
भें आकर दक्षिण अफ्रीका में बसे हुए गिरमिट-मुक्त परिवारों के वालक थे। 


मेरे माता-पिता कट्टर वैष्णव परम्परा पालनेवाले थे। अभी तक मे 
वह दिन नहीं भूला हू जब हमारे घर मे बापूजी के मुसलमान मित्रो को 
आदरपूर्वक भोजन कराने के वाद, मेरी माताजी और काकी उतके उपयोग 
में आए हुए पीतल के वर्ततों को अग्नि मे तपाकर ही रसोईघर में रखती 
थी । मेरे पिताजी के लिए भी मुसलमानों की पवित में भोजन करना एक 
विकट समस्या थी। उन्होंने अपने-आप को बापूजी के हाथो मे पूर्णतया 
छोड रखा था, इसलिए वह वापूजी के अनुसार चलने का भरसक प्रयास 
करते थे और अपने मन की बात मन में ही रखते थे। परन्तु उनको 
विधमियो के साथ बापूजी की घनिष्ठता विकट समस्यास्प प्रतीत होती थी । 
पिताजी के मुख से मेने इस सवध मे अधिक नही सुना, क्योकि उन्हें बोलते 
की आदत वहुत कम है। लेकिन उतकी पुरानी डायरी में कही-कही दो-चार 
दब्द मिल जाते हे, जिनसे उनके मनोमन्‍्थन का पता चलता है । उस समय 
दक्षिण अफ्रीका में बापूजी भाई के नाम से प्रसिद्ध थे और पिताजी ने अपनी 
डायरी मे उनका उल्लेख मोहनदासकाका के साथ-साथ केवल भाई के नाम 
से भी किया है। डायरी के कुछ उद्धरण इस प्रकार हैं 

४ जनवरी १९०६ शाम को ६ बजे हमारी ट्रेन जोहान्सवर्ग स्टेशन 
पहुच गई | रामा, देवा, मणिलाल, वापू, और श्रीमती पोलक स्टेशन पर मुझे 
लिवाने आये थे | उनके साथ ७ बजे घर पहुचा । नहाने-धोने के वाद भोजन 
के लिए सब मेज पर जा बैठे । सारी अग्रेजी रीतिया देखकर अजीव लगा। 


१३० जीवन-अभात 


मन में बनेक विद्यर आवे---हमारसी रीति अच्छी या इनकी, यह निश्चय नहीं 

कर पाया। भोजन में ब्रेड, बाक, दाद-भात आदि वस्तुएं थी। भोजन के वाद 
कोको था। भोजन के आरम्भ होने से पहले भाई ने गीताजी के प्रथम 
अध्याय के २४ से २७ ब्लोक पटे और गजराती में उनका अर्थ पढा। दस वजे 
सो गया। सोने की सुविध्य बडी अच्छी थी । 

५ जनवरी १९०६ ५ व्जे उठकर साढे ६ बजे स्नान आदि से निवृत्त हो 
गया। मोहनदासकाका के कहने पर मणिलाल मेरे वृट पालिश करनेंके लिए 
ले गया | इसकी मेरे मन पर गहरी छाप पडी, जिसे लिख सकता मेरी विन 
के बाहर हँ। मभी छोग विना कुछ खाये-पिये काम के लिए निकल पढे। मे 
भाई के साथ उनके दफ्तर तक पंदल गया, जो करीव दो मील की दूरी पर है। 
रास्ते में इंडियन ओपीनियन' साप्ताहिक के सम्बन्ध में बातचीत हुईं । ठीक 
साढे नौ बजे भाई ने दफ्तर मे काम घुरू कर दिया । दफ्तर में काम करने- 
वाली कन्या की देखकर मन में कई विचार आये। दोपहर के समय भाई ने 
और दफ्तर के सव लोगो ने केले और मूगफली का अल्पाहार किया । उसके 
बाद प्रेस के खर्च का हिसाव बारीकी से जाचा गया और जाम को साढे पाच 
बजे भाई के साथ म॑ घर जाया । रात को भोजत के समय अग्रेज मित्र पोलक- 
दम्पति का खुलकर मिलना-जुल्ता देखकर विचार मे पड गया । 

६ जनवरी १९०६ भोजन के समय भाई के घर श्री पोलक के विवाह 
के सिलसिले में कुछ सज्जनो को दावत दी गई थी। अग्रेज, मुसलमान, हिन्दू, 
सब थे। भोजन के समय का विनोद मुझे अत्यधिक जान पडा । 

७ जनवरी १९०६ कल के मुकावले आज चक्की से गेहू पीसने में थका- 
बट कम हुई। 

१९ जनवरी १९०६ स्मिथ, पोलक और श्रीमती पोलक भाई के घर 
ही रहते हँ और बहुत आजादी का वर्ताव करते है, यह देखकर बहुत 
विचार बाते हूं । 

१२ जनवरी १९०६ मेने श्री दीन को और भाई ने श्री वेजरनाजर 
वे इब्धियन ओपीनियन' में तमिल और हिन्दी विभाग वन्‍्द करने के लिए 
भजा । 

«._ (४ जनवरी १९०६: वापूजी के कई पत्र लिखे और उ्दू कायदा 
सीजना शृरू क्या । 

२० जनवरी १९०६. ईसा हाजी शुगरकेन कालोनी की ट्रेन से आये। 
उनको लिवाने के लिए भाई और उमरजेठ के साथ में भी गया। दोपहर में 
सेब मेहमान श्री आइजक, कैूूनवैक, ईसा हाजी, उमर शेंठ व हाजी हवीव 


नौ? -4ी+ 


हमारे सस्कार १३१ 


हाजिर थे। पोलक हिन्दुस्ताती पोग्ाक पहने थे । भोजन मे में अलग बंठा 
था। 


२७ जनवरी १९०६ * शाम को ६ बजे की गाडी से में फीनिक्स से 
डरबन गया। कवाट के डयूक डरवन में थे। रात को सा सात बजे भाई 
जोहान्सवर्ग से आये । सब छोग सीधे काग्रेस-भवन में गये | ढाई सौ से तीन 
सौ व्यक्तियों तक का सहभोज हुआ।। में हिन्दू मित्रों के साथ वेठा। 


१६ मार्च १९०६. के पत्र से मालम हुआ कि भाई ने श्रिटोरिया 
में मुसलमानों से माफी मागी। पढकर गहरे विचार मे पड गया । 


डायरी की इन पक्तियों से अनुमान होता है कि ईसाई, मुसलमान 
आदि के साथ एक-झूप हो जाना पिताजी के लिए आसान नहीं था। पर 
बापूजी की श्रद्धा इस प्रकार की थी कि जहा सामान्य छोग अधेरा और 
निराशा देखते थे वहा वापूजी को जीवन और प्रगति की झलक दिखलाई 
पडती थी। जहा औरो को सकट तथा विनाण नजर आता था, वहा वापूजी 
को सफलता भौर कल्याण के स्पष्ट दर्शन होते थे | ऐसा न होता तो वह 
अपने घर के छोटे वच्चो के साथ अन्य धर्मो के बच्चो के रात-दिन रहने की 
व्यवस्था क्यो करते ? 


हमारे घर मे जो अन्य तीन धर्मों के वालक थे, उनमे से इब्राहीम का 
असर मुझपर अधिक पडा। वह पढने मे जैसा चतुर था वैसा ही बोलने मे 
भी। उसकी स्वच्छता से रहने की आदत भी आकर्षक थीं। उसका वात 
करने का ढंग भी वडा लुभावना था। 


फीनिक्स भर में छोटे-बडे सभी व्यक्ति इब्राहीम की होशियारी की 
तारीफ किया करते थे । इधर में अपनी मृढता के लिए बदनाम-सा था और 
अपने वारे में ऐसी निन्‍दा सुत-सुनकर मेरी भावना ऐसी वन गईं थी कि 
जब में किसी की तारीफ सुनता तो मुझे वह स्वर्ग से उतरा हुआ-सा प्रतीत 
होता था। उसकी शक्ति एवं चातुर्य का मूल किस बात में हैं, इसकी खोज 
में में लगा रहता था। फिर जो कुछ समझ में आता उसकी आजमाइश 
भी किया करता था। 


कई दिनो तक अवलोकन और मनन करते रहने के बाद इब्राहौम 
के चातुर्य और उसकी समझदारी का मूल मेने खोज निकाछा | उसकी नाक 
की जड में, जहा चश्मा रखा जाता है, एक चोट का चिह्न था। उसके कारण 
वात करते समय उसकी नाक की खाल खिंचा करती थी और उसकी लम्बी 
पैनी नाक नाचती हुई दिखलछाई पडती थी। मुझे यकीन हुआ कि उसकी 


१३२ जोवन-प्भात 


विशेपता का मूल उसकी नाक का यह चिह्न ही है। यदि ऐसा ही चिह्न मेरी 
नाक पर भी हो जाय तो में भी उसी के वरावर अक्छमन्द और भरीफ माना 
जाऊगा। बस में एक कोने मे जा घुया और वहा पर छिपे-छिपे मेने एक 
कटोरी की धार से अपनी नाक की साल छीलना आरम्भ कर दिया । लगातार 
चार-पाच दिन तक यह उपक्रम जारी रहा। रोज शाम को थोडी-योडी चमडी 
घिस कर सवेरे उठते ही में गीम में अपना मुह देखता कि ठीक इब्राहीम का 
जैसा चिह्न नाक पर बना या नही। किन्तु वदकिस्मती से वह निशान भोडा 
वन गया। नाक में दर्द काफी रहा, परन्तु अपना चातुर्य बढाने के लोभ-वण 
मेने उसे वर्दाव्त क्या । जब वह घाव भर गया तब दुवारा मेने अपनी नाक 
को जठ छीठ कर चिह्न को सुधारने को काशिण की, पर वह चिह्न सुधरा 
ही तहीं। आख़िर मेने हार मानी और मन में सतोप कर लिया कि मेरे 
नसीव में ही बुद्दपन वदा है और इस प्रकार मन को समझाकर मेने वह 
प्रयास छोड दिया । 

फीनिंक्स में जो गोरे आते थे वे हम पर अपनी श्रेप्ठता की धाक 
बैठाने का प्रयास करते हुए मालूम नहीं पड़ते थे। पोछक तथा 
आइजक आदि हमारे यहा राज्यकर्ता की हँसियत से नहीं आते थे, 
फिल्तु वापूजी जैसे व्यक्ति ने अपने कट्टर विरोधियों को प्रेम और 
काट-सहन के बछू से जीत लेने का जो अनुष्ठान प्रारम्भ किया था, 
उसको देखने ओर उसमे सहायता करने के लिए बापूजी के निमनण पर आते 
थ। जबतक वे हमारे साथ रहते ये, अभिन्न होकर रहते थे। वापूजी की भी 
यह सूचना थी कि उनका स्वागत हृदय से किया जाय, जिससे भारतवर्ष की 
भोर भारतवासियो की प्रतिष्ठा मे वृद्धि हों। इस सूचना का अमल विशेषत 
मेरे पिताजी भीर काका करते थे। वे उनके साथ सारा दिन विताते थे। 
उनकी हर प्रकार की आवव्यकता पूरी करने की कोमिश करते थे। इस 
कारण भी गोरे लोगों की श्रेष्ठता मेरे मन में वस गई थी। एक मुख्य 
कारण उतकी भाषा भी थी। में देखता था कि चारो ओर अग्रेजी भाषा 
की ही प्रतिःठा है। इसलिए वे छोग मुझे अविक सामर्थ्य वाले प्रतीत होते 
य। हर जगह, हर कोने में सारी वातचीत अग्रेजी में ही होती थी। प्राय 
भी पुस्तक अग्रेजी मे ही मिलती थी। हम लोगों को जो सुन्दर व सचित्र 
बादमाहित्य मिलता था वह भी अग्रेजी में होता था। हँसी-सेल की कहा- 
निया अग्रेजी मे ही मिलती थी । 'चिल्डुन्स एनसाइक्छोपीडिया' नाम का 
सुन्दर मासिक पत्र जब आता था और उसके चित्न, उसकी विज्ञान की 
जात तथा चमत्कारपूर्ण कथाएं मगतकाका हमे सुनाते थे, तब अग्रेजी का 


द्र् 


#प्टल भरी कच्ची बुद्धि को बहुत ही प्रभावित करता था। उस समय मेने 


स्वभाषा तथा पर-भाषा १३३ 


अपने अनुभव से यह महसूस किया था कि जो कोई अग्रेजी समझ और बोल 
नही पाता, वह पूरा आदमी ही नही हूं । ऐसे व्यक्ति को अपने चारो ओर 

का वार्त्ताछाप तथा विनोद चुपचाप मूढवत सुन लेना पडता था। मेरे मन 
में गोरे लोगो के प्रति देवत्व की भावना अकुरित हो गई थी और मुझे अग्रेजी 
भाषा ही विद्या की साक्षात मूत्ति प्रतीत होती थी । 


:२२: 
स्वभाषा तथा पर-भाषा 


वापूजी के सबसे वडे पुत्र हरिलालकाका मुख्यत पढाई के उद्देश्य से 
ही अपने पिता से निराण होकर घरसे निकल भागे थे। वृद्धि, दक्षता ओर 
कष्ट-सहन में हरिछालकाका बापू के साथियों से कम गव्तिवाले नही थे, 
प्रलु बापूजी स्कूल और कालेजो में दिये जानेवाले शिक्षण के खिलाफ थे 
और काका आधुनिक उच्चशिक्षण प्राप्त करना चाहते थे । इसलिए हरिलाल- 
काका जैसे सम्वेदनशील व्यक्ति का उनके पास रहना कठिन हो गया। स्वयं 
वापूजी वरिस्टर थे और इग्लेड जाकर ऊची शिक्षा प्राप्त कर आए थे । इतना 
ही नही, अपनी उस विद्धत्ता का नित्य के काम-काज में पूरा-पूरा उपयोग 
भी कर लेते थे । फिर भी अपने पुत्रो को उस शिक्षा से वचित रखने का उनका 
दृढ आग्रह था। उस आग्रह की ऊची भूमिका को समझना आसान नही था 
फलत हरिछालकाका के लिए आवश्यक हो गया कि वह अपने पिता का 
आसरा छोडकर अपने-आप ऐसा शिक्षण प्राप्त करे, जिससे ससार में उनकी 
गिनती पढे-लिखो में हो । 


फीनिक्स की पाठशाछा के श्रीगणेश की जो वातें मेने लिखी हे, वे 
सन्‌ १९०८-९ की हे। वापूजी ने हम छोगो को पढाने का जो यह नया उपक्रम 
किया था, उससे पहले ही हरिलालकाका वापूजी को छोडकर जोहान्सवर्ग 
से भारत चले आए थे और गहमदावाद के हाई स्कूल में मंट्रिक की शिक्षा 
प्राप्त कर रहे थे । 

पिताजी के सग्रह में बापूजी का लिखा एक पुराना लेख मिला हूँ, जो 
१७ सितम्बर, १९०९ को लन्दन से लिखा गया था। उस समय राजकोट में 
गुजराती साहित्य परिपद का तीसरा अधिवेशन होनेवाछा था । इस निमित्त 
से बापूजी ने स्वभापा के बारे मे यह निवन्ध लिखा था। उसप्र से पता चलता 


१३४ पोवन-अभात 


हैं कि बापूजी ने फीनिय्स की पाठणाछा में अग्रेजी की पढाई पर क्यो जोर 
नही दिया | लेख इत प्रकार है 

“हिन्दुस्तान में आजकल नई हवा चल रही हूँ, कित्तु हिल्दू, मुसलमान, 
पारसी सभी मेरा देण या हमारा देश' की रट लगा रहे है । इस सम्बन्ध मे 
हमे फिलहाठ राजन तिक दृष्टि से नहीं सोचना है। भाषा की दृष्टि से विचार 
करने पर हमारी समझ मे सीबे यह बात आती है कि हमारा देश' की पुकार 
हम अपने अन्तर से करे, इससे पहुले अपनी भाषा का स्वाभिमान हमारे दिल 
में पैदा होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दुस्तान भर में छोटे-बढे 
सभी लोग अपनी-अपनी साया के बारे में ध्यान देने लगे है---यह एक सन्तोप 
की दात है । ऐसे उद्गार भी सुनाई पडते है कि कुछ ऐसा होना चाहिए 
कि प्रत्येक भारतवासी आपस में एक भाषा का प्रयोग कर सके ! भविप्य 
में मह सम्भव भी हो सकता है । यह तो सभी छोग स्वीकार करेगे कि वह भाषा 
हिन्द की ही होनी चाहिए । छेकिन यह कदम भविष्य में जोर पकड 
सकता है। मे हिन्दुस्तानी ह' यह गौरव हमारे दिल में पैदा होना चाहिए 
थीर इसी के अन्तर्गत यह गौरव भी उदित होना चाहिए कि “में गुजराती हू।' 
अगर ऐसा न हुआ तो हम न तेरह के रहेगे, न त्रेपन के, न हम घर के रहेंगे, न 
घाट के । 


. प्रत्येक प्रान्त के अग्रणी दूसरे प्रान्तो की मापाओ का जान प्राप्त न 
कर तो काम नही चलेगा | गुजराती के लिए वगाली, मराठी, तमिल, हिन्दी 
आदि भाषाएं सीखना आसान है, कठिन नही है । जितनी माथापच्ची और 
जितदा प्रयास मलतफहमी मे पडकर हम छोग अग्रेजी भाषा पढने में करते हैँ, 
उससे आधा प्रयास भी यदि देश की भाषाओं को मीखने के लिए करे तो देश 
मे नया वातावरण पंदा हो जायगा और इस तरह वडी मात्रा मे हिन्दुस्तान 
का उद्धार हो सकेगा | 
.. .हिददुस्तान की विक्षा के बारे में लार्ड मेकाले ने जो विचार प्रकट किये 
हैं; उस पर में मोहित था। दूसरे भी बहुत से लोग उनसे मोहित है । लेकिन 
अब प्रा मोह टूट गया है और में चाहता हें कि औरो का मोह भी खत्म हो 
जाय। परतू इस पर अधिक चर्चा के लिए यह स्थान नही है । यदि ऊपर की 
वात नहीं हँतो यह भी सही है कि गुजराती भाषा के लिए हम अलग विचार 
7 सकते हैं। गुजराती लोग आपस मे अग्रेजी में बातचीत करें तो ऐसा कहे 
विना रहा नही जाता कि यह निम्न स्थिति का सूचक है । अग्रेजी के मोह के 
वक्रण हमारी मातभाषा दरिद्र हो गई हैं। हम स्वयं उसका अपमान कर रहे 
हैं, इसलिए हम विल्कुछ ही दीन वन जाते है) जब में अपने विचार गुजराती 


स्वन्नापा तथा पर-भाषा १्३२५ 


में ठोक तरह से प्रकट न कर सकने और अग्रेजी में कर सकते की स्थिति पर 
विचार करता हू, तब मेरा सारा शरीर काप उठता हैँ। जिन्होने अपनी भाषा 
का अनादर किया हूँ वे भला देश का क्या भला कर सकेगे ? गृजरात की 
महान प्रजा किसी समय गजराती को भूलकर दसरी भाषा को अपनाए, 

यह स्वप्न में भो समव नही हो सकता और यदि यह सम्भव नहों हे तो जो 
लोग उस भाषा को छोड देते हे वे देश के अर्थात्‌ अपनो प्रजा के द्रोही हे, यह 
कहना अत्युक्ति नही होगा । 


यह वाक्य गलत नही हूँ कि भाषा में प्रजा का चित्र प्रतिविम्बित 
होता हैं ।' इसीलिए गृजराती, वगाली, उर्दू, मराठी परिपदे होने लगी हे 
यह बहुत अच्छे भविष्य का द्योतक है । जो भारतवासी स्वदेश से बाहर जाते 
है, उनको इस सम्बन्ध में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता हैं। उनपर 
बहन बडा उत्तरदायित्व हैं । यदि वे अपनी भाषा को भूल जायगे तो पाप के 
भागी होगे । 


कुछ अधिक अग्रेजी पढे हुए लोगो के लेखों म मेने पढा हैँ और कुछ 
को कहते हुए सुना हूँ कि वे स्वय गुजराती की अपेक्षा अग्रेजी ज्यादा जानते हे ! 
यह हमारे लिए बडी शर्म की वात हँ। वास्तव मे जो व्यक्ति अग्रेजी में 
लिखते या बोलते है, वे न तो सही अग्रेजी लिख पाते हे और न बोल ही पाते हे। 
यही स्वाभाविक हूँ । यह सच है कि कुछ विचार हम अग्रेजी में अधिक स्पप्टता 
से प्रकट कर सकते हे, लेकिन यह भी हमारे लिए गर्म की ही वात हैँ। अग्रेजी 
व्याकरण और मुहावरे हम भलीभाति जानते है, ऐसा नही कहा जा सकता । 
जवकि गुजराती व्याकरण और मृहावरे कोई भी भारतीय ठीक तरह से 
जान सकता हूँ । उसमें भूतकाल के बदले वर्तमान काल का प्रयोग भूलकर भी 
कोई नही करेगा, तव हमारे अग्रेजी लिखने में अग्रेजी पढने वालो की भी 
ऐसी भूलें बहुत ज्यादा नजर आती है। महावरे के दोपो का तो कोई अन्त 
ही नही है । गृजराती में हम सही उच्चारण न करे, ठीक तरह से सयुक्ता- 
क्षर न बोले, यह सम्भव है, लेकिन इस कारण हम गृजराती कम जानते हैं 

बह कहना गलत होगा । उच्चारण की भूले भी सहज दूर की जा सकती हूं । 


“ऐसी दलीले सुनी जाती हे कि जो विद्यार्थी अग्नेजी पटना चाहते हे 
उनको अग्रेजी वोलने का अभ्यास करना ही चाहिए। क्‍या यह म्रम नही 
हैँ? जब गृजराती इकद॒ठ हो तव यदि वे गृजराती में बोलेगे तो अग्रेजी के 
ज्ञान में कमी नहीं आयगी, वल्कि वृद्धि ही होगी, क्योकि ऐसा करने पर, 
हमारे सुनने में केवल अग्रेजो की ही अग्रेजी आयगी और हमारे कानो की 
शक्ति तीव्र होकर गलत अग्रेजी तुरन्त पहचान लेगी । 


१३६ जीवन-प्रभात 


“इज्लेड में आये हुए विद्यार्थी अपने अध्ययन में इतने अधिक व्यस्त 
नही रहते कि वे गृजराती पुस्तक पढ ही न सके । जिसको आगे जाकर अपने 
देश की सेवा करनी है, साभाजिक काम करना है, उसे अपनी मातृभाषा के 
लिए समय निकालना ही होगा। यदि मातृभाषा को भुलाकर ही अग्रेजी 
सीखी जा सकती हो तो देश-कल्याण का मूछ हेतु मारा जायगा और बेहतर 
है कि अग्रेजी सीखी ही न जाय । 


“फिर गुजराती भाषा कोई साधारण भाषा नही है। जिसमें नरसिह 
मेहता, अखा भगत और दयाराम जैसे कवि पैदा हुए है, उस भाषा की बहुत 
विकसित किया जा सकता हूँ । फिर जिस भाषा के बोलनेवाले ससार के तीन 
महाधर्मो--हिन्दू,इस्लाम और जरथुस्ती--के अनुयायी है, वह भाषा इतनी 
ऊची हो सकती है, जिसकी कोई सीमा नही । एकही विचार गुजराती भाषा 
द्वारा तीन तरीके से दर्शाया जा सकता हैं । पारसी जिसे खुदा, मुसलमान 
जिसे अल्लाहताला और हिन्दू जिसे ईश्वर कहेगा उसे अग्रेजीमे केवल 
गाड' के एक ही नाम से पुकारा जायगा । 


“मुसलमानों के गूजराती लेखन में अरबी और बेख सादी की फारसी 
को छाया होगी । पारसी की गूजराती में, जरथुस्त के जिन्दावस्ता की 
छाया होगी, हिन्दू की गुजराती में सस्कृत को छाया होगी । हिन्दू और 
मुसलमान तो हिन्दुस्तान की सभी भाषाओ के लिए हू, किन्तु पारसियों को 
मानों गूजराती के लिए ही खुदा ने ईरान से भेज दिया है। उनके उत्साही 
स्वभाव के कारण गुजराती भाषा को अत्यविक लाभ पहुच सकता है | फिर 
गूजराती अखबार आजकल उनके हाथ में है, इसलिए उनको पूरे उत्साह से 
गुजराती के भविष्य की रक्षा करती चाहिए | उनसे एक ही विनती करनी 
आवश्यक हैं कि अब जब कि गृजराती आपकी मातुभापा हो गई हैं 
और उसको आप छोड नही सकते ती उसका खून न करे। पारसी लेखक अच्छे 
विचार गरल गुजराती मे पेश करते है, किन्तु भाषा के उच्चारण और हिज्जे 
के नो मानो दुश्मन ही हे । 


“सब गुजरातियो के लिए यह सोचने की वात हैं। हिन्दू, मुसलमान 
और पारसी, तीनो अपने अछूग-अछग चौके में डटे हुए जान पड़ते है । 
मसलमान अभी तक शिक्षण-क्षेत्रमे गहराई तक नही गए है, इसलिए गुजराती 
पर उनका स्पष्ट असर नही दीखता | किन्तु अव वे पढने लगे हे । इस दिया 
में हिन्दुओं और पारसियो को उन्हे आगे बढाने का यत्त करना चाहिए । 


“राजकोट में होने वाली परिषद से मेरा नम्र निवेदन है कि उसके 


स्वभाएा तथा पर-भाषा १३७ 


नेता गुजराती भाषा के जानकार हिन्दू, मुसलमान और पारसियो की एक 
स्थायी समिति का निर्माण करे। वह समिति गुजराती भाषा मे तीनो कौमो 
द्वारा लिखे जानेवाले साहित्य पर निगरानी रखे और लेखको को सलाह- 
मशविरा दे । ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि विचारशील लेखक अपने 
लेखो को ऐसी समिति से विना कुछ पैसे दिए सूधरवा सके | 


“अन्त में विलायत जाने वाले भारतीयो से मे कहगा कि अग्रेजो का 
उदाहरण लेकर उन्हे आपस में अपनी मातृ भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। 
ऐसा करने से भारत की उन्नति होगी और उसका एक कर्तव्य पूर्ण माना 
जायगा । ऐसा करना कुछ कठिन नही हैँ ।” 


बापूजी के इन विचारों का अमल हमारे घर मे निष्ठापृ्वंक और 
समझकर किया गया। मेरे पिताजी और मगनछालकाका को घर मे अग्रेजी 
बोलने की जरा भी आदत नही थी ! मुझे याद है कि में यदि भूलकर गुजराती 
बातचीत म॑ अग्नेजी शब्द मिला देता था--जैसे कुरसी के लिए चेयर', 
चम्मच के लिए 'स्पून'! और द्वाक्ष के लिए ्रेप्स' शब्द का प्रयोग करता 
था तो मगनकाका तुरन्त पूछते थे कि वह शब्द गुजराती है या अग्रेजी, 
और फिर अग्रेजी आमफहम शब्दो के लिए भी वह गुजराती शब्द सिखाते थे 
पिताजी मेरे योग्य सरल गुजराती साहित्य का सम्रह करते रहते थे और 
वार-वार उन पुस्तको को दोहराने के लिए मुझे प्रोत्साहित करते थे। 
गुजराती के बाद उन्होने मेरे हाथ में छोटी तथा सुन्दर हिन्दी पुस्तके दे रखी 
थी औौर वगाली वर्णमाला सीखने का श्रीगणेश भी कराया था, परल्तु तब 
मेरा ध्यान गुजराती को छोडकर और किसी भाषा पर नही छूगता था। 


हरिलालकाका वापूजी की इच्छा के विरुद्ध अहमदाबाद के हाई स्कूल 
में पढने गये थे। मैट्रिक्युलेशन की परीक्षा में वह प्रथम बार उत्तीर्ण रहे थे। 
उन्होने फ्रेच भापा ली थी। दुवारा भी वह फ्रेच ही सीख रहे थे । इस सम्बन्ध 
में बापूजी ने यह पत्र लिखा था . 


श्रावण वद्य नवमी, 
सवत्‌ १९६७ (सन्‌ १९११) 
चि० हरिलाल, 
फ्रेंच पर तुम बेकार समय और पैसे नष्ट कर रहे हो, ऐसा में मानता 
हू। ऐसा अमूल्य समय यदि सस्क्ृत के लिए तुम देते तो कितना कल्याण होता, 


१३८ जीवन-प्रभात 


इस वात का अनुमान मे तुम्हें कैसे कराऊ ? आजकल जिस वातावरण में 
तुम घूम-फिर रहे हो वह वातावरण प्रप्ट है, इसलिए तुमको फ्रेच की सुझी । 
गायदएक वर्ष ढेर मे तुम पास होते, परन्तु सस्कृत सीख लेते तो कित्तना अच्छा 
रहता । मस्कृत के ज्ञान से हिन्दुस्तान की सभी भाषाओ के द्वार खुल जाते है। 
तुमने अपने हाथ से उन्हे वच्द कर दिया। दुबारा तुमने फ्रेंच का विपय लिया हूँ, 
इसलिए यह लिख रहा हू । अब भी तुम विचार करो और एक वर्ष परीक्षा 
को छोड कर भी सम्कृत आरम्भ करो। ऐसा करने के लिए यदि तुमको घर 
के अध्ययन के लिए सात रुपयो के बदले आठ देने पडे तो भी मुझे अधिक 
सस्तोष होगा । 


फिर भी तुम अपने मन की बात ही करना | तुम्हारे मार्ग में में विपत 
डालता नहीं चाहता । मेरी सलाह एक मित्रकी सलाह है, यही समझना । 


“-बापू के आशीर्वाद 


: २३: 
असली शिक्षा 


वापूजी के जीवन में परस्पर विरोधी बातो का आश्चयेजनक योग था ! 
एक ओर तो वह अग्रेजी भाषा और अग्रेजियत से अपने देशवालों को दूर 
रखने का प्रयत्त करते थे, दूमरी ओर अग्रेजो की अच्छी वाते सीखने की प्रेरणा 
करते थे। फीनिक्स के जीवत में ऊपरी सजधज से वह गोरो को मग्ध कर देना 
चाहने थे, कितु भारतवासी परिवार भारतवर्ष के प्राचीन ऋषि-मनियों 
के अकिचन रहन-सहन में भी पीछे न रहे, यह भी उनकी अभिरापा थी । 
जेती में, रसोई में और दूसरे काम-काज में वह हमे आधुनिक विज्ञान का पूरा 
छाम दिलवाना चाहते थे और साथ ही गरीव-से-गरीब जीवन के आदर्श 
को अपनाना चाहते थे। मगनकाका और पिताजी, वापुजी की इस विचार- 
परम्पशत के भक्त थे और गरीबी को अपनाने के सबव में बापूजी वार-बार 
इन्हे पराम् दिया करते थे । इन दोनों भाइयो के नाम लिखा हुआ वापूजी 

का निम्न पत्र विशेष उल्लेख योग्य हैं 
सन्‌ १९०९ 

चि० छगनलाऊरू और मगनलाल 


मुझे दुवारा वकालत का पेणा न करना पडे, इसमे ही भलाई है। मेरे 


असली शिक्षा १२९ 


मन की यह गहरी इच्छा है । जव्तक में जीवित हू, फीनिक्स में हम लोग 
संपूर्ण गरीबी का अनुभव करे, ऐसा में चाहता हू । ईश्वर से ऐसा समय मागता 
हु, लेकिन इसके विपरीत लक्षण देखता हू । हम छोग सच्ची गरीबी भोगने 
लगे, ऐसा समय पूर्णरूप से आवे यह मुश्किल दीखता है । डाक्टर मेहता की 
सहायता इसमे विध्नरूप दीखती हैँ । जबतक वह सहायता आती रहे तबतक 
“कल के लिए धेला भी पास नहीं हैँ ! क्या होगा ? ”-.ऐसा अनमोल लाभ 
हमको नहो मिलेगा, यह सन्देह मन में रहता है। उस स्थिति को में अनमोल 
लाभ गिनता हू, क्योकि ससार में प्रधानतया ऐसी स्थिति मौजूद हूँ । 


बुद्ध आदि कौ भी यही स्थिति थी और आगे के लिए भी उन जैसो की 
ऐसी स्थिति रहेगी ! इसके विना आत्माराम को नही जाना जा सकता, 
यह मन में जच गया है | नरसिह मेहता ने ओर सुदामाजी ने यह ज्ञान सही- 
सही सिखाया, ऐसा दृढ विश्वास मुझे बैठ रहा है । 


इद्रियो का भोग भोगते हुए यह कहना कि म॑ उससे परे हु, इद्रियाँ अपना 
काम करती है, गलत है । हममे से एक भी व्यक्ति इस वाक्य का उच्चारण 
करने की योग्यता नही रखता और जबतक हम सच्ची गरीबी को नही अप- 
नाथगे तबतक कोई भी यह वाक्य नहीं कह सकता । राजा आदि पुण्य के 
प्रताप से राजा बनते है, ऐसा मानना निराधार है। अपने कर्म के प्रताप से वे 
राजा बने हे--ऐसा चाहे तो कह सकते हे । लेकिन उसे पुण्यकर्म कहना तो 
आत्मा के गुणों की छाववीन करने पर गलछूत मालूम होता है । 


--मोहनदास के आशीर्वाद 


वापूजी वहुत ऊची 22589 कसौटी के लिए अपने को तैयार कर रहे 
थे और अपने साथ के गरी को भी अकिचन जीवन के भादर्श को 
अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे । 


वापूजी गरीबी का जितवा स्तवन करते थे उतना ही महत्व जीवन 
को श्रेष्ठ और सुदर बनानें को देते थे। जीवन की स्थूल आवश्यकताओं 
में कमी करके नैतिक समृद्धि वढाने पर जोर देते थे। यह कदापि उन्होंने 
पसद नही किया कि अपने सगी-साथी और देशवासी दीन-हीन और दरिद्र 
जीवन को स्वीकार कर ले । अपने घर के और अपनी सस्था के वालक 
ओर विद्यार्थी बडे होने पर कमजोरी की और मायूसी की जिंदगी विताने के 
लिए मजबूर न हो, लेकिन वडी आयु के होने पर सब वच्चे ससार में शान के 


१४० जीवन-प्रभात 


साथ रह सके, इस दृष्टि मे वालको को मिखाने-पढाने पर वापूजी बहुत शुरू 
से जोर देते थे। इस सवथ में वापूजी के कुछ महत्वपूर्ण पत्रों से यह स्पष्ट 
हो जायगा * 
खनन ५ नल 
चि० छगनलारू ता० २३-१-०२ 


तुम्हारी चिदृठी मिछ्ली । पढ़कर खुशी हुई। अग्रेजी में ही लिखते रहना। 
मुझी का वेतन चुका देना । अपनी काकी (कस्तूरवा) के पास से पैसे ले छेता । 


सि गोकलदास और हरिलाल को काव्यदोहन' (गुजरात के प्राचीन 
कवियों द्वारा रचित महाभारत तथा भागवत्त आदि की कहानियों का सम्रह) 
से कहानिया सुनाता अच्छा होगा। 'काव्यदोहन' के सभी भाग मेरी पुस्तको 
में हे । उसमे से सुदामाचरित्र, नलाझ्यान, अगृदविष्टि आदि आस्यानो को 
अथ॑ के साथ सुनाओगे, तो अच्छा होगा । हरिइचन्द्र का आख्यान मौखिक 
या पुस्तक से सुनाता । अग्रेजी कवियों के नाटक सुनाना फिलहाल आवश्यक 
नहीं है । उनमें रस भी नहीं आयगा । और, हमारे प्राचीन आस्यानों से 
जितना सार ग्रहण करना हैँ उतना अग्रेजी कवियो से मिलने वाला नहीं है । 
लडको का वर्ताव वर्ग मे सही रहे, इसके लिए सत्तर्क रहना | तुम और किसे 
पढाने जाते हो, लिखना । 


एक भी लडके में कोई बुरी आदत पैदा न हो, इस बात की चौकतती 
रखना। यह भी ध्यान रखना कि सत्य के प्रति उनका रुख नित्य ही भव्ति- 
भाव का बना रहे ! 
पढने के साथ-साथ व्यायाम भी पूरी तरह करवाना । 
आदरणीय खुशालभाई और देव भाभी से दडव॒त्‌ कहना । 
शुभेच्छुक 
मोहनदास के आशीर्वाद 
न २ न्नन 
जोहान्सवर्गं 
ता० ५-२-० ३ 
चि० छगनछाल 
हु मेरा बहुत अनिशिचित है। भरसक कोशिश करने पर भी तुमको संतोष 
देने वाले समाचार में नही दे सकता। यदि यहा रहने की बात न हुई तो मार्च 
में यहा से चछ सकने की सभावना है। यदि यही रहना होगा तो छ महीने 
वाद कस्तूरवा आदि को बुला पाऊगा | तुरन्त बुला लेने का मौका नहीं है | 
फिर भी यदि कर्तव्य से चूकने की स्थिति न होगी तो भरसक प्रयत्त करके 


असली शिक्षा १४१ 


में वही आऊँगा। यहा पर कोई रेशम की शैया नही है । इससे अधिक निश्चित 
समाचार म॑ अभी नही दे सकता । 


चि० मणिलाल की पढाई के निमित्त होने वाले वेतन-खर्च की चिन्ता 
मत करो। उसे वाद्य सीखने के लिए अवश्य भेजो । वहा जाने से उसे रोक 
लिया, यह ठीक नहीं किया । इसमे तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारी काकी 
काहँ। 

शुभेच्छुक 
मोहनदास के आशीर्वाद 

उक्त दोनो पत्र बापूजी ने दक्षिण अफ्रीका से मेरे पिताजी के नाम 
बवई भेजे थे। इससे पता चलता है कि जब फीनिक्स आश्रम की कल्पना भी 
नही थी और रस्किन की पुस्तक को वापूजी ने देखा भी नही था, उस समय 
भी शिक्षण के सवव में उनके विचार अस्पप्ट न थे, अपितु शिक्षा का आदर्श 
उनके चित्त में सुस्पष्ट ही था। 

परतु जब ऊपर के पत्र लिखे तब बापूजी के समक्ष किसी विद्या सस्था 
या आश्रम को चलाकर वालको को शिक्षा देने का प्रश्न नही था। यह प्रइन 
फीनिक्स की स्थापना होने पर उनके सामने आया । फीनिक्स के आरभ में 
में, देवदासकाका आदि छोटे बच्चे थे। मणिछालकाका वडे थे। फीनिक्स के 
सभी बालको में वह प्रथम विद्यार्थी थे। उनके नाम लिखे गए बापूजी 
के पत्र में उनकी शिक्षा-विधि अधिक मूत्त दीखती है । 

न्न् दे न्न्ग 
प्रिटोरिया का कंदखाना 
२५-३-०९ 

चि० मणिलाल, 

जेल मे अब मेने वहुत सारा पढ डाला है । में इमरत, रस्किन, मैजिनी 
की कृतिया पढता हू। उपनियद भी पढता रहा हू । शिक्षण का अर्थ जान नही 
है, किन्तु चारिव्य के विकास या धर्म की भावना की जाग्रति है। इस सवध में 
मेरा जो मत है वह इस प्रकार की पढाई से दृढ हो रहा हैँ । अपनी गृजराती 
में उसे हम केलवर्णी' के नाम से जानते हूँ । यदि केलबणी” (जिक्षण) 
का उद्देश्य यही हँ--और मेरी समझ में उसका यही सही उद्देश्य हैं तो में 
कहूगा कि तुम उत्तम प्रकार की केलव्णी' ले रहे हो ।' 

वा की सेवा करके उसके उलहनो को सहन कर लेना, चि० हरिलाल 
की अनुपस्थिति में चि० चची (श्रीमती हरिछालू) का दिल दुखे नहीं, 
इस प्रकार उसकी आवश्यकताओं को अनुमान से समझकर देखभाल करना 


१४२ जीवन-प्रथात 


और रामदास तथा देवदास की सभाल रखना--इस सबसे बढ़कर शिक्षण 
क्या हो सकता है ? इस काम में यदि तुम पार उतरोगे तो तुमने भावी 
से अधिक केलवर्णी' प्राप्त करी, ऐसा मान लेने में मुझे क्‍या हज 
हो सकता है ? 

उपनिषद पर नाथूराम दर्मा की प्रस्तावता के एक वाक्य का मेरे मत 
पर बडा प्रभाव पडा है। उन्होने बताया है कि ब्रह्मचर्य की प्रथम अवस्था 
सन्यस्थ की अतिम अवस्था के समान ही है । 

यह बात सर्वया सही है कि निर्दोप अवस्था में, यानी केवल थारह 
बषं की आय होने तक ही, मौज की जा सकती है । छडका जब प्रौढ बनता है 
तब तुरत ही उसे अपना उत्तरदायित्व समझना सीसना-चाहिए । इस वय के 
बाद प्रत्येक व्यक्ति को आचार-विचार, सत्य और अहिंसा में सयम की ओर 
बढ़ना चाहिए। यह काम इस तरह से नही करना चाहिए कि चित्त को थकावट 
और उकताहूट हो, वल्कि स्वाभाविक विनोद से करना चाहिए । मुझे याद है 
कि जब म॑ तुम्हारी आज की आय से छोटा था तव अपने पिताजी की सेवा- 
शश्पा करने मे मुझे सच्चा आनन्द मिलता था । बारहवे वर्ष के वाद मैने 
मौज-शौक की परछाई तक नही देखी थी । यदि तुम वास्तविक सद्गुणों 
का अनुसरण करोगे, अपने जीवन को गुणमय बनाओगे, तो में मानूगा 
कि तुमने मेरा 'किल्वणी' का आदर्श पूरा किया है । इन गणो से सुसज्ज 
होकर तुम ससार के किसी भी कोने में चले जाओगे तो अपना गुजारा 
प्राप्त के सकोगे और आत्मज्ञान--ईइवर ज्ञान--की प्राप्ति की ओर 
मुड सकोगे। इसका यह अर्थ नही है कि तुम्हे अक्षरज्ञान नही छेना चाहिए, 
लेकिन उसे प्राप्त करने के पीछे तुम्हे वेचैन नही होना चाहिए । उसके लिए 
काफी मौका रहेगा । फिर भी शिक्षण लेने का हेतु भी यही तो है कि वह 
सेवा-कार्य भे सहायक बने । 

यह मंत भूलना कि भविष्य में हमारे लिए गरीबी रहेगी। ससार के 
बारे मे मं जितना अधिक सोचता हू यही समझ में आता हैं कि धनी होने के 
मुकाबले गरीब रहने में चित्त को अविक समाधान मिलेगा । लक्ष्मीतन्दन 
बनने से, धनकुवेर बनने से, गरीव रहने मे सार है। गरीबी के फल अधिक 
सुन्दर और मीठ होते है । 

, म॑ मानता हू कि जिन्होने कई यूगो के पहले यज्ञोपवीत का त्याग किया 
हैँ. उनका उसे पुच स्वीकार करना गलत होगा। शूद्र और अन्य सब वर्णो 
में जाति-भेद कम नहीं है। इस समय तो यज्ञोपवीत उछूटी बाधा डाल रहा 
हूँ। इस विपय पर भविष्य में विस्तार से चर्चा करूगा | 


“-वापू के आशीर्वाद 


असली शिक्षा १४३ 


«हु न 
चि० मणिलाल, 


तुमको क्या करना हँ--इस सवाल से तुम मायूस हो गए। अगर 
तुम्हारे लिए म॑ जवाब दू तो कहगा कि तुम अपना फर्ज अदा करने वाले हो। 
फिलहाल तुम्हारा काम अपने माता-पिता को सेवा करना है | इससे आगे 
तुम्दे चितित नही रहना । आगे की चिता तुम्हारे मा-बाप को हैं। जब वे चल 
बसेगे तब वह चिता तुम पर आयगी। इतना निच्चय तो होना ही चाहिए 
कि तुम्हे वैरिस्टरी का या डाक्टरी का पेश नही करना है | हम गरीब हे 
और गरीब रहना चाहते हूं । पैसे की आवव्यकता केवल भरण-पोषण के लिए 
होती है । फीनिक्स को उन्नत करना हमारा काम है, क्योकि उसके जरिए 
हम आत्मा को खोज सकते है और देश-सेवा कर सकते है । इतना यकीन रखना 
कि मे निरन्तर तुम्हारे लिए चिन्ता करता हू । 
मनुष्य का असली पेशा यही है कि वह अपने चारित्य को ठोस बनाये। 
धन कमाने के लिए कुछ खास सीखना पडे, ऐसा नही हू । जो आदमी नीति 
का रास्ता कभी नहीं छोडता, वह भूखों नहीं मरता। और यदि वैसा 
समय आता है तो वह डरता नही है । 
तुम निर्चित रह कर जो अभ्यास वहा हो सके उसे करते रहो । यह 
लिखते हुए तुमसे मिलकर अपने सीने से लगाने को जी करता हैं। ऐसा नही 
हो पाता, इसलिए आख में पानी आ जाता है) यह निश्चय रखो कि तुम पर 
बापू कभी निर्दंयता का वर्ताव नहीं करेगे । में जो कुछ करता हू, तुम्हारा 
भरा समझ करके करता हू । तुम जब दूसरो की सेवा कर रहे हो ती तुम्हे 
कभी मारा-मारा नही फिरना पडेगा, यह विश्वास रखो । 
--वापु के आशीर्वाद 
न ५ नग्न 
१२-१०-९ 
चि० मणिलाल, 
तुम किस श्रेणी में हो--इसका उत्तर नही दे सकते ? अब बताना कि 
वापू की श्रेणी में हू। पढते का विचार तुम्हे क्यो आया करता है ? अगर कमाने 
के लिए आता हूँ तो ठीक नही है, क्योकि ईश्वर सबके लिए चारा-दाना दे 
ही देता है। तुम मजदूरी करके पेट भर सकते हो । फिर हम को तो फीनिक्स 
में अथवा ऐसे काम में मरना है, जहा पर कमाई की बात को गुजाइश ही 
कहा ? अगर तुम्हे देश की खातिर पढना हूँ तो वह तो तुम इस समय भी कर 
रहे हो। यदि आत्मा को पहचानने के लिए पढना हैं तो उसके लिए अच्छा 


श्ड्ड जीवन-प्रभात 


बनना सीखना चाहिए। तुम अच्छे हो, ऐसा सब कोई कहते हे। अब रही 
बात अधिक काम करन के लिए तुम्हारे पढने की। इसके लिए जल्दवाजी 
की जरूरत नही है । फीनिक्स मे जो हो सके वह करते रहो । फिर देख लिया 
जायगा । तुम्हारे लिए म॑ चिता करता हू, यह विश्वास हो तो तुम स्व्रय 
चिंता छोड देना । 

--बापू के आशीर्वाद 


जोहान्सवर्ग 
कारतिक वदी पचमी १९६६ 
(सन्‌ १९०९ का अन्त) 
चि० मणिलाल, 


जबतक नीति को दुढ रखोगे और अपने कतंव्य को पूरा करते रहोगे 
तबंतक मे तुम्हारे अक्षर-न्ञान के बारे में निश्चित रहुगा। श्ास्त्र में जिन 
यमनियमो को बताया गया है, उनको कायम रखो तो बस है । अपने शौक के 
लिए अथवा अपने को अधिक लायक बनाने के लिए अक्षर-ज्ञान बढाओगे 
तो में उसमें सहायक वन्‌गा | यदि नही वढाते तो उलहना कभी न दूगा। 
फिर भी यदि मन में कुछ निजचय कर लो तो उस निश्चय पर स्थिर रहने 
का प्रयत्न करना | आजकल तुम प्रेस में क्या कर रहे हो, कब उठते हो, खेती 

में क्‍या कर रहे हो, यह लिखना । 
--जायू के आाज्ञीवाद 


मणिलालकाका की ही आय के मेरे छोटे काका श्रीजमनादास गाधी, 
फीनिक्स आने से पहले भारत की सरकारी पाठशालाओ के ढंग के एक 
हाई स्कूल में राजकोट में पढ़ते थे। उनके नाम लिखें गए बापूजी के पत्रों में 
से कुछ वाक्य उद्घृत करने योग्य हं 

“में स्कूली पढाई के विरुद्ध नहीं हु, लेकिन उसकी मोहर के विरुद्ध 
हूं। आजकल के स्कलो मे पहली बावा यह हूँ कि शिक्षक नीतिवान नही होते । 
दूसरी यह कि बच्चे गिक्षकों से अलग-से रहते है । कुछ विपयो के पढने में 
बेकार समय नष्ट होता हैँ, यह तीसरी और पाठ्गालाए अक्सर हमारी 
हथकडी के चिह्नल्प होती है, यह चौथी वावा है ।” 

दूसरे एक पत्र मे बापू ने लिखा हैँ £ 

“में बच्छे स्कूल के विरुद्ध नही हू। लेकिन मेरा विश्वास है कि बहुत 
सारे छडको वाला स्कूल अच्छा हो नहीं सकता । फिर पाठशाला यो वास्तव 


मेरी कमजोरी श्ष्पु 


में वही होती है जहा पर छडके चौबीसो घटे रहते है। ऐसा न हो तो शिक्षण 
दो प्रकार का हो जाता हूँ ।” 

इन पत्रों में बापूजी ने जो विचार व्यक्त किये हैँ उन्होंकी परिषाटी 
वह फीनिक्स की पाठशाला में कायम करने के इच्छुक थे। एक प्रकार से 
फीनिक्स का वातावरण उसके लिए विशेष अनुकूल था, क्योकि वह जगल मे 
एकान्त वस्ती थी। भारत के देहातों मे जो सामाजिक कुरीतिया नजर बाती 
हैं उनकी वहा छाया तक नहीं थी । 


- ए४ ; 
कस आप 
मेरी कमजोरी 
ऐसे श्रेप्ठ घातावरण में मझ जैसे बालक को प्रगति के पय पर अहनिश 
अग्रसर होना चाहिए था, परन्तु गेहू के खेतों मे वयुआ की भाति मेरे चित्त- 
क्षेत्र में कुठित मनोवृत्तिके अकुर क्यो जमे, यह समझ में न आने वाली समस्या 


है। लेकिन यह तथ्य हैँ कि वहा के पुनीत वातावरण में भी अनेक कम- 
जोरियो ने मुझे दवा लिया। 


हमारी पाठशाला में भध्याह्न के समय जब छूट्टी होती और मेरी 
माताजी झरने पर कपडे घोने के लिए जाती तब में भटकता न सह और पढने 
में चित्त लगाऊ, इम दृष्टि से वह लम्बे-लम्बे जोड-गुणा मुझे करने को दिया 
करती थी । जब घर में कोई न रहता तब ये सवाल करते बंठना मेरे लिए 
कारावास-सा हो जाता था। मेरा जी जल उठता था और में स्लेट-पेसिल 
को अपता जाती दुश्मन समझता था । जो सवाल पद्रह-बीस मिनट का होता, 
वह भेरे लिए घटो का वन जाता था। नजर अको पर गडी रहती, पर सही 
जवाब क्या है, इसकी सूझ नहीं होती थी | इस पर जब मा छौट कर आती 
और सवाल अघररे देखती तव उनको सन्देह हो जाता कि मेने सवाल किये ही 
नही, खेलता ही रहा ह । जो किये होते उनमे भी उनको गलती मिलती और 
प्रत्येक भूल पर मुझको डाट-फटकार सहनी पडती । कुछ दिन बाद मेरे 
वाल-साथी देवदासकाका और रामदासकाका ने मुझ पर हमदर्दी दिखाई । वे 
घूमते-घामते मेरे घर की ओर आ निकलते और गणित में मुझे उलझा हुआ 
देखकर जल्दी-जल्दी सवालों को हल कर के मुझे जवाब बता देते और में 
स्‍्लेट पर उत्तर लिखकर उनके साथ खेलने निकल जाता | जब माताजी छौट 
कर आती गौर सही उत्तर देखती तो प्रसन्न हो उठती और मुस्कराती निगाह 


१४६ जीवन-प्रभात 


से मुझे देखती । परल्तु उन्हें क्या पता था कि वेटे ने प्रगति नही, अधोगति 
प्राप्त की है । हि 

यह छोटी भूल हो या बडी, इसने जीवन भर के लिए गणित के क्षेत्र में 
मुझे कमजोर बना दिया । यही नहीं, गणित की चुस्ती खो देने के कारण में 
जीवन की अनेक दूसरी बातो में भी ढीला रह गया। 

श्रुतलेख में भी मेरा कच्चापन कभी मिटा नहीं। पिताजी का लेखन 
बहुत सुल्दर था। मेरे अक्षर खराब न हो, इसके लिए उन्होने शुरू से ही 
बहुत ध्यान दिया था, छेकिन पिताजी की वह विरासत मे नही अपना सका।_ 

मेरे लिए अक्षर से भी अधिक मुसीबत श्रुतलेख मे तथा नकल करने में 
होवेवाली भूलो की थी। वैसे तो गुजराती भाषा मे हस्व-दीव॑ के बारे मे 
शुरू से ही जैसी अराजकता फैली हुई थी वैसी जावद ही किसी अन्य भारतीय 
भाषा मे रही हो। किन्तु मेरी भूले केवल हस्व-दीर्घ को या बुक्‍्ताक्षर की ही 
नहीं होती थी । 'आ' और ए' की मात्रा की गलतिया भी बहुत होती थी। 
छेखन को दो-तीन वार दोहराने पर भी छटी हुई मात्राए मेरी नजर में नही 
आती थी। 


गेद के खेल में भी मे कच्चा था। फीनिक्स मे क्रिकेट का खेल बाकायदा 
बहुत कम होता था, परन्तु उसका छोटा-सा अनुकरण हम छोग किया करते 
थे । गेंद के भारतीय खेल भी हम खेलते थे और कई वार मगनकाका भी 
हमारे सेल में शामिल होते थे। मेरे लिए गेद का हरएक खेल अक्सर आसु 
बहाने का निमित्त बनता था। निशाना छमाने और गेंद पकडने के लिए में 
कम फूर्ती से नही दौडता था। गेद को ध्यात से देखता था, परन्‍्तु जैसे रेल का 
प्रवासी भागते-भागते, हाफतै-हाफते स्टेशन के प्लेटफार्म पर पहुच जाय 
और उसी समय सीटी वजाती हुई गाडी प्लेटफार्म छोड दे, वैसा हो अन्तर 
भेरे फंफे हुए हाथो और गेद मे रह जाया करता था। मेरी टोलीवालो की 
नाराजगी, मगनकाका का गुस्सा और मेरे मन की निराशा--तीनो के मिश्रित 
प्रभाव से समझ नही पडता था कि कहा भाग जाऊ, कहा छिप जाऊ । 

श्रृतक्ेस में और गेंद पकडने में जो कमी छोटी आयु से ही मुझसे थी 
उसका कारण मुझे अपनी वीस-दाईस वर्ष की आयु में अकस्मात्‌ मालूम 
हुआ, जबकि डाक्टर ने मेरी आखो के लिए ठीक तम्बर का चश्मा दिया । मेने 
देखा कि चन्द्रमा को बिना चब्मे के जिस स्थान पर देख पाता था, चश्मा चढाने 
परवह अविक दाई ओर दीस पडता था और तव मेरी समझ में आया कि वह 
मेरा दृष्टिदोप था। में जिस जगह पर गेद समझकर हाथ फंलछाता था, वहा 
से वह चार-पाच इच दाई ओर होकर निकल जाती थी । लेकिन उस समय 


मिर्भेयता की शिक्षा और अभ्यास १४७ 


मगनकाका भी मेरी उस शारीरिक त्रुटि को समझ नही पाये थे। 


छोटे बच्चे की आँख के जन्म-जात दोप को सुधारने का प्रयल विशेष 
रूप से भारत में साधारण स्थिति के माता-पिता में घर करना सम्भव नहीं 
था। परन्तु फीनिक्स के वालको की शारीरिक, वौद्धिक आदि शक्तियों का 
विकाम करने के लिए जाग्रत प्रयत्त करने की अकाक्षा पिता-काका के दिलो 
में पेदा हो गई थी । 


बात यह थी कि बचपन में मेरी दाई आख की पुतली नाक की ओर 
के कोने में दवी हुई थी और वहा से हटकर घूम नही सकेती थी। इस प्रकार 
मगनकाका ने मुझे डरवन लेजाकर डाक्टर से एक प्रकार का हरा पट्टा 
दिलवाया था। अपनी वाई आख पर वह मुझे वावना पडता था । इस तरह 
सही काम करने वाली आख को बन्द कर देना मुझे वहुत बुरा लगता था और 
मौका मिलते ही वाई आाख पर का वह पढ़ा आँख से उतार फेकता था, परल्तु 
मगनकाका बडी सतर्कता मे मुझे ऐसा करने से रोकते थे । इस कठिन अभ्यास 
का सुफल मुझे यह मिला कि कोने में दवी हुई मेरी दाईं पुतछी वाहर निकली 
बोर बहुत कुछ स्वाभाविक रूप से काम करने लगी। 


यदि फीनिक्स के हमारे शिक्षक अपनी साधना गौर अन्य व्यवसायो 
मे अधिक समय बचा कर शिक्षण-कार्य के लिए दे सकते तो बहुत सभव हैं 
कि मुझ जैसे वालक की कई कमजोरिया निर्मूल हो सकती । फिर भी इसमे 
कोई मदेह नही कि नतिक शिक्षण का जो आग्रह वहा पर बापूजी ने सबके 
सामने रखा था और गरीबी की जो आरावना की थी उसके कारण शिक्षको 
द्वारा पढाई के लिए बहुत कम समय दिये जा सकने पर भी, हम विद्याथियों 
ने वहा पर अच्छे सस्कार के वीज अनायास ही कुछ-न-कुछ अवश्य ग्रहण किये । 


: २५: 
निर्भयता की शिक्षा ओर अभ्यास 


छुटपन में बच्चो को भूत-प्रेत और चूहे-विल्ली के आतक की कहानिया 
सुना-सुना कर उनमें भय के सस्कारो की जड जमा दी जाती है। ऐसे सस्कारो 
के कारण उनके भावी जीवन में आत्म-बल और निर्भयता जैसे उन्नत सस्कारो 
का सर्वथा अभाव हो जाता है । स्वय वापूजी वचपन में कितने डरते थे, इसका 
उल्लेख उन्होने आत्मकथा' में विस्तार से किया हैं। लेकिन वही वापूजी 


१४८ जीवन-प्रभात 


फीनिक्स में छोटे-वडे सभी आश्रमवासियों को आत्मवल और निर्भयता की 
किस प्रकार गिक्षा देते थे, उसका विवरण यहा अप्रास गिक नही होगा 


फीनिक्स में आश्रम-स्थापना के प्रारभिक दिनो की वात है। बापूजी 
इस भयानक जगल के खले मै दान मे सोया करते ये। उन दिनो उनका विरोधी 
दल उग्र बता हुआ था और उन पर खतरा मडरा रहा था। फलत उनको 
रक्षा के छिए दो-एक वलिप्ट नौजवान रतजगा किया करते थे। जब वापूजी 
को पता चला कि उनकी रक्षा के लिए पहरा दिया जाता है तो उन्होने उन 
सेवा-भावी यवको को पहरा देने से रोक दिया । 


जोहान्सवर्गकी वात हैं। गाधीजी के एक जर्मन मित्र श्री केलनवेक 
उनकी रक्षा के लिए उनके पीछे-पीछे चला करते थे। एक दिन अपने दफ्तर 
से बाहर जाने के लिए वापूजी नें खूटी पर से अपना कोट उठाया | बगल की 
खूटी पर कैलनवेक का कोट टगा था| उसकी जेब में रिवाल्वर-सा कुछ दीख 
पडा । गाधीजी ने जेब में देखा तो वह सचमुच ही रिवाल्वर था। 
उन्होंने कैलनवैक को बृलाया और पूछा, जेब में यह रिवाल्वर क्यों रखते 
हो ?” कुछ झिझकते हुए कैलनवंक ने कहा, “कुछ नही, योही रखा है । 
गांधीजी ने मुस्कराकर पूछा, “रस्किन और टाल्स्टाय के ग्रथो में कही 
ऐसा भी छिसा है कि बेमतलूव ही जेव मे रिवाल्वर रखा जाय ? ” 
इस व्यग्य से केलनवेैक की झिपझ्क और भी वढ गई। बोले, “मुझे 
पता लगा था कि कुछ गुडें आप पर हमला करने वाले थे ।” 
“और आप उनसे मेरी रक्षा करना चाहते है ?” गाघीजी ने गभीरता 
से कहा । 
“जी हा ।” 
कंछनवैक का उत्तर सुतकर गाधीजी खिलखिलाकर हँस पडे। बोडे, 
चलो, अब तो में पूरा निश्चित हो गया। मेरी रक्षा का सारा वोझ परमेब्वर 
से आपने ले लिया | जवतक आप मौजूद हे मुझे अपने को सुरक्षित मानना 
चाहिए।” 
केलनवेक इस व्यग्य को सुन कर चुप खडे थे। कुछ रुक कर गाधीजी ने 
फिर कहा, “क्या सोचते हो ? भगवान पर श्रद्धा रखने का यह लक्षण नहीं 
है । सम्धक्तिमान प्रभु सवकी रक्षा के लिए सवंत्र है। इस रिवाल्वर से मेरी 
रक्षा करने की चेप्टा छोड दो ।” 
भूल हो गई। अब में आपकी रक्षा की चिता नही करूगा,” कैलनवैक 
ने नम्नता से कहा । और उन्होने रिवाल्वर को वहा से अलग कर दिया । 
दूस घटना के बाद वापूजी के प्रति इतना वैमनस्य बढ गया कि स्वयं 


निर्भयता की शिक्षा और अभ्यास १४९ 


बापू को भी प्राणघातक हमला होने की आशका जान पडी । उन्होने मगन- 
काका के नाम लिखे निम्न पत्र मे इसका उल्लेख भी किया हैं 
जोहासवर्ग 
२१-५-१९०८ 
चि मगनलाल, 
तुम्हारा पत्र मिला । मेरे लिए चिता करने की आवश्यकता नही है । में 
मानता हू कि मुझे अपनी वलि चढानी ही पडेगी। स्मट्स आखिर तक घोखा 
दें सकेगा, ऐसा में नही मानता। लोग अधीर हो उठे है । वे मेरे जीवन पर 
प्रहार करने को तुले बैठे है। उनको मौका मिल जाय, और यदि ऐसा हो तो 
नतोप मानना । जिस वात को में कल्पनामय समझता हू उस वात के लिए 
जिंदगी की वलि चढानी पडे तो उससे अधिक सुखद-मृत्यु और कौन-सी 
हो सकती है ! 
--मोहनदास के भाशीर्वाद 
इस पत्र के कुछ ही दिन बाद जोहान्सवर्ग के राजमार्ग पर मीर आलम- 
नामक पठान ने छोहे की सलछाख से वापूजी पर घातक प्रह्मर किया था। यह 
दुर्घटना सर्वविदित हूँ, छेकिन मीर आलम के प्रति गाधीजी ने जो व्यवहार 
किया, उससे न केवल वह अपनी करतूत के लिए लज्जित ही हुआ, प्रत्युत उन्हे 
अपना मार्ग-दर्शक मानने लगा । 
अपने हाथ की दसो अगुलियो की छाप न देने के कारण जब उसे देग- 
निकाला मिला तो ववई पहुचने पर उसने अपनी टूटी-फूटी अग्रेजी में बापू 
के नाम एक पत्र भेजा, जिसका सार यहा देता हू 
“में बबई पहुच गया हु । आप कुशलतायूर्वक होगे। ट्रासवाल 
के सारे समाचार मेने गुजराती अखबार में निकलवा दिये हे । पजाव पहुचने 
पर वहा के अखवारो में भी निकलवाऊगा। लाहौर में अजुमन इस्लाम की 
बैठक में म॑ं हाजिर रहूगा और ट्रासवाल की सारी खबर सुनाऊगा। लाहौर 
जाकर लाला छाजपतराय से मिलगा और उनकी राय लूगा।. सीमा- 
आत पहुचने पर सव मित्रो से चर्चा करूगा और जो वन पडेंगा, करूगा। 
अफगानिस्तान मे भी सवको वहा की स्थिति का परिचय दूगा। श्री काछलिया, 
उमरजी सेठ, दाऊद मोहम्मद, रुस्तमजी पारसी और सोसाइटी के सव भाइयो 
से मेरा सछाम कहिएगा और मेरा पत्र मीटिग में रखिएगा ।”* 
इससे प्रकट होता हैं कि एक जानी दुश्मन भी गाधीजी के आत्म-वकू 
का छोहा मान गया और उनका अनुयायी वन गया । 


१५० जीवन-प्रभात 


यही नही कि गाधीजी प्रवामियों को ही इन गुणो के लिए तैयार कर रहे 
थे, बल्कि इन भावों के पत्र भारत के नौजवानों को भी लिखते रहते थ। 
भगनकाका से छोटे नारायणदासकाफा उन दिनो बबई में नौकरी करते थे । 
बापू पत्रो द्वारा अपने आद्णों का प्रचार किस प्रकार करते थे, इसका पता 
निम्न दो पत्रों से चलता हैँ लन्दन 
७-८-१९०९ 
खलि नारायणदास, 
तुम्हारा पत्र पढकर मुझे बहुत आनन्द हुआ। यह में जानता हू कि हिन्दु- 
स्तान के कुछ विद्वात छोग लडाई (दक्षिण अफ्रीका में की जाने वाली सत्याग्रह 
की लडाई) का रहस्य समझते नही हे । यह इस बात का सूचक है कि हमारे 
मूल पूर्वजों ने आत्म-वल का जो ज्ञान प्राप्त किया था वह अब दव गया है। 
उसे फिर से प्रकाश में लाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होगी । समय तो 
जायगा, पर ज्यो-ज्यो समझदारी पैदा होगी त्यो-त्यो आत्मवरू की कसौटी 
चमक उठगी। में जिस आत्मवल के वारे मे लिख रहा हू वह मदिर आदि में 
जाने के वाह्योपचार मे निहित नही है। कभी-कभी तो ऐसे वाह्योपचार उस 
वल के विरोबी सावित होते हू | यदि तुम 'इडियन ओपीनियन' सावधानी 
से पढते होगे तो यह कथन कुछ अभ में तुम्हारी समझ में आया ही होगा। वहा 
वेठे-वैठे भी तुम इस वल का प्रयोग कर सकते हो। सत्य और अभय का विकास 
उसका प्रथम पाठ हूँ । 
--मोहनदास के आशीर्वाद 
जोहान्सवर्गं, 
फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी, सवत्‌ १९६६ 
(सन्‌ १९१० का प्रारंभ) 
चि तारायणदास, 
तुम्हारा पत्र मिला । वहा रहकर भी तुम यहा के उद्देश्यों में सहायक बन 
मकते हो। मे देख रहा हू कि वहा पर भी हमें बहुत सघप॑ करना पडेगा। ऐसा 
करने के लिए तुम्हे अपना चारित्य सुदुढ करता चाहिए। तुमने हमारे धर्म के 
मूल तत्वों को जान लिया है ? यदि तुम कहो कि में तो सारी गीता मुखपाठ 
कर चुका हू, उसका अर्थ भी मुझे जाता है, धर्म का मतछ॒व जानता हूं, तो 
फिर इस प्रइन को स्थान ही कहा रहता है ” लेकिन मूलतत्व जानने से मेरा 
मतलब हूँ उसके अनुसार जाचरण करना | 


_ देवी सम्पत्ति में प्रथम गुण अभय है”. यह इलोक तुमको याद होगा। 
तुमने अभयदान को थोडे अञ्ञ में भी पा लिया है ? जो करना उचित समझो, 


निर्भयता की शिक्षा और अभ्यास १५१ 


उसे करने के लिए निडरतापूर्वक देह के मिरने तक भी प्रयत्त करोगे ” जब 
तक इस अग तक अभय पद को प्राप्त न कर छो तबतक उसका सेवन करते 
हुए उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहना । इतना करोगे तो तुम बहुत 
कुछ कर सकोगे। इस सम्बन्ध में प्रहलाद, सुधन्वा आदि के दृष्टातों को तुम्हे 
याद करना चाहिए | ये सव दत्तकथाएं है, ऐसा मत मावना। हिंद के पुत्र 
ऐसे काम करने वाले हो गए हे । इसीलिए उन आस्यानो को जाज हम कठस्थ 
करते हे। आज भी प्रहलाद और सुधन्वा, हरिश्चद्ध और श्रवण भारत में नही 
है, ऐसा मत समझना । जब हम उस योग्य बनेगे तब उनसे हमारी भेट हो 
जायगी। वे बम्बई की अटूटालिकाओ में कभी नहीं आयगे। पत्थर की जमीन 
में गेह की पैदावार की आशा करना व्यर्थ है । वम्वई में रहना हो तो यह वात 
मन के साथ दृढ़ कर लेती चाहिए कि वम्बई नरक की खान है। वहा रहने मे 
कोई सार नही है । 
--मोहनदास के आशीर्वाद 
“ इसके अलावा, आश्रमवासरी बच्चों को निर्भयता की शिक्षा देने एव 
अभ्यास कराने का वर्णन भी रोचक है। जव में मुश्किल से सात-आठ बरस का 
था, तव उस सूने जगल में रात के समय धर के बडे छोग मुझे अकेला छोडकर 
चले जाते थे और वापूजी के घर से पहर भर रात बीते छौटते थे। इस वीच में 
अधेरे धर में निर्भय होकर सोया रहता। इसी प्रकार मुझे सर्वथा निडर बनाने 
के लिए मगनकाका ने भी विशेष यत्न किये। वह मुझे गहरे अधेरे मे करीब 
आधा फर्लांग की दूरी पर देवदासकाका के यहा सदेद् देने भेज देते और जब 
भे निडरता पूर्वक सदेश देकर छौट आता तो मेरी पीठ थपथपाते । 


पीरे-घीरे यह क्रम रात में ढाई मील की दूरी तक जाने का हो गया 
और इस प्रकार बचपन में ही निर्भयता के सस्कार मुझमें पनप गए। 


इन्ही दिनों की एक अन्य घटना है, जिसके कारण मेरे वाल-हुदय पर 
पिताजी के साहस का गहरा प्रभाव पडा था। एक दिन रात को दो-ढाई बजे 
वह डखन से प्राय १६ मील की छवी यात्रा करके बीहड और सुनसान जगल 
से होकर साइकल द्वारा पहाडी के ऊबड-खाबड रास्ते से घर आये थे। वापूजी ने 
उनको आधी रात मे डरवन से फीनिक्स जाने की आज्ञा दी थी। अगले दिन 
सबेरे ३०-४० अतिथियों को छेकर वापूजी फीनिक्स पहुचने वाले थे। पिताजी 
के फीनिक्स पहुचने पर वापूजी के आदेगानुसार मेहमानों के लिए तत्काल 
रसोई करते का काम कस्तुरवा, मेरी माताजी और दूसरो ने शुरु कर दिया। 


दिन निकलते ही वायूजी अपने मेहमानों के साथ फोनिवंस आ पहुचे 
और समय पर सब को भोजन मिल गया । 


श्ष्र जीवन-प्रभात 


: २६: 
दुराग्रह की हृद्‌ 


फिनिक्स के जिस वातावरण मे मेरा बचपन बीता उसमे झूठ बोलने 
का सस्कार ग्रहण करने की वात थी ही नही । वहा जो लोग थे उनका व्यवहार 
सरल था। कोई किसी से छछ-कपट नहीं करता था। माता, पिता, काका 
आदि घर के बडे, अपने-अपने नित्य के जीवन में सदाचारी और धर्मभीरू 
थे । फिर वापूजी का प्रभाव सारे फीनिक्स पर और हमारे घरवालो पर 
इतना अधिक था कि प्रतिदिन सत्यनिष्ठा और जीवन की पविन्नता को 
बढाने का आग्रह प्रत्येक व्यक्ति के मन में गहरी जड पकडता जा रहा था। 

ऐसे पुनीत वातावरण मे सच को छोड कर झूठ को पकडने की मेरी 
वृत्ति न जाने कैसे पनप रही थी। छोटी-छोटी बातो में में झूठ बोल देता और 
घर में वडो के लिए यह बडी समस्या वन गई थी कि मुझ से झूठ बोलना 
कँसे छुड्ााया जाय ? 


एक वार झूठ बोलकर मेने मगनकाका के प्रकोप को अत्यत बढा दिया । 
घटना यो हुई फीनिक्स में हमारा रसोईघर छोटा था, परन्तु वह 
बहुत स्वच्छ रहता था। जन्च-भसडार, वरतन मरने और हाथमृह धोने की 
व्यवस्था इत्यादि भी उसी चौकोर कमरे मे थी। एक दिन दोपहर के समय 
मेरी माताजी और काकी फीनिक्सवासी अन्य परिवारों मे मिलने-जुलते के 
लिए गई हुई थी और घर मे में अकेला इधर-उघर उलट-पुलट कर रहा था। 
तभी घूमते-बामते देवदासकाका, रामदासकाका आदि दो-तीन लछडको 
की मडली हमारे यहा आ पहु ची । इन सबको चमत्कृत करने के लिए न जाने 
वयो एकाएक मुझे एक नई वात सूझी । मेने उनसे कहा, “चलो, एक खेल 
करें।” में आगे वढा और सब मेरे पीछेगीछे रमोईघर मे आये । रमोईघर में 
घुस कर में एक मेज पर चढ गया और काफी ऊचाई पर अपना हाथ पहुचा 
कर मने टाड से छाल दवाई की एक वडी-सी पुडिया निकाली | पुडिया छेकर 
में भेज से उतरा और रसोईघर के कोने में रखे हुए पानी के पीपे के पास गया ! 
उसमे हाथ-मुह धोने का पानी रहता था और उसमे पीतल की टोटी लगी हुई 
था। पीपे का ढकक्‍्कतन उठाकर मेने अपने पास की छाल दवा--परमेगनेट 
पोटाश-की पुडिया से आधी दवा पानी में डाछ दी । करीब तीन-चार बडी 
चम्मच के वरावर दवा उस दो-चार वाल्टी पानी मे डालकर मैने उसे कडछल 
में हिद्ा दिया। उसके वाद टोटी खोल दी । छाल सुर्ख पानी की सुन्दर जलधारा 


के 


ढुराग्रह को हद १५३ 


उसमे से वह चली। उसमें अपने हाथ भिगोने के लिए मेने सबको आमत्रित्त 
किया । सभी लठके बड़ी प्रसन्नता से देर तक यह तमाशा देसते रहे। आधे 
में ज्यादा पीपा साली हो गया तब नल वद करके और रमोरईडघर बन्द करके 
हम लोग वागीचो में सेलने को चल दिए । 
मगनकाका रोज के नियम के अनुसार, काम से छौटने पर रमोईघर 
के उस पीपे के पास, हाथ-मृह घोने के लिए आये । उनको वहा देखकर में 
सहम गया और उनकी निगाह वचाकर दूसरे कमरे में चला गया। मिनट-दो- 
मिनट ही बीते होगे कि मगनकाका की आवाज सुनाई दी, “किसने यह पानी 
विगाठा हैँ ?” मेरी फाकी और मेरी माता दोनो अपने-अपने काम में छूगी 
थी। पीपे के पानी के छाल होने की बात का उन्हें पता भी नही था | 
मगनकाका ने मुझे बुला कर पीपे का वह पानी दिखाया और पूछा, 
यह किसने विगाडा हूँ ? ” 
मुझे पता नही, मेने साहस के साथ जवाब दिया। 
पता तो तुझे होना चाहिए, घर में तेरे अछावा और कौन है जो ऐसा 
करता ? ” काका ने कहा । 
हम सब यही खेलते थे । पर इसका मुझ पता नही । 
“तो क्या अपने-आप यह पानी रग गया ? तुममे से ही किसी ने इसमें 
रग डाला होगा । 
मुझे पता नही । 
काका ने और बहुत से सवाल किये, पर में अपनी बात पर डटा रहा। 
तब उन्होंने डाठ-डपट की, मेरे कान ऐठ और चपते लगाई । परल्तु में 
अपने निश्चित उत्तर से जरा भी नही हटा । मेने सोचा कि मार तो हर हालत 
में पडेंगी ही। अपने मुंह अपने-आपको झूठा क्यों स्वीकार कर ? झूठ दोहराता 
रहगा तो वह सव मान लिया जायगा। 
इधर मेरी जिद का जोर बठता गया, उधर मगनकाका का चित्त मुझे 
सुधारने के छिए जोर पकडता गया। झूठ बोलने की मेरी यह बुराई कंसे 
मिटाई जाव, इस चिंता ने उनके हृदय को दुखी बना दिया। थप्पडो से जब में 
वाज नही आया तब वह मुझ घर से वाहर ले गए और वागीचे में बनी एक टट्टी 
में बद कर दिया। में डरा नही और न सच बोलने की अक्ल ही मुझमे आई। 
थोंडी देर वाद काका ने मझे बाहर निकाला और सच कहलवाने के लिए बडी 
मीठी आवाज से उलट-पुलट कर प्रइन किये । परल्तु में उनकी सारी बाते पी 
गया। फिर सजा मिली, पर म॑ अपनी वात पर अडिग बना रहा | काका बहुत 
दुखी हुए। 


श्प४ड जीवम-प्रभात 


काका-भतीजे के दीच का यह हन्द्र कोई डेढ-दो घट चलता रहा | तब 
भेरी माताजी आईं और आसो में आसू भर कर बोली, “बालक को कही 
ऐसी सजा दी जाती है ।” इतना कह कर वह मुझे हाथ पकडकर ले गईं। 

अपने दुराग्रह मे में उस समय भले ही अपनी बात पर अडा रहा, पर में 
आज अनुभव करता हु कि वह मेरी भवकर हे ; थी और मगनकाका ने जो 
किया वह विल्कुल ठीक था। सत्य-पालन पर विना इतना आग्रह रखे आश्रम 
की नीव पक्की नहीं हो सकती थी। मेंने झूछ बोछा और मगनकाका आदि 
को इतना दुखी किया, इसका आज भी मुझे पछतावा है। 

यह मगनकाका की महानता थी कि उस दिन के बाद उन्होंने कभी 
भेरे भरीर को हाथ नही छगाया। भायद उन्होने यह भी निध्चय कर लिया कि 
आगे किसी भी वालक को ने पीटा जाय । 

इस प्रसंग के वाद मेरे मन को भी कुछ नया प्रकाश मिला। मेरे मन में 
यह भावना पैदा हुई कि घरवालों को कितना मधविक दुखी कर रहा हु। उस 
दिन से पहले मेरे मनमे भावना थी कि म॑ सबकी डाट-फटकार के हो योग्य 
हूं और सबका अप्रिय हू, परन्तु अब यह बात ध्यान में आई कि घर में मेरा 
स्थाव कम वहीं है । माता के वात्सल्य ने ओर मगनकाका की क्षमा ने मेरे 
कठोर मन को पिघछा दिया । 


४२७ . 
स्वदेशी की उपासना 


वापू ने जब स्वोदिय के सिद्धात छोगो के सामने रखे तब श्रम 
और त्याग को उन्होने वहुत महत्व दिया। परन्तु घर में था सस्या में स्वदेशी 
यानी भारत की बनी चीजे बरतने की वात पर उन्होने ध्यान नही दिया था । 
यही नही, अग्रेजी वेशभूषा के बारे में वह काफी सावधान थे। आगे चलूकर 
जब उन्होने स्वावलम्बन और सादगी पर ध्यान दिया तो स्वदेशी का मार्ग 
खुल जाना स्वाभाविक था | 


आश्रम के नित्य के जीवन में स्वदेशी का पालन विधिवत रूप से 
अहमदाबाद में आश्रम की स्थापना होने पर शुरू हुआ। लेकिन जिस प्रकार 
किसी वृक्ष के भूमि की सतह के ऊपर फलने-फूलने से पहले उसकी तैयारी 
होती है, उसी प्रकार स्वदेशी के लिए अभी से तैयारी हो रही थी। 


स्वदेशी की उपासना श्ष्५ 


एक दिन हमारे घर में कुछ नया सामान आाया। पिताजी, मगन- 
काका, मणिलालकाका और दो-एक अन्य फीनिक्सवासी उस नये सामान को 
उलट-पुलट कर बढ़े ध्यान से देखते रहे । मुझे कुछ ऐसा स्मरण है कि 
उस सामान में कपडे के दो-चार थान और अगरवत्ती, आदि छोटी-मोटी 
चीजें थी। एक-एक चीज देखने के साथ-साथ उस पर चर्चा भी होती। 


इसी बातचीत के सिलसिले में प्रथम वार मेने वगारू और पजाव का 
नाम सना । यह भी सना की वगाल में स्वदेशी कपडे ही पहनने का प्रचार 
अधिक हूँ। अब स्वदेशी माल खरीदने की चर्चा हमारे घर में होने छृगी। 
मृख्यत मणिलालकाका और मगनछालकाका नें उन स्वदंशी वस्तुओं 
की विशेष प्रणसा की और दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए भी अपने भारत देश 
का वना माल भविष्य में खरीदने का उत्साह प्रदर्शित किया । 

कपडे के जो थान आये थे उनमें खाकी जीन और मद्रासी कपडे को 
अधिक पसन्द किया गया। इन दोनों कपडो का रग फीका और मटमैला 
था। विलायत के बने जो कपडे हम घर में बरतते थे उनकी तुलना में इन 
कपडो का रंग और चमक बहुत घटिया थी। फिर भी अपने देश की वनी 
इन स्वदेशी चीजों का मेरे चित्त पर गहरा प्रभाव पडा । 


फीनिक्स के वातावरण में उस समय अपने देश के प्रति श्रद्धा-भवित 
की लहर जोरो पर थी। जहा तक मुझे याद है, वापूजी और हरि- 
रालकाका तब ट्रासवाल में जेल काट रहे थे। हरिलालकाका की 
पत्नी, जिनको में अपने मातृपक्ष की अत्यधिक निकटता के सम्बन्ध के 
कारण गूलाव मौसी कहता था, उन्होंने तथा मेरी माता ने मिलकर एक 
छोटा-मा गीत लिखा । उसका भाव था देश-हित के लिए दौडो। तन-मन- 
बन को अर्पण कर जेल-महल मे जाकर आनन्द करो। पू० कस्तूरवा और 
फीनिक्स की अन्य माताएं दोपहर वाद इकट्ठी बैठकर इस गीत को बडे 
मधुर और गदुगद्‌ कठ से गाती थी । में बडी श्रद्धा से उसे सुनता था और 
खेल-कद के समय उसे गुनगूनाया करता था | इस भजन के सरल शब्दो का 
मेरे मन पर ज॑सा गम्भीर प्रभाव पडा, वसा ही गम्भीर प्रभाव पिताजी 
और काका की उस एक ही दिन की स्वदेशी वस्तुओ के सम्बन्ध की 
बातचीत का भी पडा स्वदेशी के प्रति अपनेपन की भावना तभी से मेरे मन 
पर गहरी अकित हो गई और तब वढिया-से-वढिया और चमकीले-से-चम- 
कीला विलायती मार भी मेरे लिए इतना चित्ताकर्पक नहीं रह गया, 
जितना पहले था| 


एक वात हमारे घर मे अच्छी थी और वह यह कि जो कुछ तया परि- 


१५६ जीवन-प्रभात 


वर्दन घर में करने का विचार अपनाया जाता था उसमे दो राये ववचित ही 
होती थी। पिताजी और काका दोनो ही नये परिवर्तन को लाने में सहयोग 
से काम करते थे और मेरी माताजी व काकी भी नई बात को अपनाने में 
पूरा मन लगाती थी। इन सबमे मगतकाका सवसे आगे रहते थे ओर 
और उनका सुझाव सव स्वीकार कर लेते थे। स्वदेशी' की ओर मुडते ही 
घर के लिए खरीदी जाने वाली चीजो पर मगनकाका ने कडी छानबीन 
शरू कर दी। कपडे का रगढग बदल दिया गया । मेरे लिए गहरे नीले रग 
का मखमल का वना हुआ चमकीछा सेलर्स सूट (नाविक के पहनने के नमूने 
का कोट-पतलन ) सिलूवा दिया था, वह अलूग कर दिया गया | खाकी 
कपड़े का जो स्वदेशी थान आया था, उसके मेरे लिए कोट और नेकर 
धर में ही वनवाये गए। उस कपडे को काट कर सीने के लिए कई दिन 
तक संध्या के समय स्वय मगनकाका, मेरी माताजी और काकी का सम्मिलित 
प्रयत्न चलता रहा। तीवो ने एक-दूसरे को सीता-काटना सिखाया 
और एक अच्छी खासी कपडे की जोड मेर लिए तैयार हो गई। सेल्स सूट 
मुझे बहुत प्रिय था, परन्तु जब घर का वना हुआ यह सादा कोट-नेकर 
तयार हो गया तब उसे पहनकर मुझे ऐसा छुगने लगा कि अब में छोटे 
लडके से वडा आदमी वन गया हु । कुछ दिन बाद जब हम लोग डरवन 
गये तव वहा के जान-पहचान वाल गूजराती मित्र और व्यापारियों ने मगत- 
काका क॑ कौशल और साहस की वडी प्रणसा की । वेसे डरबन नगर से जहा 
वच्चा-बच्चा भी इग्लड के बने श्रेप्ठ-से-श्रेष्ठ सटबवूट मे वनठन कर घर से 
बाहर कदम रखता था, मेरी घर की सिली हुई खाकी व मोटी ख॒रदरी पोणाक 
कुछ विचित्र-सी दील पड़ती थी, परल्तु स्वदेश-प्रेम, स्वदेशी की धुन और 
अपने पुरुपार्थ से अपनी चीज तैयार करने की निष्ठा को देखकर सभी 
भारतीय मित्रो मे फोनिक्स के इस काम का स्वायत ही हुआ । 


छोटे नाप के मेरे कपडे बनाने में सफलता मिल जाने पर मगनकाका 
ने बडी कमीज और कोट-पतलन बनाने का प्रयोग किया | वाजार से तैयार 
सिलेसिलाये कपडे छात्रा प्राय वनन्‍्द ही हो गया । कपडो के सम्बन्ध में 
आग्रह रबखा गया कि वह अहमदावादी मिल का ही हो। यहा तक कि 
इछेंड को बनी नकटाई पहनने का भी मगनकाका ने त्याग कर दिया । 
विलायती नेकटाई के बदले रगीन धागे से मेरी काकी द्वारा जालीदार 


नेकेटाई तैयार करवाई और जबतक सूट-वूट रहा, डरबन जाते समय वही 
नेकठाई लगाते रहे । 


कपडो की तरह और भी चीजों के प्रयोग के सम्बन्ध में देसी ही 


| प्रतिज्ञा का बल श्प्छ 


खरीदने और बरतने का प्रयास वढता गया । उसके बदले घर में ही मगन- 
काका ने वढईं के औजार वनाये और छोटी अलमारी, मेज, चौकी आदि 
अपने हाथ से बनाने लगे। 


३ 


पतिज्ञ का बल 


प्रतिज्ञापालन के सम्बन्ध में बापूजी बहुत ही कट्टर थे। जिस प्रकार 
भरत की प्रार्थना, विनती, तर्क आदि सबकुछ रामचन्द्र के सामने व्यर्थ 
सिद्ध हुए उसी प्रकार प्रतिज्ञा-पालन के सम्बन्ध में वापूजी के आगे उनके 
साथी-सवधी ओर अनूयायियों की सारी दलीले और अपनी कमजोरी की 
स्वीकृतिया विल्कुल वेकार सावित होती थी। अपने निकट का कोई भी व्यक्ति, 
चाहे वह कोई भी क्‍यों न हो, प्रतिज्ञा की मर्यादा का उल्लघन करने की 
कोशिश करता तो बापूजी अत्यन्त दुखी होते। 

बापूजी गुरू से ही अपनी सस्थाओ के कर्मचारियों को छोटी-मोदी 
प्रतिजाएं लेने के लिए लगातार प्रोत्साहन दिया करते थे और फिर 
प्रतिज्ञा का पाछन करने के लिए उन्हे विवश कर देते थे। सादा जीवन और 
ऊचे विचार' के ध्येय को अमल मे छाने का निष्ठा से जिन व्यक्तियों ने 
फीनिक्स में बसने का वापूजी का आमत्रण स्वीकार किया था, उनमे से सभी 
लोग बहुत दिनो तक फी निक्‍स मे नही टिक पाये । 

जिन व्यक्तियों ने बापुजी के साथ रहकर प्रतिज्ञाएं लेने तथा उनका 
पालन करने का अम्यास डाला, वे ही छोग धीरे-धीरे वापूजी के 
आश्रमवासी वन गए । बापूजी का विश्वास था कि “जो मनुष्य ब्रतवद्ध 
नही रहता वह किसी भरोसे का नही होता ।” अपने सहकारियो और विद्या- 
थियी को इसी पैमाने से वापूजी नापते थे। 


वास्तव में वापूजी के पास सस्था-सचालन के लिए प्रतिन्ना-पालन ही 
सब से बडी निधि थी। वर्षा ऋतु के वादलो की तरह जब भावनाओ का जोर 
वढ जाता है तब किसी भी सस्था की स्थापना सहज में हो जाती है, परतु 
थोडा समय बीत जाने पर लोगो का जोश ठडा पड जाता है। एक ओर 
कार्य-भार बढता जाता है, दूसरी ओर कार्यकर्ताओं का आपस में मेलजोल 
घटने लगता हैं और तीसरी ओर आधथिक कठिनाइया वढ जाती हैं। फीनिक्स 
की सस्या के सचालन में भी वापूजी को इन कठिनाइयो का सामता कम नही 

॥। 


१५८ जीवन-प्रभात 


करना पडा । इस पर एक विशेष कठिनाई वापूजी के लिए यह थी कि फीनिक्स 
से तीन-चार सौ मील दूर ट्रान्सवाल मे राजनेतिक सथर्प में उन्हें अपना 
अधिकतर समय लगाना पड रहा था । इस मुसीबत में भी वापूजी ने फीनिक्स 
के ध्येय की ओर सस्था की प्रगति को शिथिल नही होने दिया । एक वार जिस 
ऊचे विचार को अपना लिया उस विचार पर भ्रतिन्नापूर्वक डटे रहने की 
बापूजी की निष्ठा ने फीनिक्स' के विकास के मूल-त्रोत का काम दिया। 


अपने नित्य जीवन में छोटी और बडी बातो पर प्रतिना-बद्ध रहते की 
बापूजी की लीक पर चलने का सफल प्रयत्न करने वालो में उस समय श्री 
कैलतवैंक और मगनकाका मुख्य थे । इन दोनो ने बापूजी का विदवास 
अधिक सम्पादन किया था। श्री कैलनवैक द्रान्मवाल में अहनिश वापूजी के 
साथ रहते थे और वापूजी के प्रत्येक काम को पूरा करने मे सहयोग देते थे । 
मगनकाका फीनिक्स मे रहकर अपनी सूझ-वझ से वापूजी के निर्देश का 
भरसक पालन करते थे। इसलिए दोनो को क्रमग वापू के हनुमान और लक्ष्मण 
का उपनाम विनोद में दिया जाता था । मगनकाका के नाम वबापूजी 
का लिखा हुआ एक पुराता पत्र तीचे दिया जाता है। उस पर चैत्र सुदी सप्तमी 
की तिथि है, पर वर्ष नही है । सदर्भ से वह सन्‌ १९०९ में लिखा प्रतीत 
होता हैँ । 
चेत्र सुदी सप्तमी 
चिं मगनलाल, 
तुम्हारे हिंसाव से आज सप्तमी होनी चाहिए। छयवलाल के पत्र पर 
पडी हुई तिथि से मालूम होता है कि तुम्हारी व मेरी तिथि एक ही है। 
साथ वाले दोनों पत्र कल लिखे गए थे। तुम्हारा पत्र आज मिला। ठीक किया 
जो तुमने छिखा। मेरे पत्रो के मिलने के वाद भी तुम ऐसा ही पत्र लिखते । 
तुम लक्ष्मण तो हो ही, लेकिन ऐसा सुदृढ पत्र लिख कर तुमने भरत का काम 
किया हैं। जैसे-जैसे मं विचार करता हू, मुझे ._की इस दीनता को देखकर 
रोने का जी होता है । एक बार ने मुझे निराग किया था, में रोया 
था। नेचोरी करके मुझे धोखा दिया तव रोया था। आज फिर मेरी ऐसी 
स्थिति ने की है। उनके ऊपर मेरी इतनी श्रद्धा और प्यार हैं कि उन्होने 
जो अनुचित किया वह खुद मेने किया हो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है । सवेरे 
भजन करने के वदले मत उसी विचार मे उल॒झ् गया। को फीनिक्स छोडना 
था तो ठीक तरह मे छोडा जा सकता था। इस समय तो वह साधारण नीति में 
भी चूक गए है। हद हो गई है । इससे समझना चाहिए कि अभी और कितनी 
साधना करना वाकी हैँ । इससे यह भी सूचित होता है कि मनुप्य को प्रतिना 


सेवा सर्वोपरि १५९ 


लेने की आवश्यकता है। जो करना हो उसके लिए मन को दे डालने का नाम 
है प्रतिजा। मन को मृक्त रखने से सैकडो विघ्न आते है । प्रतिज्ञा प्रगति की 
कुजी है। “मूझ से वन पडेगा तवतक में मास नहीं खाऊगा,” ऐसा दरिद्र 
वचत मुझे मास खिला कर छोडेगा। देह के गिरने पर भी में मास नही खाऊगा, 
ऐसा दृढ वचन मुझे वचायगा ओर ऊचे ले जायगा । जिन तीन प्रतिज्ञाओ को 
विजल्ञायत जाते समय मेने लिया था उन्हीने मुझे बचाया है। ने ऐसी सुदुढ 
प्रतिजा नही छी है। फीनिक्स में रहने के बारे मे यद्यपि ने मुझे जताया 
तो यह कि उन्होने प्रतिज्ञा ली है, किन्तु उन्होने अपने मन से प्रतिज्ञा नही छी 
दीखती, अन्यथा आज उनकी यह हाठत न होती । 
यदि चाहों तो इस पत्र को और साथ के दूसरे दोनो पत्रों को भी 

के पास भेज सकते हो । 

->मोहनदास के आश्ीवदि 


* २९ : 
सेवा सर्वोपरि 


स्वदेशी' की उपासना शुरू होने के कुछ महीने वाद पिताजी के साथ 
हमारे स्वदेश आने की बातचीत चली, परन्तु मि वेस्ट के बीमार पड जाने के 
कारण आठ-नो महीने हमें रुक जाना पडा। पिताजी और मि वेस्ट दोनो 
इन्डियन-ओपीनियन' के सयुकत व्यवस्थापक थे और दोनो एक साथ छुट्टी 
पर नही जा सकते थे | फिर मि वेस्ट की बीमारी इतनी वढ गई थी कि उनकी 
तीमारदारी के लिए हर घर से वारी-वारी एक फीनिक्स-वासी को उनके 
विस्तर के पास उपस्थित रहना आवश्यक था । फीनिक्स में डाक्टर-वैद्य 
की सुविधा नही थी, परन्तु वीमार की परिचर्या और बुश्ूपा मे प्रमाद न हो, 
इसको सावधानी बापूजी पूरे आग्रह से रखवाते थे। बापूजी ने मणिलाल- 
काका के नाम जो दो पत्र लिखे हे, उनसे इस सबंध में उनकी सजगता का 
अच्छा परिचय मिलता है । 
१७-९-९ 
चि मणिलाल, 
परोपकार करना, टूसरो की सेवा करना और ऐसा करने में अपने को 
रत्ती भर भी वडा त मातना यही सच्ची शिक्षा हैँ । यह वात अपनी आयु के 
बढने के साथ तुम अनुभव करोगे । वीमार आदमी की सेवा करने के वरावर 


१६० जीवन-प्रभात 


दूसरा उत्तम मार्ग क्या हो सकता है ? धर्म का बहुत-सा अश् इस भाग में आ 
जाता हैं। 
में वेस्ट की मुर्गी का शोरवा आदि हमने दिया, उसका विचार निष्पक्ष" 
बुद्धि से करना आवश्यक है। वा का ऐसा शोरवा दिये बिना यदि उसके गरीर 
का अन्त हो जाता तो वह मुझे मजूर था। परत्तु वा की स्वीकृति के बिना उसे 
में कदापि नहीं देने देता । देखो, देह को आत्मा से बढ़कर प्यारा नही होते 
देना चाहिए । देह से आत्मा को जो अछग पहचानता है वह देह की हिसक रक्षा 
नही करेगा। यह सब अति कठिन बात है, किन्तु जिसके सस्कार अत्यत पवित्र 
हैं वह उसे सहज बुद्धि से समझता है और इसका आचरण करता है । देह मे 
रहकर ही भात्मा भला या बुरा कर सकती है, यह धारणा वहुत ही गलत है। 
इस धारणा से समार में घोर पाप हुए है और हो रहे है । देह तो दमन करने के 
लिए हम मिली हूँ । 
“बापू के आशीर्वाद 
->१०-९ 
चि मणिलाछ, पक 
. तुम म्रि वेस्ट ओर दूसरो की सेवा करते हो यह तुम्हारी सर्वोत्तम पढाई 
हैं। जो आदमी अपने कर्तव्य का पालन करता है वह निरन्तर पढता ही है। 
तुम जैसा लिख रहे हो, अध्ययन को तुम्हे छूट्टी देनी पड रही है, यह सही नहीं 
है। तीमारदारी करने में तुम अव्ययन ही कर रहे हो । 
अक्षरज्ञान को छोडना पड रहा है, यह सही बात है, पर सेवा का अवसर 
वार-बार नही मिलता | अक्षरज्ञान वाद मे लिया जा सकता है। मन मे यह 
विश्वास रखो कि जब तुम्हारा मत स्वच्छ है तो वीमार की सेवा के कारण 
तुम बीमार नहीं पडोगे। यदि बीमार हो भी गए तो में चिन्तित नही 
होऊगा । अपना रहन-सहन सुधारना, यही अध्ययन है, दूसरा सव 
मिथ्या है। 
“बाप के आद्यीर्वादे 
इन पत्रो से प्रकट होता है कि ट्रान्सवाल में अत्यधिक व्यस्त होते हुए 
भी फीनिक्स की छोटी-मोटी वातो से बापूजी पूरे जानकार रहते थे ! अपने 
लिए अपने पुत्र के लिए और मगनकाका जैसे अपने परिवार के यवको के 
जीवन में त्याग और सेवा का आग्रह बढाते जाते थे । स्वय अहिंसा के कट्टर 
उपासक थे, फिर भी वीसार अग्नेज मित्र को मासाहार पहुचाने की व्यवस्था 
करने की महान उदारता वापूजी के हृदय मे थी। 
सि वेस्ट की बीमारी साधारण नही थी। मेरा खयाल है कि गम्भीर 


सेवा सर्वोपरि १६१ 


भ्रकार के दाइफाइड' के रोग से वह पीडित थे। सोलह-सन्रह वर्ष की आयु 
के अपने होनहार पुत्र को उनकी सेवा में लगाए रखने का महान साहस 
बापूजी जैसे असाधारण पिता ही कर सकते है। बह भी वापूजी की छत्रछाया 
का प्रताप था कि पूरा भारतवासी परिवार एक अग्रेज साथी की पूरी 
आत्मीयता से परिचर्या करे । 


जबतक मि वेस्ट अपनी लम्बी बीमारी से उठे नही तवतक तो पिताजी 
का फोनिक्स से वाहर निकलना शक्य नही रहा । बाद में फीनिक्स से चलने 
की तैयारी हो ही रही थी कि अकस्मात्‌ मेरा छोटा भाई जल गया । एक दिन 
मध्यात्न के समय हम सब भोजन करने के लिए रसोईघर के साथ वाले 
चरामदे में बैठे थे। रसोईघर के सभी वरतन फर्ण पर कायदे से रखकर 
पिताजी ने हम बच्चों को अपनी-अपनी थाली पर अर्ध गोलाकार ढग से 
विठाया और परोसने लगे | रोटी मिल जाने पर दाल-दाल' कहता हुआ 
कृष्णदास दाल की पतीली पर लपका और बपते आप ढक्कन खोलते लगा। 
तीन वर्ष का वच्चा तो वहु था ही। ढक्कत खोलने के झटके से वह जमीत पर 
गिर पडा और पतीली भी उलट गई। गरम-गरम दाल उसके कपडे पर गिरी । 
पिताजी ने बडी भीघधता से कृष्णदास को उठा लिया और उसका कपडा उतार 
दिया, परन्तु कपडा उतारने में कृप्णदास के कथा, गाल, कान आदि बुरी 
तरह से झुलूस गए। 
हाथ-के-हाथ घर मे जो बना इलाज किया गया । जल जाने का विशेष 
उपाय वहा कोई नहीं जानता था। मग्रनकाका डरवन गये और दवाई ले 
आये। उन्होने बताया कि चूना और तेल का मिश्रण है । जलने की जगह पर 
इस तेल की पट्टी वाधी गई । इतनी भारी पीछा रोये-कराहे विना चुपचाप 
कृष्णदास सहता रहा | चार-पाच दिन तक घर में सव बहुत चिन्तित रहे । 
बाहर बडी तेज हवा चल रही थी और कृप्णदास के जलन के घावो को हवा 
से बचाना बहुत आवदयक था। प्राय सात-आठ दिन तक सुबह से जाम त्तक 
मुल्लें उसकी खाट के पास उपस्थित रहना पडा। उसकी पीडा को 
देख कर क्षण भर भी वहा से हटने की इच्छा मुझे नहीं होती थी । खेल-कूद 
सब भूल गया । वीमार की सेवा का यह प्रथम अनुभव मुझे सदा याद रहेगा। 
एक वार आश्रम की प्रार्थना में प्रवचन करते हुए बापूजी ने कहा था, 
“जब हम किसी वीमार की सेवा करे तब हमारे मन में इस प्रकार की भावना 
पदा होनी चाहिए कि ईद्वर करे उस रोगी की सारी पीडा मुझे मिल जाय 
और उसकी वेदना दूर हो जाय।” बापू का यह आदर्श वचन वताता है कि 
इसरो के सुख-दुख को उन्होने कितना आत्मसात कर लिया था। 


१६२ जीवन-प्रभात 


४ ३३ 0:५६ 
फीनिक्स आश्रम की समस्याएं 


राजनैतिक संघर्ष में अत्यधिक व्यस्त होते पर भी वापू का ध्यान वरावर 
फिनिक्स आश्रम की ओर बना रहता था। वहा की समस्याओ के बारे मे वह 
बरावर सोचते ओर आवश्यक आदेश देते रहते थे। 

यहा में उनके दो-तीन पत्रो के कुछ अश एक पुराने पत्र-सम्रह से दे रहा 
ह। इन पत्रो पर तिथि या हस्ताक्षर नही है, फिर भी उन्हे पढने से प्रतीत होता 
हैँ कि वापू ने उन्हें फीनिक्स ससथा के सचालन के सवध में लिखा था। मेरा 
अनुमान है कि ये पत्र मगनकाका के नाम ही लिखे गए होगे 


अपने प्रति असतोप या मर्म वचनों के कारण यदि तुम हटना चाहो 
तो इसमे भेद-बुद्धि समझी जायगी और उन लोगो के लिए एव तुम्हारे लिए 
भेरा जो कर्तव्य होगा उसमे मुझे वाधा आवेगी ।. तुम हटने का रास्ता 
लो, इसमे उनका अकल्याण ही होगा । हम महाप्रयास में पडे हे । तत्त्वज्ञान 
की खोज कर रहे हूँ 

222 (का 

तुम जरा-सा विचार करो तो देख सकोगे कि कोन किसको निकाले, 
गह सवाल पेदा होता ही नहीं हैं। जब फीनिक्स की स्थिति कमजोर पडेगी 
तव तिकालने-रखने की बात नही रहेगी | लेकिन जिसे खरा रग छूगा होगा 
वही रहेगा । उस समय तो यह प्रब्त आयगा कि कौन रुकेगा। आज हम वेतन 
नही दे रहे हे, लेकिन खानाभर दे रहे है । इसमे कमी करके कष्ट उठा कर 
सूखी रोटी खाकर कोन रहेगा, यही सवाल है । 

_फीनिक्स भी फीनिक्स मे ही रहेगा, यह वात कहा है ? जहा फीनिक्स का 
हेतु है, वही फीनिक्स है। हम सारी तेयारी हिंदुस्तान के छिए कर रहे 
है। 


. भेरी आत्मा तुम समर्थ मानते हो वैसी ही तुम्हारी है। हमारी आत्मा 
केबीच कोई भेद नही है, कितु तुम्हारे अदर जिस मात्रा में अनात्मपन, भी झता, 
सशय, अनिश्चय आदि हो, उन्हें निकाल दो तो हम दोनो एक समान ही है। 
अतर इतना ही है कि महाप्रयास से मेने बहुत सारे मोठ * बीन डाले है, उतने 

25 20200 20 22703: 


१ वायु का आशय गुणों में सिश्चित दोषो को दूर करना है। 


फौनिक्स आश्रम की समस्याएं १६३ 


ही और उसमे अधिक दुढ्वता पूर्वक तुम साहस करोगे तो वीन सकोगे। 
रे 


विपद के लिए धैर्य के समान और कोई उपाय नही है। सत्याग्रह आदि 
का जो साधन ट्रासवाल मे है वही देश में होता चाहिए, इसमें मुझे कोई शका 
नही है। परन्तु का पत्र बताता है कि तैयार तो फीनिकस जैसे स्थल मे 
ही हो सकेगे। स्मशान में सोते हुए भी निडर रहना, यह कर्तव्य हैँ, परतु 
स्मबान में सोने का प्रारभ करने वाला मनुष्य, वहा पर लेटते ही मरा-मरा- 
सा हो जाय, यह सभव है । इस प्रकार मेरे और तुम्हारे छिए तो फिलहाल 
हिंदुस्तान स्मग्ान रूप है। वहा पर विस्तर लगा कर हम लोग मीराबाई के 
भजन बोल मा, बोल मा, वोल मा रे, राधाकृष्ण बिना वीजू बोल मा' 
इत्यादि गा सके, ऐसी तैयारिया बहा पर करनी उचित हे---करनी पड रही 
हैं। . किसी भी प्रकार से किसी भी समय प्राप्त होने वाढी मौत को दिल 
से बधाई देने का वल मुझ में आवेगा, ऐसा आभास मुझे होता रहता है । ऐसा 
सभी को हो, यह चाहता हु । 

बालक होते के कारण मुझे उन समस्याओ का ठीक-ठाक पता नही, जो 
फीनिक्स सस्था के अतरग में वडो को चितित कर रही थी । लेकिन वापूजी 
के इन पत्रों से थोडा-सा आभास मिलता है कि स्वेच्छा से स्वीकृत की गई 
गरीबी को निभाने के लिए फीनिक्सवासियों को अपने मन में बडा संघर्ष 
करना पड रहा था। मेरे स्मृति-पट पर फीनिक्स के उस समथ के वात्मवरण 
का यह चित्र अकित है कि महीनो तक फिनिक्स के मुख्य कार्यकर्त्ता आपस म 
कम बोलते थे । प्रेस में सव छोग अपने-अपने स्थान पर गुमथुम कार्य किया 
करते थे । वहा मे छट्टी पाकर अपने खेतो मे व्यस्त रहते थे आर रविवार के 
दिन वापूजी के मकान पर सध्या समय सभा करके भजन-कौचंत आदि करते 
थे, परतु वातचीत उस समय भी वहुत ही कम होती थी। फीनिक्स के शुर-शुरू 
के दिनो मे जो आपसी वार्ता-विनोद और खेल-कूद होते थे, वह अब नही थे। 
मि पोलक को तो वापूजी ते अयने सहयोग के छिए फीतिक्स से जोहान्सवर्ग 
बुछा लिया था। इस पर ट्रासवाल से सत्याग्रह का सघर्प कठिन-से-कठित- 
तर होता जा रहा था । स्वय वापूजी और अन्य सत्याग्रही छग्रातार जेल का 
कप्ट उठा रहे थे। इस कारण भी फीनिक्स के वातावरण में हसी-खुणी 
का कम हो जाना स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त यह वात भी स्वाभाविक 
थी कि ससस्‍या में धन के अभाव के कारण नई-तई मुसीबत पैदा हो तो कार्य 
कर्ताओं के बीच मानसिक तनाव और छोटे-मोटे मतभेद वढ जाय । 


अनेक वार सध्या के समय प्रेस के काम से छौटने के वाद हमारे घर के 


१६४ जीवन-प्रभात 


आन में पिताजी और मगनकाका दस-पन्दह मिनट तक अत्यत चिंतित 
होकर फीनिक्स के अपने अन्य साथियों के सवध मे, विचार-विनिमय करते थे। 
और पिताजी अधिक उदास होकर तथा मगतकाका अधिक कठोर मौत घारण 
कर घर के वागीचे में परिश्रम करते रहते ये । यह दृश्य मुझ्ने स्पप्ट याद है 
ऐसे समय में बापूजी को भी फीनिवंस की याद कितनी अधिक चिंतित 
रखती थी, यह प्रिदोरिया जेल से मि पीछूक के नाम भेज एक पतन से मादूम 


हो जाता हूँ 
प्रिदोरिया जेल 
२६ अप्रैल, १९०९ 
प्रिय श्री पोलक, 
आर्थिक समस्या के बारे में मं भारी उलझन महसूस करता हू । फी निवस 
के ऊपर ऋण-भार बना रहे, इस वात से मुझे वहत कष्ट पहुचता है। मेरे घर 
के जो कुछ चन्द गहने आदि हं और इग्लेड से कानून को जो नई कितावे 
में छाया हू तथा मेरी किताबों में जो छा रिपोर्ट हे उनको बेचकर फीनिक्स 
का कर्ज अदा कर देना | इस कर्ज को पूरा करने के लिए आवश्यक हो तो 
ऐनसाइबलोपीडिया तथा हमारे दफ्तर की बडी तिजोरी भी बेच देना । कानूत 
की पुस्तक शायद प्लेफर्ड, वेल्सन अथवा गाडफ़ सरीद लेगे। यदि उनमे से 
कोई न के तो इत चीजो की सूची बताकर मित्रो मे घुमाना। तिजोरी के तो 
१५ पीड आने ही चाहिए। 
मणिलाल का हरुम्वा पत्र मुझे मिला है। अच्छा लिखा हैं। 
कोडिस का भाषण कंसा हुआ और कहा किया गया, मुझे लिखना । 
बबई से लौटने में ठक्कर कुछ कितावे व टाइप लाये क्या ? मे देख रहा हू कि 
ठवकर अपनी पत्नी के साथ छगनलाल के यहा रह रहे है । छगनलाल तो 
बोलेगे नही, पर इससे दोनो को नुकसान है । मित्र की स्थिति विकठ हो जाती 
है । हद से ज्यादा बोझ छगनलाल को नहीं उठाना चाहिए । उनकी मा ने 
मुझसे कहा था कि छगनलाल की आदत हरे-भरे पेड के नीचे मूखने की है । 
यह सही हूँ। फीनिक्स के दूसरे परिवारवालो को भी जिनके यहा ज्यादा बच्चे 


है, अतिथि का वोझ अपन ऊपर नही छेना चाहिए, बल्कि पुरुषो को चाहिए 
कि वे अपनी पत्नी का वोझ हल्का करे। 


में चाहता हु कि सब फीनिक्सवासी टाल्स्टाय की जीवती और उनके 
पयश्चित्त-पत्र अवश्य पढे । दो दिन में पढे जा सकेगे। गुजरातियों को चाहिए 
कि वे कवि राजचन्द की उन दोनो पुस्तको को पढ छे जो मेरे सग्रह में वहा 
पडी हे सध्या की प्रार्थना के समय प्रतिदिन दस मिनट उसे पढा जा सकता हैं। 


फौनिद्स आश्रम्न फी समस्याएँ १६५ 


राजचन्द के बारे में जितना अधिक मनन करता हु मेरी राय दृढ होती जा 
रही हूँ कि अपने समय के वह सर्वश्रेष्ठ भारतीय थे । उस पुस्तक को पढने से 
मुझे बडी गान्ति मिली है । बार-बार पढने योग्य पुस्तक है । अग्नेजी साहित्य मे 
इसकी तुलना में आ सके ऐसी विचारो की शुद्धि से पूर्ण पुस्तक टाल्स्टाय की 
पुस्तक के अतिरिक्त मुझे नहीं दीखती | कवि राजचन्द और टाल्स्टाय दोनो 
ने जैसा उपदेश दिया हूं वैसा अपने जीवन में भी आचरण किया है। उसमे 
गहरा बनुभव है । 
मणिलाल को अपने अध्ययन के बारे में कुछ असतोप हैं। इसको में 
समझ सकता हू, वह रहेगा। हम सब भिन्न-भिन्न अनुभव ले रहे हे। इस अनुभव 
में प्रथम श्रेणी के विद्याथियों की वलि दी जा रही है। उनको चाहिए कि वे 
जो-कुछ सिद्बावा जा रहा हैँ वह भली-भाति मीख ले । मुझे उम्मीद तो हैं कि 
उसको परीक्षा मे स्वय ले सके, ऐसा दिन मझ मिल जायगा। मेरी अपेक्षा 
हु कि में स्वय उसे पढाऊगा । वह रेखागणित में कच्चा हैँ यह में जानता हु । 
इस समय परिश्रम करने और नियमित जीवन विताने की वह आदत 
डाके । इससे उसे काफी छाम होगा | वाग-काम में भी वहु समय 
देता है यह अच्छा है । फिर उसे निर्शिचत होकर आनन्द से अपने काम में 
एकाग्र होना चाहिए। 
फीनिक्स में सभी छटके माणिकम्‌ से तमिल सीखना शुरू कर दें । 
मगनछालर से कहना कि जिस प्रकार उसने अग्रेजी काव्य याद कर लिये 
उसी प्रकार तमिल भी याद कर ले । 
हरिलाल की पत्नी वियोग के कारण चिता में रहती है या प्रसन्न रहती हूं । 
वा घर का काम बव कुछ कर सकती हैं ? _ स्कूल का मकान कहा तक 
पहुचा ? सभी छात्री के खर्च में कुछ वटती करने की आवश्यकता हूँ। 
उनके मात-पिता से मिल कर छगनलाल उन्हें समझाए । 
स्वामी गकरानद के ₹क जाने से मुझे खुबी हुई | हिंदू और मुसलमान 
कीौमों के वीच जो सद्भाव है, उसको अधिक पुप्ट करने की कोशिश वे करेगे 
ऐसी मुझे आजा है।. वेस्ट से कहना कि प्रत्येक रविवार को सबको एकत्र 
करके प्रार्थना करने का जो प्रारभ किया है उसे किसी भी हालत में छोडना 
नहीं । श्रीमती वेस्ट की वीमारी के समय प्रार्थना-स्थल बदल देना अधिक 
उपयक्त होगा। पर प्रार्थना बन्द रहनी ही नहीं चाहिए। मेरे पत्र की फोनिक्स 
से सवधित बातो को वेस्ट के पास लिख भेजना। मने जो उत्तर मार्ग है, छगन- 
छाल व्यौरे से लिख भेजें। में उम्मीद रखता हू कि सात मई तक छगनलाल 
का पत्र मुझे मिल जायगा । “-भों के गाँवी 


१६६ जीवन-प्रभात 


जेल में वैठे-बैठे सत्याग्रह आदोलन की गति-विधि के बारे में बापूजी 
जितने उत्पुक रहते थे, उसमे फही अधिक फीनिक्स सरथा की प्रगति और 
फीनिक्स में काम करने वालो की विचार-शुद्धि तथा जीवन-शुद्धि के लिए 
वह उत्सुक रहते थे। क्योकि अपने और अपने साथियों का जीवन ऊचा उठता 
रहे तो सत्य की लडाई मे सफलता देर-सवेर मिल ही जायगी, इसमें बापूजी 
को छेअमात्र भी शा नहीं थी । 


; ३१: 
हमारी स्वदेश वापसी 


दो-एक महीने बाद जब कृष्णदान बिल्कुल ठीक हो गया, हम लोग 
फीनियस से हिन्दुस्तान आने के लिए चले । छ वर्ष समुद्रपार रहने के बाद 
पिताजी राजकोट छोट रहे थे । मुझे भी अपने दादा और दादीजी के दर्भनो 
की बरी उत्सुकता थी। मगनऊकाका ने अपने पुत्र केणु को भी हमारे साथ 
भेजने का निःचय किया । फीनिक्स से जब हम चले तब हमारी सख्या 
वालजच्चों सहित छ थी। माताजी, पिताजी, केजू, कृष्ण, मेरी छोटी बहन 
नर्मदा और में । फीनिक्स के घर में रुकने वालो में तीन जने थे---मगनकाफा, 
काफी और केश की छोटी बहन राबा। भारत की यात्रा पूरी करके 
डेढ़ वर्ष वाद जब हम फीनिक्स छोठ तब मेरी बहन नर्मदा नहीं रही थी। 
डरखबन से हमारे स्टीमर को पोरवन्दर पहुचने मे ४१ दिन छगे। 
आजकढ वम्बई से डरवन पहुचने में १४ या १६ दिन लगते है । पिताजी ने 
मेल स्टीमर छोडकर सावारण स्टीमर पसन्द किया। इसमे छाभ यह हुआ 
कि उस छोटी आयु में ही में अफ्रीका के पूर्वी किनारे के महत्वपूर्ण बदर- 
गाहो का अवलोकन कर सका | डखन से हम 'केजर' नाम के स्‍्टीमर में चले, 
जो जमंन कम्पनी का था। उसका भोपृ ब्रिटिम्र स्टीमरों की तरह काछा 
आर मनहूय नहीं था। बहुत सुदर छाल-पीले रण के पढ़ें उस पर थे। वह बहुत 
वदा और इतना पुराना था कि उसको हिन्द महासागर पार करने की इजाजत 
नहीं थी । 
_ जयीवार के वाद सोमाछी' नाम के एक नए और छोटे जर्मन स्टीमर 
में हम लोग हिन्द महासागर पार करके भारत पहुचे। लौटते समय भी हम 


<  स्टीमर में गये, क्योकि हमारा टिकट वापसी था, जिसकी मियाद डेंढ 
साल की वी | 


हमारी स्वदेश वापसी १६७ 


जब पोरवदर पहुचे तो बदरगाह पर स्वागत के लिए आई हुई भीड 
के बीच मेरी माता ने मुझे नारायणदासकाका का परिचय दिया। नारायण- 
द्यम काका सबसे पहले हमे वापूजी के वडे भाई के यहा छे मए। उतका पूरा 
ताम था लक्ष्मीदास करमचद गाधी । मोहनदासकाका के सगे बडे भाई कोई 
बहुत बडे आदमी होगे, इस कल्पना से में उनके घर पहुचा | गजरात-सौराप्ट्र 

वेठन के लिए जैसे झले होते हे वैसे झले पर वह वेठे थे। हम सबने उनके 

चरण छुए। उनका भाल-प्रदेश बहुत विशाल था। पूरे घर मे बडी गम्भीरता 
फंली हुई थी। वह विनोद, वातो की वह भरमार, जो फीनिक्स में वापूजी के 
आने पर रहती थी, उनके यहा मेने नही देखी ! थोडी देर पिताजी से उनकी 
कुछ वाते हुई ओर हम उनके घर से छौटकर राजकोट के लिए चल पडे। 

राजकोट में दादाजी और दादीजी हमारी प्रतीक्षा में थे। हमारे स्टीमर 
को सवा महीने से अधिक बीत गया, इससे वह चितित हो रहे थे। जब हम 
पहुचे, दोनो वआ और दादीजी दौडकर स्वागत के लिए आई । घर के प्रवेण- 
हार पर ही जोमीजी महाराज पिताजी की जन्म-कुडली फेलाये हिंसाव 
लगाने बैठे थे कि हमारी यात्रा में कोई विघ्न तो नहीं भा उपस्थित हुआ ? 
जोगीजी का हिसाव पूरा होने से पहले ही हम छोग पहुच गए । 

राजकोट पहच कर मृश्किल से आठ-दस दिन पिताजी घर रह पाये । 
उनको मि पोलक के साथ सारे भारत के प्रवास में जाना जरूरी हो गया, 
क्योकि दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के आन्दोलन मे एक नया अध्याय शुरू 
हो गया था। 

दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के इतिहास मे उस समय की राजनीतिक 


परिस्थिति के सबंध में बापू ने लिखा है 
“दोनो भोर कुछ गिथिलता आई थी। सरकार ने देख लिया था कि जैल- 
खाने भरने से च॒स्त सत्याग्रही हारने वाछा नहीं हूँ । हिन्दी लोग भी 


उग्र मुकाबला करने को तयार नही थे । कडा मुकावला किया जा सके इतनी 
सख्या में सत्याग्रही रहे ही नहीं थे। कुछ कायर बने गए थे, कुछ विल्कुल 
पराजित मनोवत्ति के हो गए थे और चस्त वने रहने वाले सत्याग्रहियो 
को मर्खे समझते थे। इधर मर्ख छोग अपने को समझदार मानते थे और ईव्वर 
पर, सत्याग्रह के सधयं पर तथा अपने साधन की सत्यता पर पूर्ण विश्वास 
रखकर जमे हुए थे। उन्हें भरोसा था कि अन्त में विजय,संत्य की ही 
होगी । 7 

घतघोर अबेरे मे भी वापूजी का देमकता हुआ श्रद्धावल ऐसा था कि 
निराशा उन्हे छू तक नही सकती थी। जल्दी ही ऐसा समय आया कि जेल के 


५६८ जीवन-प्रभात 


बाहर निकल कर राज्यकर्त्ताओं से चर्चा करने के लिए जाने का उत- 
को अवसर मिला । पिछले प्रकरण मे मि पोलक के नाम प्रिटोरिया जेल मे 
लिखा हुआ बापूजी का जो पत्र दिया गया है उसमें लिखने की तारीख २६ 
अप्रैल मन्‌ १९०९ की है। तीन महीने की सजा काट कर वापूजी मई के मध्य 
मे रिहा हुए और तुरन्त ही फिर से सत्याग्रह करके बह जेल गये तथा २४ 
मई को उनको तीसरी वार तीन महीने की सजा मिली । इसके तीन सप्ताह 
वाद हो, १६ जून १९०९ को ट्रान्सवाल की भारतीय जनता उठ खडी हुई। 
जोहान्सवर्ग मे आमसभा की गई और बापूजी को तथा श्री पोलक को क्रमण 
इग्लेंड और भारत में प्रतिनिधि-मण्डल छे जाने के लिए नेता चुना गया । 
इधर वापूजी ने अपना मन जेल-महल में कष्ठों की उपासना करने में 
लगाया था और अपनी सस्था के विकास करने तथा रचनात्मक कार्य मे अपना 
सबकुछ होम देने का सकल्‍्प किया था | केकिन जनता ने उन्हें राजकीय 
समझौते के लिए प्रयत्त करने को विव्य कर दिया। वापूजी ब्रिटिश 
पार्लामेंट के सदस्यों के पास दक्षिण अफ्रीका के हिन्दियों की बात 
रखने के लिए ता २३ जून को केपटाऊन से रवाना हुए भौर १० जलाई 
१९०९ को लदन पहुचे । 


इधर भारत मे श्री पोलक अकेले ही आये, क्योकि उनके साथ भेजते 
के लिए द्वासवाल के भारतीयो ने जिन प्रतिनिधियों को चुना था उन सभीको 
बहा की सरकार ने सीखचो के पीछे ढकेल दिया था । 

यहा आकर श्री पोलक ने वबई, कलकत्ता, मद्रास, इछाहबाद आदि कई 
गहरो में जाकर भारत के उस समय के राजकीय नेताओो को और अखबार 
वालो को द्वान्सवाल के सत्याग्रह की जानकारी दी | पिताजी ते भी उनके 
साथ दो-एक मास तक देशभर में प्रवास किया और उनके काम में यथा- 
गक्ति सहयोग दिया। 

इस प्रवास से राजकोट लौटने के वाद तुरन्त पिताजी को वापूजी की 
सूचना मिली कि वह बैरिस्टरी पढने के लिए विलायत जाय । 


: ३२: 
५ [4 (4 
'  बरिस्टरी किसलिए ? 


भारतीय प्रवासियो पर दक्षिण अफ्रीका मे कानून के वल पर और सरकारी 
अफमरो की जोर-जबरदस्ती से जो अशोभनीय अन्याय दिन-प्रति-दिन होते 


बेरिस्टरीफिसलिए ? १६९ 


रहते थे, उनका निवारण करने में बापूजी अपनी वैरिस्टरी की विद्या का 
भरपूर प्रयोग कर रहे थे। ट्रान्सवाल के जोहान्सवर्ग नगर मे वकारुत का 
काम करने के लिए बापूजी ते अपना कार्यालय खोल रखा था | उसमे वापूजी 
के साथ काम करने वाले अनेक सहायक थे, जिनमे मिं रिच, मिं पोलक 
जैसे विद्वान अग्रेज भी थे) अदालत में अपना मुकदमा लडने के लिए भोले 
और प्राय अनपढ भारतवासियो को सद्वृद्धि वाले नि स्वार्थ और चतुर वकील 
की सहायता दक्षिण अफ्रीका में हर समय मिलती रहना जरूरी थी। अगर 
भारतीय ओर एशियाई छोगो के पक्ष में काम करने वाला कोई भी समर्थ 
वकील या वैरिस्टर न होता तो दक्षिण अफ्रीका से भारतीय व एशियाई 
लोगो की जड वडी जल्दी उखाड दी जाती । 


दक्षिण अफ्रीका में जो सत्याग्रह-आन्दोलन चलाया जा रहा था उस 
आन्दोलन की नीव मे असहयोग का उद्देश्य तही था । अग्रेजी सरकार और 
अग्नेजी अदालते न्याय के पथ पर चलने की निष्ठा रखती है, यह भरोसा तब 
बापूजी के मत में था। इस कारण जब एक ओर वर्ण-विद्वेप वाले कानून का 
भग करके वीर सत्याग्रही जेल जा रहे थे तव दूसरी ओर ट्रान्सवाल के हिन्दी 
व्यापारियों आदि के छोटे-मोटे मुकदमों की परवी करने का काम वापूजी 
के वकालत के कार्यालय द्वारा चलाया जा रहा था। वापूजी वकालत का ग्रह 
सारा काम कत्तंव्यवुद्धि से तथा निश्चित ओर स्वल्प मेहनताने से करते थे। 
जव सत्याग्रह, जेल-यात्रा, फीनिक्स की सस्था आदि का काम बढता गया और 
वापूजी के पास समय कम रहने छगा तव वकालत के काम का सिलसिला 
कायम रखने के लिए और व्यक्तियों को तैयार करना वापूजी ने आवश्यक 
समझा। फिर वापूजी का इरादा ट्रान्सवाल और दक्षिण अफ्रीका के काम से 
जल्दी-से-जल्दी छुट्टी पाकर भारत लछौटनें का था। इसलिए भी अपने पीछे 
काम सभाल सके, ऐसे दो-चार नवयुवकों को वैरिस्टरी सिखाने की बात 
वापूजी ने अपने मन में पक्की की । इस दृष्टि से एक तो मि पोलक से 
सोलिसिटर का अभ्यास-क्रम पूरा करने के लिए वापूजी ने आग्रह किया। 
दूसरे श्री सोरावजी गाहपुरजी अडाजनिया को, जो होनहार पारसी युवक थे, 
बेरिस्टर बनने के लिए वापूजी ने छदन भेजा | वह वैरिस्टर होकर दक्षिण 
अफ्रीका छौट आये और सेवा का काम भी उन्होने आदर्ण रूप से शुरू कर 
दिया । परन्तु ऐसे भले और श्रेष्ठ व्यक्ति का वुलावा ईश्वर के दरबार से 
बडी जल्दी आ गया और दक्षिण अफ़ीका की भारतीय जनता झोकमग्त होकर 
उनका स्मरण ही करती रह गई। 


बापूजी ने लन्दन जाकर वैरिस्टर हो जाने के लिए मेरे पिताजी से भी 


१७० जीवन-प्रभात 


कहा। मेरे पिताजी भारत मे मैद्रिक पास थे और फीनिव्स से 'इन्डियन 
ओपीनियन' के सपादन का काम वर्षों तक करने से उनके अग्रेजी-शान में 
काफी वृद्धि हुई थी। इसलिए लत्दन में पढ़ना उनके लिए आसान था। परन्तु 
सामान्य बुद्धि के व्यक्ति को बापू का यह तरीका समझ में आना कठिन था। 
अपने ही पुत्र, हरिलाल गाधी और मणिलाल गाणी स्कूल-काछेज मे पढने 
के लिए ओर यूनिवर्सिटी में जाकर वे रिस्टरी-जैसी उच्च-शिक्षा विद्या प्राप्त 
करने के लिए व्याकुल थे। तब वापूजी उस शिक्षा को निरथंक एव हामिप्रद 
बताकर उन्हें ऐसा करने से रोकते थ। लेकिन उन्ही दिनो मे सोराबजी, मेरे 
पिताजी आदि को विलायत पढने के लिए भेजने की सारी व्यवस्था वापूजी ने 
स्वय की । 


वापूजी के स्वभाव की यह मोलिक विद्येपत थी। रेलवे-मोटर 
आदि यत्नो के चवकर मे न पडने के लिए बापूजी सबसे बारम्बार 
आमह करते थे, परन्तु देश-सेवा का काम पूरा करने के छिए उन साधनों का 
वह उपयोग भी कर लेते थे। इसी प्रकार प्रचलित यूतिवर्सिटियो की शिक्षा 
के विरुद्ध होते हुए भी वापूजी ने दक्षिण अफ्रीका का सैवा-कार्य पूरा करने के 
इरादे से भेरे पिताजी को विछायत भेजा। उनकी रूदन की पढाई का खर्च 
वापूजी के परम-मित्र डा प्राणजीवन मेहता ने दिया | 


वैरिस्टरी की परीक्षा देकर पिताजी के लौटने मे जब कुछ महीने वाकी 
रहे तव राजकोट में हमारे घर के वातावरण में उत्साह बढ गया। मेरे छोटे 
चाचा जमनादास गाधी, जो उस समय हाई स्कूल में पढते थे, वैरिस्टर के 
वडप्पत कौ नई-ई बाते घर में सुनाते थे । जब बैरिस्टर वन कर पिताजी 
लौटेंगे तब घर में यह शोभा नही देगा, वह नही जचेगा, आदि। वेरिस्टर के 
बेटे को इस तरह कपडा पहनना होगा, इस प्रकार शान से बातचीत करनी 
होगी, इत्यादि वात सुन-सुत कर मुझे भी आभास होने छगा कि चार-छ 
महीनों के वाद सचमुच मे भी वडा हो जाऊगा और राजकोट की पाठ्शारा 
के लडके मेरी ओर आश्चर्य-चकित होकर देखेगे । 

"रु अग्नेजों जेसा साहव बनने की इस धुन का कुप्रभाव मुझ जैसे कोसल 
वृद्धि वाले पर बढ़े, इससे पहले ही ईश्वर ने हमारी रक्षा की। पिताजी को 
जअकस्मात्‌ इग्लेड से छौटना पडा। वहा की कडी सदी से वह बीमार पड गए। 
पेहा के डाबटरो ने उन्हे तीत-चार सप्ताह आराम के छिए इटली भेजा । 
बे वहा से लद॒न झौटने पर दुवारा उनकी बीमारी वढ गई। इसलिए डाबटरो 
भें उन्हें बिना परीक्षा दिये ही तुरन्त स्वदेश छौट जाने के लिए विवश किया। 

उ्लेड से पिताजी छौटकर राजकोट मा गए। उसके आठ-दस दिन बाद 


फिर फीनिक्स थाएं के प्रेरक पत्र १७१ 


वापूजी का त्तार आया और उसी समय फीनिक्स के लिए प्रस्थान की तैयारी 
शुरू हो गई । 


३३: 
फिर फीनिक्स : बापू के प्रेरक पत्र 


कई नगरो की सकी देसते हुए हम वम्बई पहुचे। शीघ्र ही स्टीमर पर 
जाने की व्यवस्था हो गई और दुबारा अपने जाने-पहचाने सोमालछी' स्टीमर 
में पहुच कर मेरा जी खिल उठा। समुद्र-यात्रा की जो तैयारिया की गई उसमे 
बबूल के दातुनो की एक वडी गइडी, बिस्कुट के डिब्बे, चावल व आल की 
बोरी और मेरे छिए वम्बई के वनियो की-सी काछी ग्रोल टोपी भादि 
चीजे थी। 

सीमाली' जर्मन स्टीमर के लिए हम लोगो का वापसी टिकट 
दूमरे दरज का था, परन्तु हमारे जैसे वडे परिवार के लिए आवश्यक 
बड़े कमरे की दूसरे दरजे में कमी थी, इसलिए इस बार हमारी यात्रा पहले 
दरजे में हुई। जमनादासकाका का, जो हमारे साथ जा रहे थे, 
टिकट तीसरे दरजे का लिया गया, क्योकि वह नया लिया जाना था, 
इसलिए खर्च मे वचत की जा सकी । उन्होने आरामकुर्सी साथ में ले ली थी 
और उसी पर खुले डेक में उन्होंने सारी यात्रा तय की । मुझे पहले दरजे के 
उन सजे-सजाये कमरो के मुकावले खुले समुद्र की लहरों को देखने और 
यात्रियों की चहल-पहल में अधिक आनन्द आता था। पिताजी के बदले 
छोटे काका के पास ही में अधिक समय विताता था। छोटे काका रामायण 
और दूसरी पुस्तक पढने में दिन बिताते थे । में नाविकों की दिनचर्या देसने 
भर स्टीमर की मणीनों की गतिविधि जाचने में उलझा रहता था । प्राय 
तीन सप्ताह वाद एक दिन ब्राह्म मुहृत्त में हमारे जहाज ने डरवन केव न्दरगाह 
में प्रवेश किया | विल्कुछ तट पर लगने से पहले सूर्योदय होने की प्रतीक्षा 
की गई | जब हम पहुचे तव मगनलालकाका और काक़ी को हमने एक दूसरे 
बडे जहाज पर देखा । वे सडे हुए मुस्करा रहे थे। 

मगनकाका को प्रसन्न देखकर मुझे तसल्ली हुई, क्योंकि मुझे डर था कि 
उनसे मेने जी चिटृठी लिखने का वादा किया था, वह पूरा न होने की वजह 
से वह नाराज होगे। किन्तु उन्होने एक गब्द भी मुझसे नही कहा। में उतावछा 
हो रहा था कि फीनिक्स की सारी वाते उनसे यही पूछ लू । किन्तु दो-चार 


१७२ जीवन-प्रभात 


मिनट के बाद ही कुछ अग्रेज अफसर हमारे धीच आ धमके और मगनकाफा वे 
पिताजी उनसे बातचीत में उलम गए। अगर हम लोग गोरी चमही के होते 
तो आधे घटे में ही स्टीमर से उतरकर शहर में पहुच सकते थे, पर हम तो थे 
हिच्दुस्तानी | हम जैसो के लिए डरवन के दरवाजों मे सरलता से घुसने की 
गुजाइशण नही थी | 

गोरे अफसर और पिताजी के बीच बहुत देर तक बातचीत हुई । इसके 
बाद उसने जमनादासकाका को अग्रेजी में बट कागज भरफर कुछ लियवाया। 
और उसे यकीन हुआ कि जमनादासकाका पढ़-लिसे व्यक्त है। पित्ताजी 
के पास अपना, मेरी माताजी का और सभी बच्चो का चापसी टिकट था 
और नेटाल मे प्रवेण पाने का परमिट भी था। इसलिए अन्य भारतीयों के 
मुकाबले चुगी के अधिकारी के चगुछ से हमारा छुटफारा जल्दी हो गया और 
दक्षिण अफ्रीका की धरती पर हम उसी दिन मध्याह्न से पहले पैर रुख 
सके | लेकिन कुछ पटेलो का स्टीमर से तीचे उतारना टेढी खीर हो गया । 
उनकी सहायता के लिए विताजी को बहुत देर त॒क अफसर के साथ बातचीत 
करनी पडी। दो पटेल तो बहुत्त ही परेशान हो गए। वे पिताजी के पास 
गिडगिडा रहे थे । उनके लिए पिताजी ने भरमक कोशिग की, परलु बह 
अधिकारी रत्तीभर भी नहीं पसीजा। उसे जायद यह शक हो गया था कि उन 
पटेलो के पास अपने नही, किसी और के परमिट है। इसलिए उनकी कानूनी 
जाच करने पर वह तुल गया। 


चुगी से पार होने के वाद हम सीचे रुस्तमजी सेठ के घर पहुचे, जो हम सव 
फीनिक्सवासियो के कुटुम्बीजन-से बने हुए थे। वहा कुछ देर ठहर कर 
हम छोग स्टेशन पर गये और फीनिक्स के लिए रवाना हो गए। घटे भर का 
रेल का सफर और ढाई मील की पैदल यात्रा पुरी करने तक सारे मार्ग मे 
मगनकाका से मैने वहुत-सी बाते सुनी। हमारी अनुपस्थिति में फीनिक्स 
में कई प्रिवत्तन हो चुके थे। वापूजी ने ट्रासवाल में अपनी दिनचर्या में 
भोजन में कठिन प्रयोग शुरू किये थे। यह सव सुनकर में चकित रह गया। 
ऐसा प्रतीत हुआ कि म॑ किसी नई दुनिया में पहुच गया हु। 


हम छोग जब फीनिक्स पहुचे, रात हो गई थी। दूसरे दिन सवेरे में 
फीविक्स में चवकर काटने को निकल पडा । हमारे घर का चौडा वागीचा बहुत 
सुन्दर हो गया था। सतरे, केले, लुकाट, सीचू, सब कुछ फलने लगे थे। एक 
छुन्दर नया मकान पुस्तकालय के लिए वन गया था। किन्तु हमारे घर 
के पडोस में जो दूसरे मकान थे, वे सुनसान हो गए थे। वापूजी का बडा घर 
भी सूना पड़ा था और हमारी कोडिस-शारा उजड गई थी। साथ ही, जब मुझे 


फिर फोतिदस चाप के प्रेरक पत्र १७३ 


पता चला कि महीनों तक बापूजी के फीनिक्स आने की प्भावना नही है और 
देवदासकाका भी वापूजी के पास ही रहने वाले है तो में उदास हो गया। 


किसी दिन बापूजी का पत्र, किसी दिन वापूजी द्वारा सूचित की गई 
पुस्तक, किसी दिव दाल्स्टाय की कहानिया और उनके उपदंश आदि,पर 
चर्चा होती थी। मेरी समझ में कुछ अधिक नही आ पाता था, परन्तु मगन- 
काका की एक वात मेरी समझ में आा गई। वह यह कि “जो पसीना ने बहावे, 
उसे भोजन करने का अधिकार नही है, हाथ में कुदाल या कुल्हाडी के निभान 
नपडे हो उसको भोजनालय में प्रवेश मिलना ही नही चाहिए।” उन चर्चाओ 
से दूसरी वात मेरी समझ में यह भाई कि साहब वन कर रहना अच्छा नही । 
वापूजी वडप्पन छोडकर मजूर-किसान का जीवन अपनाने का जो आग्रह 
करते है बह ठीक हूँ | सूट-वूट की ज्ञान के चक्कर में हमे नहीं पडना चाहिए। 

में बता चुका हु कि जब मेरे पिताजी लन्दन वैरिस्टरी पढने के लिए 
गये थे तव राजकीट में अपने छोटे काका की प्रेरणा से अग्रेज साहवो का-सा 
जीवन प्राप्त करने के लिए में कैसे दिवा-स्वप्त देखने लगा था और वैरिस्टर 
का वटा बनकर राजकोट के स्कूल के लडको के बीच ऊचा सिर रखकर घूमने- 
फिरने की कैसी उम्मीद रखता था। फीनिक्स लौटने के कुछ ही दिन बाद 
जमनादासकाका मगनफ़ाका के प्रभाव में आगए और साहब बनने की 
उम्रग छोषकर बापूजी की बात को समझते और करने की आकाक्षा हमारे 
दिल मे पंदा हुई। में यह वही कह सकता कि जमनादासकाका के मन में क्या- 
क्या बात उठती थी, परन्तु अपने बारे मे बता सकता हु कि जब मेले मगन- 
काका के मूँह से सुना कि वापूजी ने बूट और मोजे पहनना छोड दिया है 
तव उनके इस त्याग का मुज्न पर गहरा प्रभाव पडा। तबतक में यह समझता 
था कि हमारे घर में जिस प्रकार पिता, काका आदि हे उसी प्रकार हमारे घर 
के, हमारे परिवार के, बडे और श्रेष्ठ व्यक्ति वापूजी है। परन्तु अब मेरे 
छोटे-मे दिमाग में यह भावना पैदा हुई कि वापूजी हमारे घर के बडे है । 
मामूली आदमी की तरह शान और णोभा के पीछे वह पडनेवाले नही हे । 
अच्छी-से-अच्छी बात को सोजकर वह सबको सिखाने वाले तथा सबसे 
अच्छे पुरुष है । 

यह सही हँ कि उस समय अपने मन के इन भावों को में इस प्रकार की 
भाषा में व्यक्त नही कर पाता था, परन्तु इसमे कोई शक नही कि बापूजी की 
महानता ने उस समय मेरे हृदय में गहराई तक अपना स्थान जमा लिया। 

अचानक एक दिन जमनादासकाका फीनिक्स से जोहान्सवर्ग चले गए । 
मुझे वाद में पता चछा कि बापूजी ने उनको अपने पास टाल्स्टाय फार्म 


श्ज्डं जीवन-प्रभात 


पर बलाया है। इस प्रकार फीनिक्स में मेरा अकेलापन और भी बढ 
गया ! स्वदेश से लोटने के बाद दूसरे वाल-मित्रों के अभाव में जमनादास- 
काका के साथ दिन बिता कर में अपना मन बहलाता था। डेंढ-दो 
महीने के वाद वह साथ भी मुझसे छिन गया भौर मेरी कठिनाई 
बढ़े गई। जब जमनादास काका फीनिक्स से जा रहे थे तब मेने 
भी उनके साथ जाने की माग की; परल्तु ट्रासवाल जाने के लिए मेरे नाम का 
परमिट बनवाने की दिक्कत सामने आई और इससे भी ज्यादा बाधा देनेवाली' 
वात यह हुई कि में अभी बच्चा था। वापूजी के पास अनेक छोटे-छोटे छडके 
इकद्ठे हुए थे । उनके बीच मुझे अकेला भेजने के लिए मेरे पिताजी सहमत 
नहीं थे। इस प्रकार राजकोट से फीनिक्स तक की यात्रा के वाद भी वापूजी 
से में दूर-का-दूर ही रहा। 

यदि वापूजी जोहान्सवर्ग ही रहते तो शायद उनके पास जाने का मेरा 
इतना मन न होता, परल्तु अब तो उन्होने जोहान्सवर्ग से इक्कीस मील दूर 
लोली स्टेशन पर फीनिक्स से भी वढिया आश्रम खोला था। वहा उनके 
पास रामदासकाका, देवदासकाका और मणिलालकाका थे और फीनिवंस से 
हिन्दुस्तान आने के पहले के मेरे कई बाल-मित्र वहा थे। उस नए आश्रम को 
न देख सकते के कारण उन दिनो मेरा मन बहुत वेचैन रहने छगा। यहा बापू 
के कुछ पत्रो को देना अप्रासगिक न होगा जो उन्होने उन दिनो मगनकाका 
को लिखे थे और जिनके द्वारा जीवत का सही मार्ग अपनाने की उन्होंने 
प्रेरणा दी थी। 


ला ै त>++ 


शुक्रवार की रात 
लि मगनछाल, 

सत्य का सेवन करने के लिए वहुत कष्ट उठाना पडता है। सत्य का सेवन 
करने वालो को शारीरिक दुख न उठाना पडा हो, ऐसा उदाहरण म॒दिकिल 
से मिल पायगा । विश्वास वेठे तो शारीरिक दुस ही सुख हूँ । जो भी हो, 
यह विचार अपनाने जैसा है। सत्य की जय इस वाक्य का काफी अनर्थ 

किथा गया है, परच्तु उससे हमे अछता रहना आवश्यक हैँ। 
--मोहनदास के आशीर्वाद 
वापूजी के इस सक्षिप्त पत्र के सदर्भ का पता नही चलता | सत्य की 
दुह्मई देकर कौन-से अनय॑ किये जाते है, इसका स्पप्टीकरण वापूजी के इस पत्र 
से नही मिलता । परन्तु पत्र की ध्वनि से उसका सार निकाला जा सकता है 
कि सत्य के पुजारी को इहछोक मे रिद्धि-सिद्धि, सुख-चैन आदि प्राप्त करने 


फिर फीनिक्स बापू के प्रेरक पत्र १७५ 


में विजय मिलती है, यह कल्पना जड-मूल से गलत है और ऐसी लालसा से 
हमे सर्वथा अछता रहना चाहिए । 
हमे अपना रास्ता सोच-समझकर निब्चित करना चाहिए । इसी को 
लक्ष्य में रखकर एक दूसरे पत्र मे वापू जी ने लिखा 
नस कस र्‌ लक 
माघ सुदी १० 
सि नारायणदास, 


यह ऐसा विकट समय आ गया है कि कुछ प्रश्नों मे और कुछ छोगो के 
लिए अपने बुजुर्गों की आज्ञा का पाऊन करने के विपय में विचार करने की 
आवश्यकता रहती है। मुझे तो लगता है कि माता-पिता का प्रेम इतना गूढ 
होता है कि बहुत सवल कारण न हो तो उनके दिल को चोट पहुचानी उचित 
नही। परन्तु अन्य वृजुर्गो के वारे मे मन ऐसा स्वीकार नही करता। नीति के 
प्रश्त में जहा पर हमे थोडा-सा भी सशय हो वहा पर भी कम दरजे के 
ब॒जुर्गो की बात का उल्लघन किया जा सकता है--करना कर्तव्य हो सकता 
हूँ। जहा पर तीति के बारे में सशय ही न हो वहा पर माता-पिता की आज्ञा 
का भी उल्लधन किया जा सकता हँ--करना यह कर्तव्य होता है। यदि मुझे 
मेरे पिता चोरी करने के लिए कहे तो मुझे वह नही करनी व्यहिए। मेरा 
विचार ब्रह्मचय के पाल का हो और माता-पिता दूसरे प्रकार की आज्ञा दे तो 
उनकी आज्ञा का विनयपूर्वक मुझे उल्लघन करना चाहिए । जबतक मणिलाल 
और रामदास सयाने और दक्ष न हो तव तक उनकी सगाई करनी ही नही, 
यह में अपना धर्मं समझता हू । यदि भेरे माता-पिता जीवित होते और उनका 
विचार भेरे विचार से विपरीत होता तो में विनयपूर्वक उनका विरोध करता 
और मे मानता हू कि वे मेरी बात स्वीकार कर छेते। 

इतना लिखना काफी है। अधिक शका उठे तो लिखना। सव्वृत्तिवाले 
हो और मेरी वात का अनर्थ नही करोगे ऐसा समझकर मेने यह लिखा है । 
पाखडी व्यक्ति मेरे कथन को उदृडता वतायगा अथवा मेरे वचन पर मूढ 
विस्वास रखकर उसका अनर्थ करेगा और गलत वात में बुजुर्गों की आजा 
का उल्लघत करेगा। शायद यह भी अर्थ निकालेगा कि व॒जुर्गो को 
मजूर न हो तो भी खतरनाक वीमारी से बचने के लिए मद्य-मास का सेवन 
करना कर्त्तंव्य हूँ । 

--मोहनदास के आशीर्वाद 
उस समय स्वतत्र विचार करने के लिए बापूजी कितने जाग्रही थे 


१७६ पीवन-प्रभात 


इसका पता नीचे के पत्र से चलता हैं 


श् 


जन 


शनिवार, रात को ९ बजे 
लि भगनछाल, 
एक के बाद दूसरी पुस्तक पढते-पढ़ते अन्त में तुम अन्तर-विचार 
कर सऊोगे। प्रत्येक पुस्तक में कुछ-न-ऊुछ जुटि होती है, होनी ही चाहिए। 
लिखने-वाले के चारित्य की छाप उसके लेस में अनिवार्य रुप से पडेगी हो। 
इसलिए मनृष्य-मात्र के लिखने म जृटि का होना अवश्यम्भावी है। मूय मे से 
जिम प्रकार हम करइ (न मीजने वाले मूग) अछग कर देते हू, इसी प्रकार 
पढ़ाई में भी करता । जब इस प्रकार अन्तर-विचार की आदत हो जायगी 
तव ऐसा विवेक गकय होगा। 
--मौहनदास के आशीर्वाद 


रविवार 
लि मगनलाल, 
आत्मा के अतिरिक्त सबकुछ क्षणभग्र है, इस विचार को हर समय 
दोहराते रहना आवश्यक है । यही नही, उससे सवधित कार्य मे सतत सलल 
रहना चाहिए। ज्यो-ज्यो विचार करता हू, सत्य और ब्रह्मचर्य की महिमा 
की कल्पना से मन अफल्लित हो जाता हैँ । ब्रह्मचय॑का और अन्य सभी 
नीतिमत्ता का समावेण सत्य के अन्दर हो जाता है । फिर भी ब्रह्मचर्य का 
महत्व इतना भारी हूँ कि उसका आसन सत्य की वरावरी का समझना चाहिए, 
यह विचार मुन्ने आया करता है । मुझे दृढ विश्वास है कि इन दोनों के हारा 
किसी भी प्रकार की बाधा को दूर किया जा सकता है । वास्तविक वाघा 
तो हमारा अपना मनोविकार ही हूँ | यदि बाह्य सवधों पर सुख का लेशमात्र 
भी आधार हम न रखे तो लोग क्या कहते है, यह न सोचकर हमे क्या करना 
चाहिए, यही हम सोचेगे । ह 


--मोहनदास के आशीर्वाद 

अमल छ्‌ कक 
6 तो यह वात हैं। मेने जो बताया है उसके विरुद्ध यदि सारी 
अनिया हो तो भी मुझे निराशा होने वाली नही है। यह कोई घमड से भरा 
रा नही हैं, परन्तु सत्य वचन है। हिन्दुस्तान के लिए करने का हमारा 
+नरिय है यह वात नही, अपितु स्वय अच्छे वने मह मवोरथ है। यही मतोरथ 


स्मदूस सरकार की ऋरता बापू की दृढता १७७ 


होना चाहिए । वाकी सब गलत है। जिसने आत्मा को जाना नही उसने कुछ 
नहीं जाना। रावण के उत्साह का अनुकरण करके हम आत्मा की 
ओर मुडे । 


$ ज४ 5 
स्पदस सरकार की क्रूरता : बापू की हृह़ता 


सन्‌ १९०९-१० के वर्ष में जब दक्षिण अफ्रीका के चार प्रान्त मिलकर 
एक यूनियन कायम हुआ और गोरों का संगठन मजबूत हुआ तब सत्या- 
प्रहियो का काटा अपने मार्ग से हटाने के लिए स्मट्स-सरकार तुछ गई । 
सरकारी कानून से और जहा आवश्यक प्रतीत हो वहा कानून को ताक पर 
रक़्कर भी उसने अन्याय करने पर अपनी ताकत लगा दी। ट्रान्सवाल मे 
कडाके की ठड पडती थी। रात भर पाला गिरता था। ऐसी हालत में भी 
सत्याग्रही कैदियों को बहुत हलके केवल दो कम्बल ओढने-विछाने को मिलते 
थे। प्रात काल से ही जब हाथ-पैर की अगुलिया सुन्न हो गई हो, उनसे पत्थर 
तोडने का और तालाब खोदने का काम निर्दयतापूर्वक लिया जाता था । 
खाने के लिए नि नत्व और रही भोजन दिया जाता था और जेल के जमादार- 
नम्बरदार का व्यवहार अपमानजनक रहता था। जेल के ऐसे बेहद कष्टो 
के होते हुए भी जब वीर सत्याग्रही प्रसन्न-वदन जेल काठते थे भौर एक वार 
जेल से छूटते ही दुवारा कानून भग कर जल मे जा बैठते थे तब ट्रान्सवाल की 
सरकार आपे से वाहर हो गईं। जेल के लिखित-अलिखित नियमों के द्वारा जो 
उत्पीडन हो रहा था उससे उसको तसलल्‍ली नही हुई तो उसने सत्याग्रहियो 
को देश-निकाला देने का तरीका अपनाया । एक स्टीमर में प्राय पचहत्तर 
सत्याग्रहियो को जबरदस्ती समुद्रपार भारत में भेज दिया । सत्याग्रहियो 
को यह यात्रा कैदी की हालत में कराई गई । स्टीमर में कपडे-लत्ते और खानें- 
पीने की भारी द्ुर्व्यंवस्था रही। कई के परिवार, जमीन और चल-अचल 
सम्पत्ति दक्षिण अफ्रीका में छूट गई और स्टीमर में जो दुख उन्हें भोगना पडा, 
उसके फलस्वत्प नारायणस्वामी तामक एक तरुण को यात्रा में ही अपने 
जीवन से हाथ धोना पडा । इधर ट्रान्सवाल मे जेल के कष्ट से उत्पीडित होकर 
एक दूसरे तरुण नागापन के प्राण-पस्चेरू उड गए । दोनो ही सत्याग्रह के इति- 
हास में प्रथम गहींद वन गए। 

'इन्डियन ओपीनियन के २६ जून १९०९ के अको मे वायूजी ने ट्रान्स- 


१७८ जीवन-प्रभात 


वार के रहने वाले हिन्दियों के माम एक अपील निकाली 

“जो गिष्टमडल विलायत जा रहा है उसके साथ में भी जा रहा हु । हम 
चार थे। उनमे से दो प्रतिनिधि तो गिरफ्तार हो गए है और इस समय जेल 
मे विराजमान है । दूसरे भी हिन्दवासी जो वहुत वार आहत हुए है, उन्हें फिर 
से गियय्तार किया गया हैं । ऐसे अवसर पर विलायत जाता मुझे विल्कुल 
सुहाता नही है। फिर भी यूरोपवासी मित्रों में सभी का मत है कि मुझे 
विलायत जाना चाहिए | इसलिए मि हाजी हवीव के साथ में जा रहा हू। 
लेकिन जो माग हम लोग कर रहे हूं और जिसके न मिलने के सवब सेकड़ों 
हिन्दी जेल जा चूके है वह माग विलायत जाने से प्राप्त हो जायगी ही, ऐसा 
निरचयपूर्वक तही कहा जा सकता। 

"ऐसा भी हो सकता है कि लाई क उेप्यूटेशन से मिलने से ही इन्कार 
कर दे और कहे कि जो छोग कानून के खिलाफ हो रहे है वह उनसे नहीं मिल 
सकते। शिप्टमडल भेजने वालो को यह समझ लेना आवश्यक है कि इस समय 
जब कि दक्षिण अफ्रीका के सभी हाकिम लोग विलायत मे एकत्र हो रहें है 
तब गिष्टमडल भेज कर हम लोग केवल एक प्रयोगमात्र कर रहे है, ताकि 
वाद में जाकर पछताना न पडे | शिष्टमडल के सवध से आशा का महल खडा 
करता व्यय है । 

“जडी वूटी-अक्सीर दवाई-तो केवल जेल ही है। चन्द हिन्दी भी वार- 
वार जेल जाते रहेंगे तो अत मे हमारी माग पूरी होगी ही। ऐसा एक भी हिंदी 
अत तक लडता रहेगा तो भी माग पूरी होगी । यह लडाई 'सच-झूठ' की है। 
सच हिन्दी कौम के पक्ष में है। 

“कौम में फूट डालने वाले हिंदी मौजूद हूं। सरकार के पास हिंदी जासूस 
है। उन लोगो के मारफत कौम को गछूत रास्ते पर छे जाने की पैरवी 
होती रहती है । 

“शिप्टमूडल जब विलायत में होगा तव इस प्रकार की पैरवीया और 
भी अधिक की जायगी । प्रत्येक हिन्दवासी का कतंव्य है कि वह इन सब 
प्रयासों का विरोध करे | जो लोग जेल नही जा सकते वे अपने-अपने घर मे 
स्वस्थता से बैठे रहे । कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के कागज पर हस्ताक्षर 
लेने आवे तो पूरी-पूरी जाच-पडताल करने से पहले उस कागज पर अपने 
हस्ताक्षर हरगिज न दिए जाय, यह आवश्यक है । गिप्टमडरू को सहायता 
देन के लिए स्थान-स्थान पर सभाए करने की आवश्यकता है । ये सभाए 
केवल ट्रान्सवाल में ही नही, सारे दक्षिण अफ्रीका में की जानी चाहिए। यह 
भी बाद रखा जाय कि यह शिष्टमडल सत्याग्रहियों के वास्ते नही जा रहा है । 


स्मदूस सरकार की करता . बापू को दृढता १७९ 


सत्याग्रहियो का भरोसा तो यत्य के ऊपर ही है | सत्य का पालन करना, 
यही उनकी विजय है । किन्तु जो इस मार्ग पर अत तक टिक नहीं पाये 
उनके मन की भावनाओं को सत्तोण दिलाने के लिए तथा सम्भव हो तो 
सत्याप्रहियों पर पहने वाले बोझे को कुछ हल्का करने के लिए यह शिप्ट- 
मडल जा रहा है । भर्थात्‌ सत्याग्रहियो को तो गिप्टमडल पर जरा भी 
आक़ाक्षा की दृष्टि नहीं रखनी है। जब उसके सत्य का बल टान्मवाल की 
मरकार के अमत्य के बल से अधिक हो जायगा तव अपने-आप सत्याग्रहियों 
के दुस दर हो जायगे, यह वात याद रख कर सत्याग्रही को जेल जाने का 
अवसर टढते ही रहना हू । 

--मोहनदास करमचन्द गान्वी' 


भय और सकट के ऐमे ताडव के कारण कई सत्याग हियो का जागे बढ़ने 
का उत्पाह ठण्डा पड गया । पहले ही उनकी संख्या थोडी थी। वह और भी 
सीमित हो गई। देश-निकाला और सपत्ति का छीना जाना वहुत लोग वर्दाग्त 
नही कर पाये। परन्तु जो कुछ सत्याग्रही आगे बढे वे कुन्दव जैसे निसरे हुए 
सावित हुए। उनका जोब दुगना हो गया। अन्यायी के अन्याय को उन्होंने 
४-बढकर अपने सिर पर ओढ लिया । नतीजा यह हुआ कि ससार में दलिण 
अफ्रीका की सरकार के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठने लगी | ट्रान्सवाल के 
भारतीयों के प्रतिनिधिमडल के वेता के रुप मे इम्लेड मे जो आवाज उठाई 
उस पर भछे-सल्ले अग्रेजों ने ध्यान दिया और भारत में मि णोलक की 
सहायता माननीय गोखले ने अपनी सारी गवित लगा कर की | भारत-सेवक- 
समिति मे भारत का छोकमत जगाने का काम उठा लिया। गोसले ने देश 
प्र जगह-जगह सभाओ में मि' पोलक के व्याल्यानों की व्यवस्था को तथा 
उस समय कलकते में जी केंद्रीय घारा-सभा थी उसमे कानून बनवा कर और 
अधिक गिरमिटियो का दक्षिण अक्रीका भेजा जाना रोक दिया । 


मन १९१० की फरवरी की पच्चीस तारोख को गोसले द्वारा रखा गया 
यह कानून भारत की घारा सभा ने स्वीकृत कर छिया। इससे पहले उस समय 
के महान दाता सर रतन ताता ने पच्चीस हजार रुपए की रकम दक्षिण 
अफ्रीका भेज कर सत्याप्रहियों को महायता पहुचाई । छोकमत के अचड़ 
विरोव के फलस्वरूप सत्याग्रहियो को दक्षिण अफ्रीका से देश-निकाला देते 
की प्रवत्ति पर रोक छग गई तथा भारत भेजे गए पचदत्तर सत्याग्रहियो 
के जत्यं को दक्षिण अफ्रीका बला लिया गया । 


मि पीछक को भारत में जो सफलता मिली उसकी तुछता में वापूर्जा 
को इ्लेंड जाने में कुछ भी सफलता नहीं मिली, ऐसा कहा जा सकता हू । 


१८० जीवन-प्रभात 


वहा तो ब्रिट्यि साम्राज्य के उपनिवेश मत्री छाई क्र ने उनको घमकी दी और 
दक्षिण अफ्रीका के भारतीय शिप्टमइल मे फूट डालने का भी प्रयास किया । 
परन्तु वापूजी की निप्ठा और सद्वृत्ति के सामने कुटिल राजनीति का बस 
नहीं चला। वापूजी को इग्लेंड से जाली हाथ ही छोदना पठा | रूवन में 
होने वाली बातचीत के दौर में भारतीयों के लिए दक्षिण अफ्रीका के 
आवाताओ ने तो यह चुनौती दे दी थी कि “दक्षिण अफ्रीका के कानून में 
गोरे-काले का भेद बना ही रहगा और यदि भारतीय लोग ज्यादा विरोध 
करेंगे तो उत्हें भौर मी परेणानिया उठानी पटेगी |” उस चुनौती को दृढ़ता 
और वाल्तियूर्वक बापूजी ने सुन छिया था। सत्याग्रह का सधर्य वहत दिन 
तक चलाने की आवम्यकता उनको प्रतीत हो रही थी। इस सबंध में 
दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास' में बापूजी ने छिज्ा है 

“इस बार इल्लेइ से ठौटने वाला हमारा डेपुटेणन कोई अच्छी खबर 
नही छा सका छार्ट एम्पटील की कही हुई वानो का असर भारतीय लोगों पर 
क्या होगा, इसकी मुझे चिन्ता नहीं थी। वनन्‍त तक मेरे साथ कस्धे-से-कन्धा 
भिडाफर कौन-कौन जूझनेवाले हे, यह में जावता था। सत्याग्रह के बारे में 
मेरे विचार और भी परिपक्ध हुए थे। उसकी व्यापकता और बलौकिकता 
को मेने अधिक समझ ठिया था। इसलिए में बान्त था। विलायत से लौटते 
समयमेन स्टीमर में ही हिन्द स्वराज्य' लिखी थी। उसका हेतु केवल सत्या- 
ग्रह की भावना बताने का था। वह पुस्तक मेरी श्रद्धा का मानंदट है। इसलिए 
मेरे सामने पह प्रव्न ही नहीं था कि अब आगे की लछडाई में मेरे साथ सख्या 
की दृष्टि में जितने सत्याग्रही होगे । 

“किन्तु पैसे के लिए मुझे चिता थी । वहुत छम्बे समय तक सत्याग्रह का 
दृद्ध जलाना आवध्यक दीखता था और हमारे पास पैसे नही थे, यह भारी दुख 
नेता रहा था। उस समय में आज की तरह स्पप्ट रूप से नही समझता वा 
कि पैसे के बिना ऐसी छाई छडी जा सकती हूँ, और पैसे के कारण कई वार 
टडाई दूपित हो जाती है । परन्तु मे आस्तिक हु । ईश्वर ने मेरा उस समय 
भी साथ दियरा। मेरी भीड को उसने सम्हाला | एक ओर दक्षिण अफ्रीका की 
भाम पर कदम रखते ही मुझे छोगो को हमारे शिप्टमडल की असफलता की 
अवर देनी थी तो दूसरी ओर प्रभु ने पैसे की कठिताई से मुझे मुक्त किया। 
अपटाउन उतरते ही इग्लेंड से तार आया कि सर रतन ताता ने पच्चीस 
हजार रुपए दिये हे । उस समय के लिए इतनी रकम पर्याप्त थी । हमारा 
वीम चछ गया ।! 


५ >> वह. 


बापूजी ने इग्छेड से चछते समय छार्ट एम्पटील को जो उत्तर दिया था 


स्मट्स सरकार की करता « बापू की दुढता १८१ 


उसे भी यहा देना अप्रासगिक न होगा 

“मे जिनकी ओर से वोल रहा हू वे लोग गरीब है और सख्या में थोडे 
है। लेकिन वे सव ऐसे हू, कि अपनी मात को हथेली पर लिये हुए है। उनकी 
लडाई व्यवहार और सिद्धात दोनो के लिए है । यदि दो में से एक को 
छोडना पडेंगा तो वे व्यवहार को छोड कर सिद्धात के लिए जूझेगे। जनरल 
बोया की जक्ति और सत्ता का हमे अनुमान है, परन्तु अपनी प्रतिन्रा को 
उसकी तुलना में हम अधिक वजनदार मानते हूं । इसलिए प्रतिज्ञा के 
पालने के अतिरिक्त हम लोग वरवाद हो जाने के लिए तत्पर हं | हम 
अपने धैर्य को वनाए रखेगे। हमारा विश्वास है कि अपने निश्चय पर हम 
डटे रहेंगे तो जिस ईव्वर के नाम से हमने प्रतिना छी है वह उस प्रतिना को 
पार छगायगा। हा, जो थोडे से लोग हे वे प्रतिज्ञा का पालन करेगे ही और 
आशा वनाए रखेगे कि कप टसहन करने की हमारी शक्ति अन्त में जाकर 
उनके हृदय को भेदेगी और वे 'एशियाटिक एक्ट (एजिया वालों पर 
अर्थात्‌ काछी-पीली चमडी वालो पर रोक-थाम छगाने के लिए बनाया 
गया कानून) हटा देंगे ।” 

इस प्रकार सघप॑ की तुमूल रणभेरी को सुनकर और सुनाकर जब 
वापूजी लदन से दक्षिण अफ्रीका लौटे तब समुद्र-यात्रा में उनको थोडा समय 
मिल गया । ट्रान्सवारू पहुच कर तो उन्हें धधकते हुए दावानल में दुवारा 
जूमना ही था। पर यात्रा में मिलने वाले इस थोडे से समय का उपयोग भी 
उन्होने अपनी थकावट दूर करने मे नहीं किया, न उन्होने अपने मन का 
बोझ हलका करने के लिए समुद्र-यात्रा के आनन्द-प्रमोद का छाभ लिया। 
उन्होंने अपनी सारी गक्ति जनता के लिए साहित्य सृजन मे लगा दी। वापूजी 
के स्वभाव की यह विशेपता थी कि जब चारो ओर घना अन्धकार छा जाता 
था और उनके साथी तथा दूसरे लोग निपट निराशा के सागर में डूबने लगते 
थे तव वापूजी अपने चित्त को स्वस्थ रखकर अपने हृदय के गहवर में बहुत 
ही गहराई तक चले जाते थे और अपने परिशुद्ध और सस्कारी हृदय में से 
बहुत ऊचे प्रकार के आगा-मोती वीन लाते थे तथा इस प्रकार असख्य भग्त- 
हृदय लोगो मे आशा का सचार करके उन्हें प्रसन्न वदन वा देते थे । 


ऐसा एक उच्च से उच्चतर मोती, या चिन्तामणि की तुलना में आ सके, 
ऐसा श्रेष्ठ रत्न वापूजी ने उस समुद्र यात्रा के समय अपने हृदय-तलू से लाकर 
ससार के चरणो मे घर दिया। बापूजी ने उस पुस्तक का नाम 'हिन्द-स्वराज्य 
रखा । इसके वाद वरसों तक वापूजी के मौलिक साहित्य का प्रवाह चालू 
रहा, फिर भी 'हिन्द-स्वराज्य' का स्थान वापूजी की अनेक कृतियों में चोटी 


१८२ , जीवन-प्रभात । 


का रहा है। उसमे बापूजी ने अपने सारे जीवन की रूपरेसा अकित कर दी 
है। सत्याग्रह के सिद्धात का मूल रहस्य उसमे स्पष्ट कर दिया गया हैँ और 
बता दिया है कि एक मजदूर और सुसस्कारी व्यक्ति अकेला हो और 
सावनहीन हो, तो भी वह उन मनृप्यो का मुकाबला सफलतापूर्वक कर 
सकता है जो सख्या मे कई गूने अबिक हो या छोभी, स्वार्थी और सैकडो 
हथियारों से सुसज्जित हो। उसमे यह भी प्रतिपादित किया गया हैँ कि 
उच्च-से-उच्च बल और सादे-से-सादे जीवत को छोडकर सच्ची विजय के 
लिए ओर कोई शवित समार मे नही है । 


“हिन्द-स्वराज्य' लिखने के साथ-साथ लेखक ने अपना जीवन उसी राह 
पर ढालने के लिए कैसा पक्का सकल्प कर लिया था, इसका प्रमाण हमे 
उनके उस समय के पत्रों से मिलता है 

यूनियन केसछ लाईन 
आर एम एस फिल्डोनन केसल 
२४-११-०९ 
लि. मगनलछाल, 

हम कब मिल सकेंगे, पता नही । इसलिए सव बातो का उत्तर यही से 
लिख रहा हू । इस वार स्टीमर मे मेने जो काम किया है उसकी कोई हद नही 
हूँ। मि वेस्ट आदि को जो मेने पत्र और लेख भेजे हे उसके द्वारा तुम्हे उस 
श्रम का पता चलेगा। मुझे बहुत कुछ कहना है, पर यह तो तभी हो सकता हे 
जब हम मिल सके । इस समय तो आवश्यक बात ही लिखूगा । 

चि सतोक की स्थिति के बारे में पढ़ कर सन्तोप हुआ। 


फीनिक्स का नाम सिवा फीनिक्स के और कुछ न रखना ही उचित है । 
में चाहता हु कि मेरा नाम भुला दिया जाय और यह चाहता हू कि मेरा काम 
रहे। जब नाम भुला दिया जायगा तभी काम रहेगा। नाम आदि रखने- 
करने की झझट मे फसने का समय नही है। हम प्रयोग कर रहे है। ऐसी स्थिति 
मे नाम के पीछे क्यो पडे ? और जब नाम की बात आ जायगी तब हमे मध्यम 
गब्द खोजना पडेगा। ऐसा शब्द, जिसमे हिन्दू-मुसलमान का प्रइत उठे ही 
नहीं। फीनिक्स' शब्द अनायास ही मिल गया है , और वह उत्तम है। पहले तो 
वहअग्रेजी शब्द है, इसलिए जिनके प्रदेश मे हम रह रहे है, उनका भी आदर 
होता हैँ, फिर वह तटस्थ शब्द है । उसका अर्थ तो यह है कि फीनिक्स पक्षी 
अपनी राख में से ही फिर से पैदा होता है अर्थात्‌ वह मरता नही है, ऐसी यह 
कथा हूँ । सार यह कि फीनिक्स की भाति हम छोग भी राख हो जायगे तो 
भी हम मरने वाले नही है , ऐसा हमारा विश्वास है। इसलिए फिलहाल 


स्मट्स सरकार की कूरता, बापू की दृढ़ता १८३ 


तो फीनिक्स नाम ही पर्याप्त हैं । भविष्य में फिर देख छिया जावगा। इस 
समय तो हमारी राह और हमारी शक्ल फीनिक्स के जैसी ही है । 
भाई ठक्कर को जो पत्र लिखा है वह पढता । 
“--मोहनदास के आशीर्वाद 
यूनियन केसल लाइन 
.. २७-११-०९ 
थि मगनराल, 
पैसे की स्थिति के बारे में मि मेकीनमार का पत्र पढने के वाद और मि 
वेस्ट को पत्र लिखने के वाद मन में जो विचार उमड रहे है वे तुमको लिखना 
चाहता हू । यह पत्र पुर्पोत्तमदास को पढने के लिए देना । 
फीनिक्स की कर्साटी अब होने वाली है। जोहान्सवर्ग से अब पैसे नहीं 
मिलेंगे । हमारी प्रतिज्ञा है कि जवतक फीनिक्स में एक भी व्यक्ति मौजूद 
रहेगा तवतक कुछ नही तो बखबार का एक पृष्ठ ही प्रकाशित करेंगे और 
लोगो में पहुचायगे | वहा पर कुछ भी खटपट मत होने देना। कोई कुछ 
बाडे, वर्दाग्त कर लेता । डरवन का आफिस बन्द करना पडे तो हर्ज नहीं। 
बह याद रखता कि सर्देव मुख्य बात को पक्रडना । इसके छिए और जो कुछ 
गौण करना पडे, छोदना पडे, छोड देना । मूल वात तो यही है कि चाहे कुछ 
मी हों, फीनिक्स छोडना नहीं हूँ गौर अखवार बवम्य प्रकाणित करना हैं । 
इस बात को कायम रखने की खातिर यदि कुछ खोना पड़े तो भके । अखवार 
की मूत्ति बना कर हम उम्रकी पूजा करना नहीं चाहते, किन्तु हम अपनी 
प्रतिज्ञा का पालन करना चाहते हे । अखवार मे जय नही है, जय प्रतिज्ञा में 
हूँ । ट्रामवाल का कानून हटाने में कोई विशेषता नही है । प्रतिन्षा के पालन 
म॑ सर्वस्व हैं । ऐसा करने पर आत्मा का विकास होता है और हमारी सारी 
प्रवृत्ति का भेद यही है, वही होना चाहिए | तुम यह सूचित करो कि वेस्ट 
डरवन जाय, पर आफिस रहे । अथवा चाहो तो मणिलाल को भेजता । 
में तुम दो ही व्यक्तियों को बतला रहा हु कि यदि मणिलाल की इच्छा 
होगी, और वा की इजाजत होगी तो अब मणिलाल को सत्याग्रह-युद्ध में वलि 
चटाना हैँ । ऐसा करने पर उसका अस्थिर चित्त गान्त होगा । उसने मेरे पास 
ऐसी माग भी की है । यदि ऐसा हो हो नही पायगा तो वह डरवन चला जाय, 
यही ठीक है, और तुम फीनिक्स रह सकोगे। यदि आवशध्यक हो तभी ऐसा 
करना। मन में यह निश्चय कर लेना कि और कही से पैसे न भी मिले तो 
तुम व्याकुल या विचछित न होओोगे। यदि पंसे नहीं आयगे तो और 
प्रकार से आमदनी करके भी तुम फीनिक्स का काम पूरा करोगे । यदि 


श्टड जीवन-प्रभात 


और कोई फौनिक्स में न रहे तो भी तुम फीनिक्स मे मरते दम तक रहोगे 
ऐसा उद्देश्य घोषित करना । तुम्हारा शोर्य ओर लोग भी अपनायगे, वर्णातें 
कि उसमे अविनय न हो, पर यह आत्म-स्थिरता का शौर्य हो। ऐसा बोय॑ 
सच्चा होना चाहिए, दिखावे का नही। वह मुख का शोर्य (वाचिवीय ) नही 
होता चाहिए। ऐसे ठोस शौर्य की प्रतिध्वनि उठ बिना हरजिग न रहेगी, 
यह निम्चयपूर्वक समझना । 
और जो परिवर्तन आवश्यक हो करना। कुछ परिवर्त्तत यदि अनुचित 
जचे तो भी उसे होने देना | हानि-लाभ के पचडे में पड कर अपने आग्रह को 
धरे रहना व्यर्थ है। अज्ञानवश हम यह मानते हँ कि अपने परिश्रम 
से हम रोटी पाते हूं। जिसने दात दिये हे वह दाना देता ही है, यह वात यदि 
ठीक समझ में आजाय तो उत्तम है। 
ः --मोहनदास के आशीर्वाद 
मगनकाका के नाम बापूजी ने जो गहरी बाते लिखी हे उन्ही के साथ- 
साथ रामदासकाका के लिए भी एक छोटा-सा पत्र लिखा है । इससे पता 
चलेगा कि अपने घर के जीवन में परिवत्तेन करने के लिए बापूजी कितने 
तत्पर हो गए थे। 
किल्डोनन कैसल, 
बुधवार, 
चि रामदास, 
. पुम्हारे लिए कुछ भी नही लाया हू, इसलिए वापू पर गुस्सा मत करना | 
मुझ कोई वस्तु पसन्द ही नही आई । यूरोप की वस्तु पसन्द न आवबे, उसमें 
भें क्या करता ? मुझे तो हिन्दुस्तान का सवकुछ पसन्द है । यरोप के लोग 
ठीक हे, उनका रहन-सहन ठीक नहीं है । ५ 
--बापू के आशीर्वाद 


: ३५६ 
बापूजी का अद्भुत अनुष्ठान 
डर तो यह था कि दक्षिण अफ्रीका पहुचते ही बापूजी की गिरफ्तारी हो 
जायगी। “किलडोनन केसर” स्टीमर से वापूजी ने जो पत्र छिखे उनमे 


वापू ने स्वय यह सभावना प्रदर्शित की थी। मणिलालकाका को निम्न पत्र 
उन्होने लिखा था 


बापूजी का अद्भुत अनुष्ठान १्८ए्‌ 


किलडोनन केसल' 
ता २४-११-०९ 
सि मणिलाड 


अब रात के ९॥ बजे हू । केपटाऊत तक अब पाच दिन की मजिल वाकी 
हैं। दाहिने हाथ से लिखते-लिसते मे थक गया हु इसलिए तुम्हे यह पत्र अब 
बाये हाथ से छिख रहा है। मुझे सीधा हो जेंछ जाना होगा, यह सभव हैं 
इसलिए यह पत्र लिख रहा हू । 
मेरे जेल जाने पर तुम प्रसन्न ही होओगे यह म॑ मान लेता है, क्योकि 
तुम समझदार हो। इस लडाई का भेंद यह है कि जेल जाकर हम लोग खद्य 
हा और खब रहे । 
फीनिक्स के बारे में तुमने प्रव्न किया, यह ठीक किया | हम आत्मा को 
किस प्रकार खोज मरे, और किस प्रकार देश-सेवा कर सके, इसका पहले 
दिचार, करना होगा । इसके बाद ही फोनिक्स क्‍या है, यह समझाया जा 
सकेगा । आत्मा को खोजने के लिए सवसे पहले नीति को दठ बनाना 
चाहिए। नीति का अर्थ है सत्य, ब्रह्मचयं भादि गूणो का सपादन करना । ऐसा 
करने पर अपने-आप देशसेवा हो जायगी । 
ऐसा करने में फीनिक्स बहुत सहायक हूँ । में समझता हू कि शहरों मे, 
जहा पर मनृप्य बहुत ही गिचपिच रहते है, जहा बहत सारा छालच मौजूद 
रहता है, वहा पर नीति प्राप्त होना बटा कठिन हूँ। जानी पुरुषों ने फीनिक्स 
जैसा एकात स्थल दरवथाया हैँ । सही पाठयाला अनृभव है । जो अनुभव 
तुमने फोनिक्स में पाया वह और जगह नहीं दिया जा सकता । 
-वापू के आशीर्वाद 


जनता की धारणा और वापूजी के विचार के विपरीत इस वार स्मदस 
मरकार ने सत्याग्रहियो के प्रति अपनी नीति वदल दी । 


उस समय सत्याग्रह-आन्दोलन की परिस्थिति बहत नाजुक हो गई 
थी। १२ जलाई १९०८ मे--अर्थात्‌ ट्रामवाल में रहने के अनमति-पत्रों की 
हजारो की सस्या में होली जला देते के दिन से--जेल जाने का जो ताता 
बा था उसे भव डेढ वर्ष वीत चुका था। जो सत्याग्रही जेछ की सजा पूरी 
करके छटठता था वह मब्किल से दो-तीन सप्ताह का विराम लेकर दवारा 
जेल चला जाता था। ट्रासवाल में भारतीयों की कुछ आवादी का प्राय तिहाई 
हिस्सा जेल या देघ-निकाले की सजा भूगत चुका था। ट्रासवाल में रहने 
वाले आठ हजार भारतीयों मे से दो हजार तो तगर आकर ट्रासवाल छोड 


१८६ जीवन-प्रभात 


गए थे। दूसरी ओर स्मद्स सरकार के न्यायालयों द्वारा सत्याग्रहियो को दी 
गई सजाओ का क्रमाक ढाई हजार के ऊपर पहुच चुका था। दक्षिण अफ्रीका 
के अन्य प्रातो के कुछ सत्याग्रही ट्रासवाल में अपने भारतीय वन्बुओों की 
सहायता के लिए जाते थे सही, परन्तु नव्बे या पचानवे प्रतिशत सत्याग्रही 
ट्रासवाल के ही थे। वार-बार जेल जाते रहने के बाद उनका उत्साह ठडा हो 
जाना स्वाभाविक ही था। वे किसी आध्यात्मिक साधना के लिए नहीं, अपना 
पेट पालने के लिए दक्षिण अफ्रीका आये थे और साग्-सब्जी की फेरी या दुसरे 
छोटे-मोट रोजगार करके अपना और परिवार का गृजारा करते थे। ऐसी 
हालत में यह स्वाभाविक ही था कि जेछ जाने वालो की सख्या इतने छवे समय 
के बाद कुछ हजार से घटकर कुछ सी तक ही सीमित हो जाती । स्मद्स- 
भरकार राजनीति मे कच्ची नहीं यी। उसने अनुमान लगाया कि कानून भग 
करके जेल जाने वालो की वाढ जिस प्रकार कम हो गई है उसी प्रकार बचे- 
खुचे मुट्ठी भर सत्याग्रही भी जेल की यातनाओ से थक जायगें और सत्याग्रह 
को यह जिद अपने-आप विल्कुछ ठडी पड जायगी। इसलिए वापूजी की 
गिरफ्तार करके नया बवडर उठाने से स्मट्स सरकार बचती रही। वापूजी 
छूदन से छौटने के बाद अनेक बार बिना अनुमति-पत्र के ट्रासवाछ गये और 
उन्होने स्मट्स की सरकार को पत्र लिखकर सूचित भी किया कि गरीब फेरी 
वालो को जब जेल में छस दिया जाता हूँ तव मेरे जैसे अगुवा को, जो आपके 
कानून की दृष्टि मे अधिक अपराधी है, जेल न भेजना अन्याय है। फिर भी 
स्मट्स-यरकार ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया । 


वापूजी का बल, प्रतिप्ठा और प्रभाव बढने न देने की दृष्टि से जव सरकार 
ने उनको गिरफ्तार नहीं किया तब उन्होने स्वव कारावास के कठिन-से-कठित 
जीवन को अपनाया। अपने वचन पर जेल जाने वाले साथियों का साथ देने 
के लिए वापूजी ने टाल्स्टाय-वाडी में महान अनुप्ठान गुरू कर दिया। 


झलेंड मे लौटकर वापूजी ने अपना गृहस्थाश्रम पूर्ण रूप से समेंट लिया । 
देग-मेबा का काम करने के साथ-साथ अवतक जो वकालत चल रही थी वह 
सदा के लिए वद कर दी। उस समय जब वकालत का सिलसिला चालू रहता 
था वव बापूजी की मासिक आमदनी औसतन आठ-दस हजार रुपये थी । 
बापूजी ने इस आय का मोह विल्कुछ छोड दिया | यह वात नही कि उन्होंने 
बैंक में कोई रकम जमा कर ली थी भर उसके सूद से उनके और उनके परि- 
चार का पेट पालने की गुजाइब हो गई थी, यह भी नही कि 'इडियन-ओपी 
नियन' जखवार के लेखक के नाते उनकों कुछ मेहनताना मिलता था अथवा 
सत्याग्रह के सचालन के लिए प्राप्त चदे से ही खर्च निकालने की कोई व्यवस्था 


बापूजी का अदुभुत अनुप्ठान "१८७ 
हो गई थी। वापूजी ने अपने को और अपने बच्चो को केवल समाज के भरोसे 
छोड दिया था । उन्हें विग्वास था कि जब तक समाज की सेवा का काम 
अपनी गक्ति से किया जायगा, तवतक सेवक की रोटी की व्यवस्था कर देने 
की सद्वुद्धि भगवान समाज को देगा ही, और उनके विश्वास के अनुसार 
एक-न-एक मित्र उनका निजी खर्च बिना किसी शोहरत के उठात्ता रहा । 

जब वापूजी ने देखा कि जेल जाने वाले सत्याग्रहियो के वाल-वच्चो की 
परवरिण का सवाल कठिन होता जा रहा हैँ तव उन्होने उन मारे परिवार- 
बालो को किसी एक जगह एकत्र करने का विचार किया। अलग-अलग 
रहने मे मकानो का किराया ही इतना चुकाना पडता था, जिससे पच्चीस- 
तीस परिवारों की गुजर हो सकती थी। 

फीनिक्स से जोह्ान्मवर्ग ३०० मील से भी अधिक दूर था और वह प्रात 
भी दूसरा था | इसलिए ट्रासवाल में ही कही शहर से वाहर जगह दृइता 
आवश्यक था। मि० कलनवैक ने लोली स्टेशन के पास ११०० एकड जमीन 
खरीदी | ४ जून १९१० को वह खरीदी गई और दो दिन बाद ही कई लोगो 
के साथ वापूजी वहा रहने के लिए पहुच गए । इस प्रकार हिन्द-स्व॒राज्य' 
लिखने के ७ महीने पूरे होने से पहले ही वापूजी ने उस पुस्तक के आदर्श पर 
एक वडी मजिल तब की । 


उस समय बापूजी की आयू चालीस साल की थी। एक वैरिस्टर के लिए 
कमाई करन का यह मध्याह्ष समझना चाहिए | फिर जोहान्सवर्ग जैसी सुवर्ण- 
नगरी में वापूजी का काम तो जमा-जमाया था। बीच वाजार में उनका 
आफिस था, गोरे सोछेसिटर, गोरे स्टेनोग्राफर, गोरे क्लर्क आदि का पूरा 
समाज था । प्रतिष्ठा की कोई कमी नही थी । वापूजी चाहते तो खूब कमाते 
भर खूब दान भी देते। परन्तु दाता कहलाने का भी उनको भोह 
नहीं रहा था। एक वार का किस्सा हैँ कि एक व्यक्ति को मुसीबत के 
समय वापूजी ने तीस पीड उबार दे दिये। उसे वडी जरूरत थी। 
बापूजी के पास कुछ रकम तो जमा रहती नहीं थी, उनकी कमाई का 
प्राय सारा बन हाथ-के-हाथ फीनिक्स आश्रम और वहा का साप्ताहिक पत्र 
चलाने मे खर्च हो जाता था | इसलिए उन्होने अपने पास धरोहर रखे हुए 
चदे के पैसे से उस व्यक्ति को सहायता दे दी। लेकिन देने के बाद रात को उन्हे 
नींद नही आई। इस प्रसग की बात करते हुए वापूजी ने फीनिक्स के आश्रम- 
वासी मित्र रावजी भाई से कहा था “सोने को गया तव नीद व आई । 
दिल में आया कि मुझसे ऐसा पाप क्यो हुआ ? उस भाई के साथ मोहब्बत 
रखने के लिए चदे का पैसा देने का मुझे क्या अधिकार था ? यदि वे पैसे जल्दी 


१८८९ जीवन-प्रभात 


नही मिले, और ऐसी दशा में अकस्मात मेरी-मृत्यु हो जाय तो में 
उस ऋण को कैसे अदा करूगा ? इन विचारो से मेरे हृदय की वेदना वेहद 
बढ गई। ईश्वर का स्मरण किया और हृदय में दृढ़ सकल्प किया कि भविष्य 
में आम चदे का उपयोग कदापि किसी व्यक्ति के काम के लिए नही करूगा। 
उस रकम को शीघ्र-से-शीक्ष जमाकर देने का निश्चय किया, तब कही नींद 
आई।” 

दूसरे दिन सवेरे अपने दफ्तर में जाते ही बापूजी को एक तार मिला, 
जिसमे नव्बे भारतवासियो पर ट्रासवाल की सरहद में गैरकानूनी ढग से 
दाखिल होने के इल्जाम में मुकदमा चलाने की बात थी। उसी क्षण वापूजी 
ट्रन में सवार होकर उस गाव में पहुच गए। सारे किस्से की पक्की तरह जाच 
करछी और वह मुकदमा अपने हाथ मे लेने से पहले ही अपने नियम के अनुसार 
प्रत्येक व्यक्ति से वकालत के गुल्क की तीन-तीन गिन्निया प्राप्त की, 
साथ ही एक गिन्नी चदे के रूप मे भी माग छी और मैजिस्ट्रेट के सामने 
बहस करके उन भारतीयो को निरपराच सावित किया। 


वापूजी के लिए एक ही दिन में हजार दो हजार रुपये कमा लेना बाये 
हाय का खेल था, फिर भी उन्होने घन का ढे र गाने मे अपनी सामर्थ्य 
की वृद्धि नही देखी । जीवन की शुद्धि ओर महात्मा टाल्स्टाय की तरह 
किसान का श्रमपूर्ण और सादा जीवन अपनाने में अपनों सामर्थ्य ओर 
शक्ति का अखड स्रोत उनकी दृष्टि में आया। 


जब वापूजी जोहान्सवर्ग को छोडकर टाल्स्टाय-वाडी के चौडे मैदान 
में जाकर बसे, तव वहा रात को मिर छिपाने के लिए एक छष्पर तक नही 
थी। लोटा भर पानी के लिए आध मील से कम नही चलना पडता था। वाजार 
इक्कोस मील दूर जोहान्सवर्ग मे था और नित्य की आवश्यकताओं के लिए 
इतती दूर मे अन्न आदि सामान ढोकर लाना पडता था। 

परन्तु वापूर्जी का व्यक्तित्व इतना शीतल, मधुर और उत्साहप्रद था 
कि उनके साथ अनेक वज्यवित ठाल्स्टाय फाम॑ में रहने के लिए लालायित हो 
उठे | तामिल, आश्यवासी, गुजराती, विहारी और हिन्दू, मुसलमान, पारसी, 
ईमाई सभी प्रकार के छोगो का वहा पर समाज जुड गया। जेल जाने वाले 
सत्याग्र हियो के परिवारों की महिलाए--बच्चे तो थे ही--और हट्ठे-कट्टे 
नौजवान तथा ढछूती आय वाले भी वहा जाकर वापूजी के पास अपना जीवन 
बिताने में अपना मौभाग्य समझते ये । उस समय टाह्स्टाय-वाडी का सक्षिप्त 
नाम फार्म प्रचलित हो गया था। दो वर्प तक बापू इस फार्म पर रहे और इसके 
सम्कार और चारित््य का विकास ओर सगठन करने मे अपनी सारी शक्ति 


वापूजी का अद्भुत अनुप्ठान १८९ 


लगा दी | इतने थोडे समय मे फार्म' की ख्याति सारे दक्षिण अफ्रीका मे बहुत 
बढ गई । फीनिक्स का प्रभाव वहा के सत्याग्रहियो पर कम नहीं था, परल्तु 
'फार्म' के सामवे फीनिक्सवासियों के लिए और कई भारतवासियों के लिए 
भी फार्म अथवा लोली के नाम का उच्चारण स्वर्ग या अमरपुरी के नाम जैसा 
कर्णप्रिय, सुखद और उत्माहवर्द्धक वन गया था। लोली वह रेलवे स्टेशन 
था जहा से टाल्स्टाव फार्म मील भर दूर था। फीनिक्सवासियों के तो प्राण 
मानों फार्म में ही बसे हुए थे। पंग-पग पर फार्म की चर्चा होती रहती थी। 


एक दिन मंने सुना कि वापूजी ने चाय का परित्याग कर दिया हुँ और 
चाय की जगह गेहू को भूनकर उसका चूरा प्रयोग में छारहे हे । एक वात और 
सुती कि सवेरे से लेकर दोपहर तक वापूजी और श्री कैछनवैक हन्शी मजदूरों 
के साथ खेतो में मजदूरी करते है,वहा की सख्त जमीन में फल के पौधे लगाने 
के लिए दो-दो फूट गहरे खोदने का काम चल रहा है । जिसे खोदने मे हब्शी 
तक थक जाते हूँ उसको बापूजी उनकी जैसी फूर्ती से खोदकर तैयार कर देते 
हूं । दूसरी ओर उनके आहार-प्रयोग चल रहे हे, इस कारण उनके गरीर में 
कमजोरी आ गई हूँ । कभी-कभी तो चक्कर खाकर गिर पडने की नौवत आ 
जाती है । फिर भी वह अपना काम छोडते नही हैँ । इतना ही नही, वापूजी 
ह॒व्शी-मजदूर के जितना ही काम करने का आग्रह रखते हे। कैलनवेक इस 
काम में वापूजी से भी वढ जाते हँ। उनकी वरावरी कोई नही कर 
सकता हैं । 

जमनादासकाका जब फार्म पर पहुचे तो उनके नियमित पत्र फीनिक्स 
आने छगे। उन पत्रो मे विणेपत अछोने और विना चीनी के भोजन-पेय की 
बाते रहती थी। दूसरे कई छोग भी अलोना भोजन करते थे और चीनी छोड 
देते थे । किस-किसने अलोना आरभ किया, किसने उसे कायम रक्खा, कौन 
थक गए, अलोना करने वाले क्‍या खाते हे, वापू स्वय क्या छेते है, इन 
चर्चाओं से जमनादासकाका के पत्र भरे रहते थे। उन पत्रो के कारण, भोजन 
के समय हमारे घर मे इस वात की वहस रहती थी कि अपनी रसोई में क्या- 
कया परिवर्त्तन किया जाय । फलत थोडे ही महीनों में हमारे घर की रसोई 
में काफी परिवर्तेन हो गया । कभी-कभी मगनकाका,जिनको बहुत तेज मिर्च- 
मसाले के विना खाना सुहाता ही नही था, नमक विल्कुछ छोड देते थे। 
हमारे भोजन की सादगी और सात्विकता दिनोदिन वढती जाती थी । 


जमनादासकाका के पत्र में एक वार खबर आई कि यहा आजकल लकडी 
चीरने का काम चल रहा है । वापूजी भौर श्री केलनवेक के साथ फार्म के 
दूसरे जवान छोगे भी अपनी कुल्हाडिया लेकर मध्याह्न तक लकडी चीरते 


१९० जीवन-प्रभात 


है। सभी लोग मू छायम और आसानी से फटने वाली छकडिया चुनकर चीरते 
है और गठीली लकडिया छोडकर चले जाते है । ऐसी गाठ वाली रुकडियो 
को चीरने का काम वापूजी ने स्वय अपने ऊपर ले रखा है। उन्हें चीरते- 
चीरते वह पसीते से तर-बतर हो जाते है । दूसरे लोग वीच-बीच में कुल्हाडी 
छोडकर आराम के लिए इधर-उबर हो जाते हे, परन्तु ऐसी कडी गाठो 
को चीरते हुए भी वापूजी की कुल्हाडी अविरल रुप से चलती रहती है 

फार्म से जो खबर आती थी उसको तत्काल अमल में छानेका मगन- 
काका आग्रह रखते थे । ऊपर वाली चिट्ठी पढने के बाद हमारे यहा भी 
अपने हाथ से लकडी चीरने का काम शुरू हो गया। फीनिक्स के आस-पास 
वाटलस' विलायती वबृूल के वन लगाए जाते थे । उसी ईवन का हमारे 
यहा प्रयोग होता था। चीरने में वहु लकडी बवूल से भी सख्त थी। सवेरे 
नहाने से पहले वारी-वारी से पिताजी और मगनकाका उन लकडियो को 
चीरते थे । मुझे यह गिनने में आनन्द आता था कि किसकी कितनी चोट 
के बाद प्रत्येक टुकडा अछग होता था। 


: ३६: 
वापूजी की तेजखिता 


पहली वार जव वापूजी का दर्शन हुआ तब में सात वर्ष का वालक था । 
तब वह समार की दृष्टि मे अलौकिक नही वने थे। मेरे लिए बह घर के 
सावारण बुजुर्ग से अविक नहीं थे। उन दिनो के प्रमग बहुत स्पष्ट नही हैं । 
उसके वाद दस वर्य की आयु में दुवारा बापू को देखने का प्रसंग आया । 

मंगनकाका एक दिन फीनिक्स में दोपहर को समाचार छाये कि वापूजी 
डरबन आ गए है, रात को फीनिक्स आयगे और कल हमारे घर 
पर ही भोजन करेंगे। साथ-ही-साथ उनके भोजन में क्या-क्या किस मात्रा 
में होना चाहिए इसकी चर्चा भी उन्होने मेरी माताजी से कर छी । होली- 
दिवाली के पर्व के समय जिस प्रकार घर में रसोई की घूम मचती है वैसी ही 
घूम हमारे घर में शुरू हो गई। किसी भी चीज में नमक न डालकर अनेक 
प्रकार के व्यजन तैयार करने में माताजी और चाचीजी व्यस्त हो गई । में 
भी सारा समय उनकी मदद में लगा रहा। मेने मृगफडी छीडी, चीनी पीसी, 
वादाम तोड़ और जो कुछ माताजी ने बताया किया तैयार होने वाढी 
चीजें ठीक वनी हैँ या नही यह चखकर बताने का लछाम भी मैने पाया । 


बापूजी की तेजस्विता १९१ 


दूसरे दिन सबेरे उठते ही में बापूजी के घर पहुचा । रात को वहू आा गए 
थे। अब में इतना छोटा नही रह गया था कि पहले की तरह उनके कथे पर 
चडढ जाता। वापूजी फीनिक्स में एक ही दिन रुकने बाले थे। इसलिए 
काम में वह इतने व्यस्त रहे कि मुझसे खेलने, वात करने की उनको फुरसत 
ही नही थी। फिर भी में वहुत देर तक उनकी अगुल्ी पकडे-पकडे उनके साथ 
घूमता रहा। 


फीनिक्स के छापेखाने के मुख्य कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने में 
धापूजी का सवेरे का सारा समय वीता । सारे समय उनके मुख के भावों 
को देखते रहने में मुझे थकावट नही आई । फीनिक्स के वडे-बडे आदमी भी 
बापूजी के सामने वहुत छोटे मालूम दे रहे थे। वापूजी के मुख से प्रत्येक शब्द 
बहत गम्भीरता से निकलता था और सुनने वाले उनके एक-एक वाक्य से 
अविक चिंतन में और गहरे विचार में गोता लगाते प्रतीत होते थे। मध्याह्न 
के समय प्राय एक वजे वापूजी हमारे घर पर भोजन के लिए बाये । घर में 
दो वडी-बडी मेजें थी । उनको जोड़ कर उनपर लम्बी सफेद चादर बिछा 
दी गई थी। दोनो सिरो पर और वाजुओ पर दस वारह कुसिया थोडे-योडे 
अन्तर पर रख दी गई थी। मेज पर सीर, तब्तरिया और चपातिया रखी 
गई थी । फिर केले, कटे हुए टमाटर, टमाटर का साग, सतरे, मोसम्बी, 
नीयू, मूगफडी के दाने, मूगफ ठी का पाक, मूगफली कूट कर बनाया हुआ 
मक्खन (नट-बटर) और अन्य कई वस्तुए करीने से सजाकर रख दी गई थी। 
आठ-दस आदमियो के साथ वापूजी आये । एक तरफ की बीच की कुर्मी पर 
वह स्वय वेठे और मेज की सारी चीजें जाचकर अपने दोनो ओर बंठे हुए 
व्यक्तियों की थाली में परोसने छगे । भोजन शुरू हुआ। खीर, रोटी और 
तरकारी का भोजन समाप्त हो चुकने के वाद फलो की वारी आाई। तब्तरी 
से उठा-उठाकर केले, चारगी आदि अपने पासवालों को और दूर बेठे हुओ 
को भी पहुचाने के बाद वापूजी ने स्वयं रोटी-साग-फल आदि पाच-छ चीजें 
ली। उनके सामने की कुर्सी पर वैठे-वैठे में यह सव देखता रहा। प्राय डेढ़ 
घटे तक बापूजी के भोजन का क्रम चछता रहा। भोजन के साथ-साथ 
बापूजी ने अपने काम के सम्बन्ध में वहुत-सी बाते की । उन्होंने वह डेढ घटा 
बेकार नही जाने दिया। 

भोजन के वाद वापूजी सीधे प्रेस में चछे गए और फिर काम में लग गए । 

संध्या के समय रविवार न होने पर भी वापूजी के घर पर बैठक हुई । 
उन दिनो बैठक रविवार के मध्याह्व में तीन से पाच बजे तक के समय में 
हुआ करती थी और भग्रेजी तथा गुजराती भजन गाकर समाप्त होजाती थी। 


१९२ जीवन-प्रभात 


बापूजी के होने के कारण उस दिन रात में देर तक वेठक चलती रही। में 
तो जल्दी ही सो गया था । बापूजी कब सोये, इसका पता मुझे नहीं चलछा। 


अगले'दिन सवेरे वायूजी ने डरवन के लिए प्रस्थान किया। मेरे पिताजी 
भी उनके साथ गये। मुझे भी डरवन तक उनके साथ जाने का मौका मिला । 
डरवन पहुचकर हम छोग सीधे पोर्ट ( वन्दरगाह ) पर गये । मि० पोलक 
उसी दिन हिन्दुस्तान से छोटने वाले थे, इसलिए उनके स्वागत के लिए अनेक 
हिन्दू, मुसलमान, पारसी आदि बडे-वडे छोग वहा इकट्ठ हुए थे। स्टीमर 
को बन्दरगाह में प्रवेग मिल गया था, परन्तु अभी चब्तरे के किनारे 
छूगने में योडी देर थी। वापूजी रुस्तमजी सेठ, दाऊद सेठ, उमर 
मेठ आदि डखन के नेताओं के साथ वातचीत कर रहे थे। जिस चव्तरे 
के किनारे स्टीमर छगने वाला था, वहा से करीब बीस कदम की 
दूरी पर एक वडा गोदाम था। उसकी छाया में वे सव लोग सडे थे। उन 
लोगों से अलग होकर में अपने पिताजी के साथ स्टीमर लगने का स्थान 
देखने के लिए पहुचा | 


धीरे-वीरे स्टीमर आकर चवृत्तरे की सीध में लम गया । उतरने के लिए 
सीढी जमीन पर लगा दी गई। उस सीढी से एक ओर कुछ पाच-सात कदम टूर, 
म॑ और पिताजी खडे थे । स्टीमर के ऊपर के डेक पर श्री पोलक खडे थ । 
उनके साथ पिताजी ने कुशछ-मगल की वातें शुरू की | मेरा ध्यात उस ओर 
था, जहा स्टीमर को जमीन में गडे खम्भों से मोटे-मोटे रस्सो द्वारा वाधा 
जा रहा था | इसी वीच कोई वीस-पच्चीस बरस का एक अग्रेज जवान, जो 
वन्दरगाह का कोई कर्मचारी होगा, वहा आया और हमारे तथा स्टीमर के 
बीच जो सकरी जगह थी उसमें से होकर इसरी तरफ निकल गया। जाते- 
जाते उहडता के साथ उसने मेरे पिताजी से कहा, “चलो, हटो यहा से ।” 
उसको निकलने के लिए जगह चाहिए, यह समझकर पिताजी जहा खडे थे 
वहां से एक कदम पीछे की ओर हट गए और पोलक साहब से बातें करते 
रहे । मिनट भर भी तो नहीं बीता होगा कि वह गोरा जवान फिर वहा 
आया आर बोला, “चलो, ह----ट जाओ।” पिताजी हटे नही और वही 
ड-खडे पोलक साहव से बातें करते रहे । यह देखकर उस अफसर का मिजाज 
गरम हो गया और वह गरजकर पिताजी से बोला, “अवे, सुनता क्यों नही ? 
इस सीढी के पास से हटने के लिए तुझसे कह रहाह ह्‌। हट क्यो नही जाता ? 
हटो इधर से ।/ कहकर वह पिताजी को धक्का देने के छिए आगे बढा। 
पिताजी उसको कुछ उत्तर दें या वहा से हटें इससे पहले वापूजी और दूसरे 
ओर लोगो का ध्यान उस ओर गया। वह युवक जिस तेजी से चिल्लाकर 


देवदासकाफा १९३ 


बोला था उससे दुगनी ऊरी आवाज में बापूजी ने झाट छगाई-८ शीत 
705 € 7 गोद) जर्वात्‌ पह एक इच भी नहों हटेगा | तीन ही घब्द की 
यर गर्जना एससी तीसी थी कि आफाद गूज उठा । बह अग्रेन इस अचानक 
हमले से नौफ़ उठा ओर पिताजी की ओर से मुठ कर बापूजी के पास 
पहुँचा । गुस्से में भरा बह बाला, “बया नहों हटेगा ? उसे हटना ही परटेगा । 
जहाज पर कुछ गठयउदी फरनोी है उ्ा ? / बापुदी बग प्रृण्य-प्रकोप प्रज्वलिति 
हा उठा।वह गरज फर बोटे, “नहों--नहों, वर एक उस भी नहीं हटेगा। 
तुम कया करना चाहते हो ?  सगठा आगे बठे, उससे पहड़े ही कुठ बड़े जग्रज 
सफापर वहां पर जमा हों गए और उस अफपर को समझाने हुए कहने लगे, 
“ग्रह तो गायी # भामूठी ऊुडी नहीं है । इससे तुम वयो अगट रहे हो ? बह 
ओर रपफे साथी ऐसे नहीं है जो स्टीमर पर कुछ गड़पडी बरें।” यह कह वे 
उस यूवक को बापूजी के पास से अठग ले गए। यह देख बापूजी के 
आसपास हिन्दियों ही जो भीठ उकट्ठी हो गई थी, उसने तथा स्टीमर पर 
के सभी हिन्दी्यात्रियों ने एकस्वर--भिरम, सरम" ( ॥शा7९ 
5470 ) के नारे लगाये । वह बेचारा युवक सिसिया गया और सब 
भारनीयों ने अपने स्वाभिमान वा गोरव महसूस किया । 


मि० पोलक आदि से बात-चीत कर शाम के समय बापूजी उसबन से 
सीधे जोहान्सवग छौट गए । 


मेरी इच्छा बापूजी के साथ टाल्स्टायव्रादी जाने की थी पर वह पूरी 
नहीं हुई बापूजी जाते समय मुससे बहने गए कि तुम टाल्स्टायवादी नहीं 
जा सफऊ्रे, पर देवदास को तुम्हारे पास फीनिक्स में रहने को भेजूगा | वह 
ओर तुम साय-साय फीनिक्स में रहोगे तो ज्यादा मजा रहेगा । 


: ३७ 
देवदासकाका 


जैसा कि वापुजी ने मुझे आव्वासन दिया था उन्होंने अपने छोटे पुत्र 
देवदासकाका को टात्स्ठाय फार्म से फीनिक्स भेज दिया । वात यह थी कि जेल 
जानेवाले सत्याप्रहियो की छावनी के रूप में तथा आदर्ण श्रमिक का जीवन 
अपनाने के प्रयोग-लै + के रूप में टार्स्टाय-फार्म श्रेप्ठ स्थान था , परन्तु विद्या- 
प्राप्ति के छिए वहा सनोपप्रद व्यवस्था नही थी। जीवन की बुनियाद को 


१९४ जीवन-प्रभात 


अधिक ठोस बनाने के लिए और नान तथा सस्कार दोनो का गहरा अनुशीडन 
करने के लिए वापुजी के विचार में फीनिक्स का स्थान अधिक महत्वपूर्ण 
था। इसी वजह से उन्होंने देवदासकाका को फीनिक्स भेजा ओर उनकी 
पढाई का उत्तरदाय्रित्व मगगतकाका तथा पिताजी को सौपा । 


निण्चित दिन ट्रेन से देवदासकाका ही उतरे। कार्यवण वापूजी डरवन 
में रुक गए थे। दो सिनट तक तो में देवदासकाका को पहचान भी नहीं 
सका । उनका ऊचा-पतला बदन, मामूछी कोट-पतलून और छोटे-छोटे वार 
देखकर मुश्किल से में निश्चय कर पाया कि सचमुच यही देवदासकाका है। 


स्टेशन से ढाई मील का पैदल रास्ता पूरा होने तक में बडे गोर से 
देवदासकाक! का अवलोकन करता रहा । वह क्या व कंसे बोलते है, क्या 
देखते है, उनकी आवाज में कैसा परिवर्तन हुआ है, ये सब मेरे लिए जानने 
की वात थी। तीन बरस पहले जब हम एक साथ खेलते-कृदते थे, हम छोगो 
को कंधे और ब्रश से अपने वाल सवारने में करीव आधा घटा छग जाता 
था। फार्म से लौट कर आनेवाले देवदासकाका में इतना परिवर्त्तत होगा, 
इस वात की मुझे कल्पना तक न थी। कुछ दूर तक हम सब चुपचाप चलते 
रहे। फिर देवदासकाका ने मौन भग किया ओर उन्होने श्रीवीरजीभाई से 
पूछा, आप मुझे कितने दिन में कम्पोज करना सिखा देंगे |” वीरजी 
फोनिक्स प्रेस के गुजराती विभाग के फोरमैन थे और देवदासकाका को 
लेने फीनिक्स स्टेशन आये थे । घर पहुचने तक इसी सिलसिले में वात होती 
रही । उस सारी बात का सार मैने यह निकाला कि छापेखाने में कम्पोज 
करने का काम सीखने के लिए वापूजी ने उनको तीन महीने के लिए 
फीतिक्स भेजा है । इसके वाद उनको फिर फार्म लोटना है और फीनिक्स 
में भी फार्म के नियमों का पालन करना है । 


दूसरे दिन वापूजी कुछ घटे के लिए फीनिव्स आय । उन्होने देववास- 
काका की पढाई कै बारे में मेरे पिताजी ओर मगनकाका से बातचीत की 
अर्छन आहार का आरम्म कर देने के लिए बापुजी ने देवदासकाका 
को कहा । मगनकाका भादि ने उनसे अनुरोध किया कि अलोने-म्रत को 
कडाई कम कर दी जाय, परन्तु वापूजी अपनी वात पर अडिग रहे। केवल 
रविवार के दिव नमकीन पदार्थ साने का अपवाद छोडकर शेप दिन अलोने 
का आग्रह रखने के लिए उन्होंने देवदासकाका को समज्ञाया और यह 
वात उनके मन पर जमादी । 


हूसरी वात देवदासकाका के लिए वापूजी ने यह तय की कि प्रति 
दिन दुपहरी में दो से चार बजे तक कुदाल छेकर खेत में खोदने के 


देवदासकाका श्९्प्‌ 


लिए जाना चाहिए । ये दो बातें निश्चित करने के वाद वापूजी फिर 
जोहान्सवर्ग लोट गए । 

इस वार जब बापूजी आये थे तव उनके नियमों में एक कठोर नियम 
और वढ गया था। नमक की तरह चीनी का भी उन्होने परित्याग 
कर दिया था। चीनी छोड देने के कारण उनके भोजन के लिए रसोईपघर में 
पहले के समान कई चीज़ें तैयार करने की सुविधा मेरी माताजी को नहीं 
मिली । 

देवदासकाका के आते पर मेरा व्यक्तित्व मानो उनमें समा गया। में 
उन्हीके साथ-साथ रहने लगा । पढने-लिखने, खेलते, खाने या और कोई 
काम करने का विचार में उनके विना नही कर पाता था । वह मेरे लिए 
बडे विद्यार्थी (मानीटर) तो थे ही, याथ-साथ पूर्णतया मेरे नेता भी बन 
गए । उतका कपड़े पहनने, वटन लगाने, दोडने, कुदाल पकडने और 
नाक साफ करने तक का ढंग अपनाने के लिए में सतत प्रयत्त करता था । 
उनके कार्यक्रम के साथ-साथ मेरा कार्यक्रम भी निश्चित किया गया। 

सवेरे उठकर नहाने-धोने के वाद भोजन के समय तक हम दोनो गुजराती, 
गणित, सुलेखन और अग्रेजी का अध्ययन करते थे । पिताजी हमें पढाते थे। 
देवदासकाका के अलोने-ब्रत में मेने उनका साथ दिया । जब बह छापेखाने में 
कम्पोजिंग सीखने जाते में बैठकर पढता था । फिर दो बजे से चार बजे 
तक मग़नकाका के साथ हम छोग खोदने का काम करते थे और सध्या के 
समय खेल-कूद कर सो जाते थे । 

आयु में देवदासकाका मुझसे अधिक वडे नही थे, परन्तु वह अपने को 
वालक महसूस करते हो, ऐसा मालम नही पडता था । वडो के साथ बडो की 
तरह बरतते थे। वैसे, सभी के प्रति विनय रखते थे, छेकिन मगनकाका का 
आदर वह विशेष रूप से करते थे। वागीचे में दोपहर के समय जब मगन- 
काका हम दोनो को अपने साथ खोदने के लिए ले जाते थे, तव में उनका' भय 
मानकर उनके इबारे पर जिस प्रकार काम करता था उसी प्रकार देवदास- 
काका भी। उनको अपना वडा समझकर नम्नत्तापूवक उनकी सूचना का 
पालन करता था । मगनकाका के साथ बहस में वह गायद ही उतरते थे । 
एक ओर देवदासकाका, और दूसरी ओर म॑ और बीच में मगनकाका, 
इस प्रकार हमारी कुदाली सतत आगे-ही-आगे बढती जाती थी । 

हम दोनों चाहे कितने ही थक जाय, तवतक अपना हाथ नही रोकते 
थे जवतक मगरनकाका खुद विश्वाम न लें । मगनकाका विश्राम छेते भी थे 
तो मुश्किल से दो-तीन मिनट रुककर फिर से कुदाल चलाने लगते थे । 


१९६ जीवन-प्भात 


सम्भव है कि कागज पर यहा जो वर्णन कर रहा हू वह फीका मालूम देता 
हो, परल्तु खोदले में हमें जो आनन्द और रस आता था वह अवर्णनीय था । 
इतना कठिन परिश्रम होते हुए भी पता नही चलता था कि दी घटे कब बीत 
गए। मुझे कोई दिन एंसा याद नही आता, जब हमारे मन में आया हो कि 
इस परिश्रम से कैसे वर्चे । पसीने के मोती ज्यो-ण्यो बढ़ते जाते थे और 
हाथ के फफोले ज्यो-ज्यो कई पडते जाते थे, त्यो-त्यो हमारा आनन्द बढ़ता 
था। बसे, मगतकाका का गुस्सा बडा तेज था, छेकित काम के इन घटो में 
कभी उन्होने गुस्सा किया हो, ऐसा मुझे याद नहीं है। छूगभग सारा 
काम मौन रहकर होता था । वीच-बीच में थोडा-सा मधुर विनोद और हँसी 
आदि करके मगनकाका हमारा उत्साह बढाते थे । जैसे मेरा अपनापन 
देवदासकाका के पास खो जाता था, उसी प्रकार मगनकाका के पास हम 
दोनो का व्यवितत्व सो जाता था। मगतकाका का सकलप, उनका परिश्रम, 
उनके हाथ की सुघडता, उनका उत्साह और एक के बाद एक त्तालवद्ध पडने 
वाली उनकी कुदाल की चोटो का प्रवाह हमें अपने में समा लेता था । 
उस समय हमें इंस वात का जरा भी आभास नही था कि हमारा कुदाल चलाने 
का यह वर्ग कितना महत्वपूर्ण हैँ और मगनकाका की महत्ता का भान तो 
था ही नही। वास्तव में इस सारी क्रिया ने बडे भारी रसायन का काम किया- 
ऐसा रसायन कि जिसके फलस्वरूप वर्ष-सवा-वर्य वाद ही हम आधे आदमी 
से प्राय पूरे आदमी वन गए। 


रविवार का दिन हमारे लिए मौज का दिन होता था। उस दिन काम 
की और पढने की छट्टी के साथ-साथ अलोने की भी छुट्टी रहती थी। इसलिए 
हमारा उत्साह बेहद बढ जाता था । घर में उस दिन मसालेदार गर्म-गर्म 
भोजन मिलता था और मानो छ दिन का नमक एक ही दिन में खा लेते 
के छिए हम नमकीन चीजो पर हाथ धोकर टूट पडते थे । भोजन करके द््र 
तक घूमने जाते थे, दोडते थे, पतग उडाते थे और बागवानी भी करते थे। 
इस प्रकार तीन महीने तक हमारा यह कार्यक्रम चलता रहा । इतने समय मे 
मानों एक युग बीत गया हो, ऐसा मुझे जान पडा । सूनापत और निरुत्साह 


अदृब्य हो गया और नई-नई बातें सीखने और जानने की उत्सुकता से जीवन 
रसमय बन गया । 


तीन महीने समाप्त होने पर देवदासकाका के साथ मुझे फार्म जाने को 
मिलेगा या नही, इस चित्ता में में था, लेकिन जब इस बात का भरोसा हो 
गया कि तीन महीने समाप्त होते ही देवदासकाका चले जानेवाले नही है, तब 
मुझ शाति हुई। तवतक टाल्स्टाय-वाडी से पृज्य वा फीनिक्स आ गई थी। 


गोखलेजी का स्मरणीय प्रवास १९७ 


चापूजी का धर खुल गया था | में अपने घर और देवदासकाका अपने घर 
भोजन, शयन आदि करने लगे थे। फिर भी हमारा सहवास जरा भी शिथिल 
नही हुआ । हमारी पढाई और विकास का क्रम साथ-ही-साथ सतत भागे 
बढता जाता था । 


४ ३८ : 
गोखलेजी का स्मरणीय प्रवास 


एक दिन सवेरे तित्य से कोई दो घटे पहले मगनकाका प्रेस से 
घर लौट आये। उस समय पूज्य वा भी हमारे घर पर ही थी। कोई 
खास वात न हो तो प्रेस के समय में मगनकाका घर नहीं आया करते थे । 
में उनके पीछे हो लिया वह सीधे वा के पास गये और बोले, “बापू का पत्र 
है, उनको पगडी चाहिए । माननीय गोखलेजी आने वाले है । उनको लिवाने 
के लिए बापू को कंपटाउन जाना होगा | जब गोखलेजी जहाज से उतरेगे, 
तब उनके सम्मान के लिए सिर पर पगडी पहनकर ही जाना वापू आवश्यक 


 ॥ 


समझते हू ।” 
. वाषूजी की पगडी की बोहरत तो मेने वहुत सुनी थी, परन्तु उसे 
देखा नही था। फिर भी अखवारो के ढेर मे चित्र और फोटो आदि देखा करता 
था। उन चित्रों में कई ऐसे होते थे जिनमे वापूजी की पगडी और उनकी 
पत्ती नाक पर विशेष व्यग्य रहता था | टोपी और पगडी के विचित्र मेल- 
वाली दुमदार पगडी व्यग्यचित्र में वडी अजीव और अनोखी मारूम देती 
थी । लेकिन उसे पहनते हुए वापूजी को मेने नही देखा था । 

गोखलेजी जब दफ़्िण अफ्रीका पधारे तव वापू्जी को वेरिस्टरी 
छोडे लगभग डेढ वर्ष बीत चुका था। अपना वैरिस्टरी का दफ्तर 
बन्द करने के साथ-साथ उन्होंने अपता जोहान्सवर्ग का घर भी बन्द 
कर दिया था और टालस्टायवाडी के लिए आवश्यक चार जोडी कपडो 
के अतिरिक्त अपना कुछ सामान फीतिक्स भेज दिया था। अब आवश्यकता 
पडने पर उन्होंने अपने वन्‍द सामान से वह पंगडी ढूढकर भेजने के लिए 
लिखा था । 

वापूजी का यह सन्देश सुनकर पहले तो वा सोच में पड गई कि 
अब वह पग्डी कहा ढूढी जाय और यदि मिल भी जायगी तो पहनने योग्य 
रही होगी या नही, जर्जर तो वह हो ही गई थी । इस बका का समावा” 


न 


फ 


१९८ जीवन-प्रभात 


करते हुए मगनकाका ने पूज्य वा से कहा कि यदि उसको सुधारता आव- 
श्यक हो तो मुबरवा लिया जायगा, ऐसा वापूजी ने लिखा था। वह चाहते 
है कि नई पगडी बनवाती न पे और उस पुरानी से ही काम चलाया जाय | 

दूसरे दिन पृज्य वा ने मगनकाफा को वह पंगडी सौप दी। देखने 
में वह लम्बी गोल नाव-मी दीखती थी। गत्ते की-सी चीज का सख्त ढाचा 
था और उसपर बिलकुल काले रग की वारीक मलछमछ चढी थी | कपडा 
काफी पुराना पड गया था। उसके मिल जाने पर मगनकाका खुश हो गए 
भर उसी दिन उसे ठीक-ठाक करके उन्होने पार्सछ द्वारा उसे बापूजी के 
पास भेज दिया। 


फोनिक्स स्टेशन के लिए कोई वना-वनाया रास्ता नहीं था । एक 
पयडडी थी जो कही बहुत चौडी और कही बहुत सकरी हो जाती थी । रास्ते 
में अनेक टीले और नाल पडते थे। बरसात के समय टीलो से नीचे आनेवाले 
पानी के वहाव के कारण वह सकरी पगडडी इधर-उधर से टूटी और खुददी 
हुई रहती थी। फिर बीसियो गिरमिटियें मजदूर फावडे और वेलचे छेकर 
उस रास्ते को सुधारने लगे। कही गदठ्ढे भर रहे हे, कही मिट्टी काटकर 
भूमि को समतल वना रहे हूं और सारा रास्ता चौडा कर रहे है। 

अपने देश से मोखलेजी महाराज आ रहे ये, उनकी मोटर के वास्ते 
यह रास्ता ठीक किया जा रहा था। 

मेने देवदासकाका से पूछा, “इसमे इन छोगो को क्या दिलचस्पी ? 
वे लोग अपनी जमीन मे रास्ता वयो ठीक कराते है ?” 


देवदासकाका ने बताया कि गोखलेजी बापूजी से बडे हे । वह यहा की 
सरकार के भी मेहमान है, इसलिए यदि गोरे छोग यह रास्ता सुधारे नही तो 
उनकी प्रतिष्ठा को हमारे देश में ठेस पहुचेगी । 

. आुछ दिल के वाद इंडियन ओपिनियन' में गोखलेजी के सुन्दर फोटो 
न | केपटाउन शहर में एक शानदार, खुली वरधी में आमने-सामने 
खलजी और वापूजी बठे थे। वापूजी के सिर पर वही दुमदार पगडी जच 
रही थी ओर वग्घी के चारो ओर लोगो की भारी भीड थी। 


फीनिक्स के छोगों मे वातचीत का मुख्य विपय ग्ोखलेजी का 
आगमन और उनका स्वागत-समारोह ही वन गया । बातचीत में छोग कहते, 
गाधी-गोखले के पीछे अपने देशवासियों की तो पूछो ही मत, गोरे छोग 
भी पागल-से बने हुए हैं । भीड-की-भीड उमडती हैं। वापूजी ने गोखलेजी का 
इतना भव्य सत्कार कराकर इस देश में भारतवासियों की प्रतिष्ठा बहुत 


गोखलंजी का स्मरणीय प्रवास १९९ 


भधिक वढा दी है। थोखलेजी की सेवा करने में वापूजी ने दिन-रात एक कर 
रखा है | गोसलेजी के सत्कार में भारतवासियों की ओर से कही जरा-सी 
भी कसर नजर आती है तो वापूजी खबर ले डालते है । एक-मे-एक वढकर 
सेवक गोखलेजी की सेवा के लिए उपस्थित रहते हे, पर इन बीसियों 
सेवकों के होते हुए वापूजी स्वयं अपने हाथ से गोखलेजी की सारी सेवाएं 
करते है । गोखलेजी के सम्मान व आदर-सत्कार मे रत्ती मर भी कमी त रह 
जाय इसके लिए वापूजी पूरी सावधानी रखते है ।” 

इधर फीनिक्स मे हमारी दिनचर्या में परिवर्तत हो गया। डरबन' 
शहर में भारतीय लडको और लडकियो की दौडो के दगल किये जानेवाले 
थे और जीतने वालों को ग़ोखलेजी के हाथ से इनाम दिलाये जानेवाले थे । 
इस दगल में फीनिक्स की पाठशाला के बच्चो को भी निमन्त्रित किया गया 
था। फीनिक्स आश्रम और आसपास दो-तीन मीछ में वसनेवाले गिरमिट- 
मुक्त भारतीयों के वच्चो को मिला कर हमारी सख्या मुश्किल से सात-आठ 
हुई। फिर भी मगनकाका ने सेलो के लिए उत्साह से तैयारिया करवाई | 
आधमील की दौड, त्तौ गज की दौड, तीन पैरो की दोड, ऊची कुदान, लम्बी 
कुदान आदि के अभ्यास में आधा दिन बीतने लगा । इन सभी खेलों में देव- 
दासकाका अव्वल आया करते थे। 

अन्य तैयारियों मे, फीनिक्स में, जहा हम छोग बसते थे, वहा के छोटे- 
बडे सभी रास्ते साफ-सुथरे किये गए, मुख्य-मुख्य स्थानों से घास साफ की 
गई और फीनिक्स में गोखलेजी के पधारने पर उनके स्वागत के लिए मगन- 
काका हम लोगो को भजत सिखाने लगे। उनमें कुछ रामायण की चौपाइया 
और दोहे थे और एक अग्रेजी भजन था । हमारी रोज की पढाई को तो 
पूरा विराम मिल गया था। 

जोहान्सवर्ग आदि में होनेवाले भव्य स्वागत-समारोह की वाते 
सुनकर देवदासकाका का मन फीनिक्स में स्थिर नहीं रहता था। वहा 
जाने के लिए वह उत्सुक रहने रूगे। जोहान्सवर्ग तो वह नहीं जा सके, 
परन्तु मारित्सवर्ग तक जाने के लिए उनको अनुमति मिल गई। देवदास- 
काका के द्वारा मेने भी उनके साथ मारित्सवर्ग तक जाने की अनुमति 
प्राप्त कर छी | अन्त में एक दिन प्रात काछ हम दोनो डरवन में रस्तमजी 
सेठ के घर पर पहुच गए । 

डरबन से भारतवासियों को एक पूरी ट्रेन मारित्सवर्ग तक ग्रोखलेजी 
के स्वागत के लिए जातेवाली थी। उसके छूटने मे करीव चार घटे 
की देर थी। 


२३०० जीवन-प्रभाव 


वही जमनादासकाका आ गए । हमे बडी खुशी हुई । डरबव में गोखले- 
जी के स्वागतार्थ जो वैयारिया हो रही थी उनमे कुछ कसर हो तो उसे 
जाचने और ठीक कराने के लिए बापूजी ने उनकी यहा भेजा था। जमना- 
दासकाका से हमने ट्रासवाल में हुए गोखलेजी के भव्य स्वागत की बहुत- 
सी नई बाते सनी । जब गोखलेजी टाल्स्ठायवाडी गये थे तव वहा किस- 
किस व्यक्ति को क्या-क्या काम दिया गया था और किसने अपने काम को 
सुचारु रूप से किया आदि वाते विस्तारपूवंक जमनादासकाका ने देवदास- 
काका को सुनाई ओर इस प्रकार मेरे सामने फार्म का एक स्पष्ट कल्पना- 
चित्र आ गया । 


टाल्स्टायवाडी में स्वागत के लिए स्थानिक चीजों से ही सजावट 
की गई थी । जोहान्सवर्ग के बाजार से या कही से कपडे की कतरन भी 
सजावट के लिए. नही लाई गई थी । टाल्स्टायवाडी के विद्यार्थियों और 
शिक्षको द्वारा किये गए कठिन परिश्रम से वहा के वागीचे में जो फल-फूल 
तयार हुए थे उनसे ही टाल्स्टायवाडी सजाई गई थी। पके-अधपके रग- 
विरगे आइू-अलछचे और अन्य फलो के हरे-ताजे गुच्छे लटकाकर मेहरावे 
तयार की गई थी। वहा की सादगी, शोभा और शान्ति से गोखलेजी मुग्व 
हो गए । 

भोजव के पश्चात्‌ हम सब मारित्सबर्ग जाने के छिए स्टेशन को चल 
पडे | उस समय हमारा तिरगा झडा तो था नही, पर भारतीय समाज का 
उत्साह और आनन्द प्रकट करने के लिए सैकडो झडे-झडिया रुस्तमजी से5 
के घर से बाटे गए । अनेक रगो के छोटे-बडे झडे थे, जो हम सबने अपने 
हाथ मे ले लिये। जलूस वनाकर हम छोग डरवन के स्टेशन पर पहुचे। सारी 
ट्रेन हम लोगों से ठसाठस भर गई । 

तीसरे दर्जे के दो-तीन डिब्बों को छोडकर पूरी-की-पूरी ट्रेन में गलियारा 
(कारिडोर) था, अर्थात्‌ चलती गाडी मे एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाने 
का मार्ग वना हुआ था। आमतौर से वहा की पूरी गाडी देखने का मौका 
हम भारतीयो को नही मिलता था, क्योकि गोरो के डिब्बे अछग हुआ करते 


थे। उस दिन का छाभ लेकर मेने और देवदासकाका ने पूरी ट्रेन मे दो बार 
चक्कर काटे । 


._करीब तीन घटे की यात्रा के वाद हम मारित्सवर्ग जा पहुचे। हम 
हा अपने अनेकविध झडो के साथ गोखलेजी के पास शहर की ओर चल 
ए। 


गोखलेजी आ गए थे और शायद सभा भी हो चुकी थी। हम लोगो 


गोखलेजी का स्मरणीय प्रवात २०१ 


 “ने'जाकर वह बंगला बाहर से देखा, जिसमे उनको 5हराया गया था। 
/ पैर प्रात की राजधानी होने की वजह से मारित्सवर्ग नगरी सुन्दर 
, 2” वोगीये जसी बनी हुई थी। ह॒ 
"दुसरे दिन सुबह उठकर कोई तीन रीठ पैदठ चलता हुआ हमारा 
: पैंध मारित्यवर्ग स्टेशन पर पहुचा। में और देवदासकाका किसी तरह सीधे 
'गोखेहेणी के डिब्बे के पास पहुच गए । इखन से जो खास गाढी आई थी 
“में गोखलेजी का सैलूत' जोड दिया गया था। यह मैलन दक्षिण अफ्रीका 
की सरकार की ओर से उनके स्वागतार्थ विशेष सप से दिया गया था। 
» ' गोसलेजी के ढित्बे में वापुजी तथा दूसरे एक-दो व्यक्तियों को छोड़कर 
*- किसी का प्रवेश नही हो पाता था। हम दोनों को तो बापुजी ने स्वय ही 
, 'हिल्में के अन्दर ले लिया था। 
,... “सदन में गोखलेजी फैवठ करता पहले हुए, नगे सिर बैठे थे । सिर 
// के आधे वाल सफेद और आधे काले थे। पास जाकर हमने उनके पर 
' छुए। किंसीने देवदासकाका का परिचय करवाया तो गोखलेगी ने उनकी 
33 देखा और थोडा मुस्कराए, फिर अपने हाथ की पुस्तक पढने में एकाग् 
४ हो गए। 
/* 'सैलून' में हम छोगो के पहुचने के कुछ देर वाद मारितवं मे ट्रे 
, पेल,चुकी थी। थोडी ही देर वाद बापूजी गोसलेजी के कपडे अपने हाथ मे 
»डैकेर उनके सामने खडे हो गए और नम्रतापुर्वक बोले कि “अब स्नान से 
« नित्द लिया जाय ।” 
.£ बह सेन सूय बतरल स्मदूस का था। हमने देखा कि उससे फर्ट 
यंलास के ढिव्वे से भी कही अधिक सुविधाए थी । 
', देवदासकाका और में यह सव आत्यय-मुख्य होकर देख रहे थे कि 
दार्षजी गोललेजी को स्तानगृह में पहुचा कर हमारे पास भाये और बहुत 
' प्रीमी आवाज मे हम दोनो से कहा कि अब तुम छोगो ने सब देख ही लिया 
"है। सो अब जाकर सके साथ बेठो। जहा पर अपना काम ने हो वहा पर 
बेकार नही रुकना चाहिए। 
' -बाएजी कीयह भाज़ा पाकर पैठून' से निकल कर हम दोनो दूसरे डिव्यो 
में चलेगा और 'बन्य छोगो के जा देठे। मारित्वर्ग से दख़न तक 
श्राव, ४०-४५ मीढे तक एंक स्थल पर ट्रेने सकी । परसारे रास्ते रेड के दोनो 
बोर जगह मनुष्यों की भीड़ नजर आती थी । वे छोग सुदी के जो 
बारे हगते 'थे उस क्षोवोजे से ट्रेने के चलने की बवान भी देव 
जाती थी |" 


२०२ जीवन-प्रभात 


उन दिनों गोखलेजी का स्वास्थ्य अच्छा नही रहता था। धीमा बुखार, 
सिर दर्द, कमजोरी आदि की उन्हें शिकायत थी। जोहान्सवर्ग में उन्हें 
आठ-दस दिन विस्तर पर लेदे रहना पडा था। फिर भी दक्षिण अफ्रीका 
के प्रइनन को हल करने के लिए अपने शरीर की चिता न करके वह अविरत 
परिश्रम किया करते थे। वापूजी उनके पहरेदार बन गए थे। विश्राम के 
समय लोगो की भीड उनके पास न हो इसकी वह सावधानी रखते थे। भोजन 
अपने हाथ से पकाकर और तैयार करके देते थे। उनके कपडे भी बापूजी 
स्वय धोकर तैयार करते ये। साथ ही गोखले अधिक श्रंग न करे इसकी 
भी खबरदारी रखते ये। और अपने गुरु पर शासन भी चलाते थे। 
जोहान्सवर्ग का एक प्रसग है। श्री केलनवैक के सुन्दर वगले में गोखले- 
जी को टिकाया गया था। अगले दिन जोहान्सवर्ग मे दावत होने वाली 
थी। उस दावत में दक्षिण अफ्रीका की सरकार के मुखिया जनरल स्मट्स 
और जनरल बोथा भी आनेवाले थे। उस दावत के भाषण की तैयारी 
करने के लिए रात में ही गोखलेजी लिखने बैठ गए। बापूजी की नीद खुली 
तो देखा कि आधी रात के बाद शायद रात को दो बजे के समय 
दिया जल रहा है। तव दोनो के वीच इस प्रकार चर्चा हुई 
आप अभी तक कया कर रहे है ?” 
दावत के भाषण के लिए नोट तैयार कर रहा हु । 
हमे नहीं चाहिए आपका ऐसा भाषण | अपना आराम मत विग्राडिए 
“तो क्या इसे फाड द्‌ ?” 
जी हाँ, फाड दीजिए ।” 
“लो, फाड दिया, पर अव तो वह तैयार है। कहो तो तुम्हे सुना दू।” 
कहकर गोखलेजी ने उसी समय वे नोट ज्यो-फे-त्यो सना दिये, जो 
उन्होंने फाडकर टोकरी के हवाले कर दिए थे। और वास्तव में जोहान्सवर्ग 
का वह भाषण दक्षिण अफ्रीका में उतका सबसे वडा और अत्यधिक प्रभाव- 
शाली भाषण रहा। 
उन्ही दिनो का एक किस्सा और मेरे सुनने मे आया। वापूजी के पास 
रहने वालो में श्री प्रागजी देसाई बडे वुद्धिवादी थे । प्रत्येक वात की नकता- 
चीनी करने के लिए सवाल पूछते रहते थे। उन्होने गोखलेजी से एक बार 
पूछा, “कहते है कि आपको अपने पुराने व्याख्यान याद रहते है । कोई 
एक सुना दीजिए ।” थोडा-सा याद कर गोखलेजी' ने सन्‌ १९०५ में आक्स- 
फोर्ड विश्वविद्यालय में दिये गए भाषण के कुछ अश्म ज्यो-के-त्यो सुना दिये । 
दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में बापूजी ने लिखा है, “गोखले को 


गोसलेजी का स्मरणीय प्रवास २०३ 


एक आदत थी जिसे में कुटेव कहता था । वह नौकर से ही सेवा लेते थे और 
सफर में नौकर को साथ रखते नही थे। मेने और श्री कैठनवैक ने उनके 
पर दवाने के लिए बहुत निहोरे किये पर वह माने ही नहीं | हम छोयो को 
पर छूने भी नहीं दिया वल्कि कुछ नाराज होकर डाटने लगे, क्या तुम्ही 
लोग दुख झेलने के लिए पैदा हुए हो और मुझ जैसे लोग तुमसे सेवा लेने 
के लिए ? तुम्हारे इस तकुल्लफ का वदला यह है कि मे तुम्हे अपने को छूने 
ही नहीं दूगा | तुम सव शोच के लिए दूर तक जाओगे और मेरे छिए कमोड 
रखोगे, यह क्यो ? मे तुम्हारा गे दूर करूगा ।! मौर इस तरह उन्होने 
हम लोगो को अपनो झारीरिक सेवा करने ही नही दी | खाने-नहाने आदि 
में हमारी सहायता लिये बिना उनका चारा नहीं था। जब हम लोगो 
को आश्रम के फर्म पर विस्तर लगाने हुए ढेखा तव उन्होंने अपना विस्तर 
भी चारपाई से नीचे विछाया । वह जितने गम्भीर थे उतने ही विनोदपप्रिय 
भी थे और उनके प्रत्मेक वाक्य में सत्य और स्वदेशाभिमान झलकता था 
और वह अपने सेवक को रिज्लाने का पुरा खयाल रखते थे ।” 


ऐसे महान व्यक्ति जब डरवन पधारे तब डरवन स्टेशन पर जैसी 
भोड जमा हुई थी वंसी मेने कभी नहीं देखी थी। बाद में भारत 
आते पर बापूजी के लिए वैसे विराट जन-ममृदाय को एकत्र देखने का सौ- 
भाग्य अनेक वार मिला, फिर भी डरबन की उस स्मृति का असर मेरे मन 
पर विशेष रह गया। स्टेशन के फाटक से लेकर जहा तक नजर पहुचती 
थी मानव-सागर उमडा पडता था। 
गोखलेजी के टाउनहाल के भाषण के वारे में छोगो को कहते सुना 
कि वह बहुत ही सुन्दर भाषण था | टाउनहाल का वह विद्ञाल कक्ष भारतीय 
ओऔर गोरे दर्णको से भरा हुआ था। सवकी आखे और कान गोखलेजी की 
ओर एकाग्र हो गए थे। उनका भाषण, भाषण नही था, मानो मन्त्रो का 
प्रवाह था। उनका प्रत्येक शब्द स्पप्ट, गम्भीर और सुनने वालों के दिलों को 
हिला देने वाला था। उस भाषण ने वहा के भारतवासियों के दिल में आज्ञा 
का सचार किया और गोरो के अत करण मे न्यायवुद्धि की चितगारी जगाई । 
में भी उस सभा में गया था। पर मेरी उत्सुकता तो गोखलेजी के 
हाथो बच्चो को जो इनाम बटनेवाले थे, उन्हे देखने की थी। इसलिए 
हम लोग तो भागते हुए घुडदौड के मैदान पर पहुचे, जहा सैकडो वालफ-- 
लड़के ब्रोर लडकिया--अछग-अछूग टोलियो में खेल-कूद के कार्यक्रम मे लगे 
हुए थे । 
“ गोखलेजी वीन बजे पवारे और सारे मैदान में पूर्ण शान्ति और 


२०४ जीवन-प्रभात 


व्यवस्था छा गई। हम छोग उस ओर बढें, जहा बड़े आदमियों के लिए 
बठकर देखने का मकान-सा वना हुआ था। कुछ विशेप प्रकार के खेल--- 
बड़े आदमियो की दौट, साइकल दौड और कुछ देर फुटवाल का खेल आदि 
उनक सामने किये गए । कार्यक्रम समाप्त होने पर दुमजिले से गोखलेजी 
इनाम देने के लिए नीचे उतरे और उनके हाथो स, वडे-बडे चादी के बर्तन, 
किताबें आदि, इनाम-विजेताओ ने प्राप्त किये । 

जब यह हो रहा था तव मुझे भी एक बहुत वढिया इवताम मिल 
गया, जिसे म॑ कभी नहीं भूल सकता । किन्तु वह गोखलेजी के हाथ सेन 
मिलकर एक गोरे सैनिक के हाथो मिला था। 

बडे लोगो के लिए जो अहाता बना हुआ था उसके अन्दर में अपने 
पिताजी के साथ पहुच गया था । कडी धूप के कारण जोर की प्यास लगी 
तो में पानी पीने के लिए उस भहाते से वाहर निकुड गया। लौटते समय 
फाटक पर भीड थी, इसलिए में प्रवेश नही कर सका। विवण होकर में हृद- 
वन्दी के रस््मो के नीचे से अन्दर घुसने छगा । घुटने पर झुककर ज्योही 
मंने सिर अन्दर किया कि मेरी पीठ पर जोर का चाबुक पटा । मुह से चीख 
निकल गईं। मेने नजर ऊपर उठाई तो एक ताड-सा ऊचा, हट्ठा-कद्ठा 
लाल मुह वाला गोरा-पुलिसमैव हाथ मे लम्बा कोड लिये हुए दिखाई दिया । 
मेरी समझ में नहीं जाया कि यह हुआ क्या ? मेरी चीख सुनकर पिताजी 
और दूसरे कई आदमी वहा आ गए। उन्होने छोटे बच्चे पर हाथ उठाने 
के लिए उस संतिक को शमिदा किया और मुझे अन्दर छे लिया | वह गोरा 
वडवंडाने छगा कि इसे अन्दर जाना था तो फाटक के रास्ते मे क्यों नही 
गया ? भेरी पीठ पर चावुक की मार उपड आई । मेरे लिए यह इनाम 
किसी चादी के बर्तन या किताब से वढ़कर रहा। 


गोखलेजी केपटाउन से छेकर डरखबन तक के बडे नगरो में और 
टल्स्टायवाडी तथा फीनिक्स के सुदूर देहाती क्षेत्र में लगभग डेढ महीने 
तक प्रवास करते रहे । स्वास्थ्य उनका बहुत नाजुक था । फीनिक्स जैसे 
स्थरू पर जहा सवारी के लिए मुध्किल ही कच्चा रास्ता बना था 
उनको प्रगंस करने मे बहुत कप्ट उठाना पडा, परन्तु उन्होने वडी प्रसन्नता 
से गह सारा प्रवास किया और जब बह भारत लौटे तब अफ्रीका के भारत- 
वासियों के मन में स्वदेश के लिए जीवन न्‍्योछावर करने का उत्साह गौर 
भी दृढ चनाते गए। हम फीनिक्स-वासियों के मन में उन्होंने यथाओीघ्र 
भारत पहुंच जाने की उत्कठा बढा दी । 


डखबन में गोखलेजी का स्वागत किया गया, उसके दूसरे दिन वह 


गोखलेजी का स्मरणीय प्रवास रग्प्‌ 


फीनिक्स पधारे | हम लछोग उनसे पहले फीनिक्स पहुच गए थे । उन दिनो 
गृूजराती में गोसले गणित' भाग प्रथम हमारी पाठ्य-पुस्तक थी | उसके 
मूल रचयिता गोललेजी सस्‍्वय थे और गृजराती में उसका अच्छा अनुवाद 
छपा था । गणित के ऐसे महान प्रोफेसर के हमारे फोनिक्स में पधारने पर 
वह गणित के सवाल अवश्य पूछेंगे, ऐसी हमारी घारणा थी। इसलिए उनके 
पधारनें के दिन हमने अपने गणित के पाठ भरसक दोहरा लिये। सबध्या के 
समय वह फीनिक्स आये। उनके फीनिक्स स्टेशन से आाथ्रम तक आने के छिए 
एक हलकी-सी घोडागाडी की व्यवस्था विशेेप रूप से की गई थी | जव, 
गोखलेजी पधारे तव वह कषत्यधिक थक गए थे। हम लोगों ने वारी-वारीः 
से उन्हें प्रणाम किया, उसके वाद भजन का कार्यक्रम घुरू हुआ | 
सबसे पहले 'इटर्नल स्पिरिट!ं नामक अग्रेजी भजन, जो दो महीने तक 
क्ोंशिज करके मगनकाका ने इसी प्रसंग के लिए हम छोगो को सिखा रखा 
था, देवदासकाका ने और मेने गाया। उसके वाद तुलसी रामायण से जेहि 
सुमिरत सिधि होइ' आदि मगलाचरण के सोरठे गाये गए । एक-दो भजन 
ओर भी हुए और वाद मे हम छोय गोखलेजी के बाराम के खबाल से वहा 
से हट गए। 


सवेरे उठने पर मुझे पता चला कि हमारे चले आने के वाद गोसछेजी 
नें देवदासकाका से एक अजीब प्रइन किया था, जिसका जवाब देना बडो 
को भी कठिन मालूम हुआ। प्रच्त यह था कि “मान लो, तुम अपने माता- 
पिता के साथ किसी वन में भूमण करने गए हो, तुम्हारी एक ओर कुछ 
दूरी पर पिताजी चल रहे है और दूसरी ओर माताजी चल रही हैं । ऐसे 
मौके पर एक भूजा बाघ सामने से आ जाता हैं। यदि तुम पिताजी की 
सहायता के लिए जाओगे तो वाघ माताजी को मार डालेगा, बौर यदि 
माताजी की सहायता करने जाओगे तो वह पिताजी को खा जायगा। 
बताओ ऐसी हालत में तुम किसकी सहायता करने दौडोगे ?” 


सवेरे जब में उठा, मगनकाका ने मुझसे भी यह प्रब्न पूछा | में इसका 
उत्तर नहीं दे सका। मगनछालकाका ने बताया कि देवदास भी इसका 
उत्तर नही दे सके थे और दूसरे जो लोग वहा वंठे थे, वे भी उत्तर देने में 
असमजस में पड गए थे । अत में वापूजी ने उत्तर दिया “में स्वय वाघ के 
पास चला जाऊगा और इस प्रकार माताजी और पिताजी दोनों की रक्षा 
हो जायगी ।” 


फीनिक्स के कई स्थलों को देख लेने के वाद जरा भी आराम न करके 
गोखलेजी तागे में बेठ कर बापूजी के साथ श्री डूबे की शिक्षण-सस्था देखने 


२०६ जीवन-प्रभात 


के लिए चले गए। वह सस्या ह॒व्शी वालको के लिए चलाई जा रही थी और 
हब्शो अध्यापक ही बडे प्रयलल और परिश्रम से उन्हें पढाते थे । बापूजी 
थौर गोसलेजी के अलावा दूसरा कोई उनके साथ नहीं गया । सब, वापूजी 
की सूचना के अनुसार, अपने-अपने काम में छगे रहे । जब वापूजी गोखले- 
जी को हमारी सस्था दिखा रहे थे, तव भी उनके पीछे किसी ने भीड नहीं 
की थी । बडो मे पिताजी और वालको में शायद में हो अकेला उनके पीछे- 
पीछे चल रहे थे। श्री डूबे के स्कूल तक उनके साथ जाने की मझे इच्छा थी, 
परन्तु वापूजी ने किसीको अपने साथ नही लिया। कोई दो घट बाद गोखले- 
जी डूबेजी की सस्था से लौट आए, फिर स्नान-भोजन करके आराम के लिए 
हमारो पाठशाला में पधारे। उस मकान के चारो ओर पूर्ण शाति रहती थी । 
वापूजी ने इस वात के लिए बडी सावधानी रखी थी कि गोखलेजी के आराम 
में जरा भी विघ्न न पडे | किसी के परो की आहट भी नही हो । जब गोखले- 
जी उस मकान में जाकर चारपाई पर लेट गए तब वापूजी उनके पास बैठ 
क्र बहुत धीरे-धीरे वाते करने लगे । 

दो महीने तक जिनके स्वागत के लिए फीनिक्स मे तैयारिया होती 
रही थी उन्होने दो दिन हमारे बीच रहकर सवको धन्य किया | एक शञात 
पवित्र प्रकाश ने मानों फीनिक्स की उस भूमि पर अपने आशजोर्वाद विछा 

' दिप्रे । काम और सेवा के साथ-साथ सभी को बुद्धि का विकास और ज्ञान 

की उपासना भी सतत करनी चाहिए, यह सदेश वह फीनिक्स के वातावरण 
में भर गए और जैसी शाति से आये थे बसी ही शाति से उन्होने फीनिवस 
से विदा ली | उनको विदा देने के लिए किसी भी प्रकार का समारोह नही 
किया गया। परन्तु हम छोगो के हृदयों को वह अपने साथ ले गए। गोस्वामी 
तुलसीदास ने जो कहा है, “विछुरत एक प्रान हर छेही” उसका कुछ अनुभव 
वह हमे करा गए । 

भारत लछोटते समय गोखलेजी के आग्रह को मान कर वापूजी भी 
श्री केलनवैक सहित जजीवार तक उनको पहुचाने गये । 

वापूजी ने दक्षिण अफ्रका के इतिहास में लिखा हैँ “जजीवार में 
हमारा जो वियोग हुआ वह हम दोवो के लिए अतिजय दुखदायी था। 
किन्तु देहवारियों का निकट-से-निकट का सहवास भी अत में जाकर समाप्त 
होता ही है, ऐसा समझकर कैलनवैक ने ओर मैने सतोप किया ।” 


एक कदु अनुभव २०७ 


३९ 
एक कटु अनुभव 


/ 


गोखलेजी को पहुचाकर वापूजी जजीवार से नीवे ही, शायद 
के रास्ते से, जोहान्सवर्ग पहचे। फीनिक्स में वापूजी के स्वदेश लौटने 
की बातो ने जोर पकठा और हम लोग आखिरी फैसछा जानने के लिए 
कि जनरल वोया कौर जनरल स्मट्स की सरकार अपने वर्ण-विहेप के कानून 
को कव और कैसे वापस लेती है, उतावल्े हो गए | हम सव जल्दी-सें-जल्दी 
स्वदेश जाने को उत्सुक थे | जमनादासकाका ने तो लौटने का निश्चय ही 

कर लिया | परन्तु नेटर छोडकर निश्चितता से जाने के लिए उनका मन 

नही मानता था । यदि दक्षिण अफ्रीका की सरकार अपनी वात से मकर जाय 
ओर गोवलेजी के परिश्रम के बावजूद सत्याग्रह की दुवारा नौवत जा ही 
जाय तो उस समय जमनादासकाका दक्षिण अफ्रीका से अनुपस्थित नहीं 
रहना चाहते थे इस दुविधा से उन्होंने यह रास्ता निकाछा कि उनके 
भारत पहुचने के बाद भी यदि सत्याग्रह छिड ही गया तो वह पहले 
स्टीमर से दक्षिण अछीका के लिए चल पडेगे तौर दक्षिण अफ्रीका आकर 
सत्याग्रह में शामिल हो जायगे । 

इस प्रकार अपने मन का समावान करके जमनादासकाका फीनिक्स 
में भारत के लिए रवाना हुए। उन्हें विदा करने के लिए पिताजी, मगनकाका 
आदि के साथ में भी टरवन तक गया । 

डरबन में हम छोग सदा की भाति रुस्तमजीकाका के यहा ठहरे 
थे | जिस दिन हम डरवन पहुचे उसके दूसरे दिन बडे सवेरे जमनादास- 
काका को ले जाने वाला स्टीमर गोदी' (डाकयार्ड ) से छूटने वाला थी। 
जमनादासकाका ने जपना सामाव दिन में ही स्टीमर पर पहुचा दिया था। 
सब्या बीतने पर डरवन के मित्रों से भेद करके वह रातके आठ-नौ बजे 
वन्दरगाह जाने के लिए रवाना हुए। हम छोग भी उन्हें विदाई देने के लिए 
वच्द्रगाह तक गये । डरवन की पक्की, सुन्दर और स्वच्छ सडको पर बिजली 
की वत्तियों का प्रकाश जगमगा रहा था, जन-कोलाहरू भात हो गया था 
भौर टहलते-गपञ्मप करते हम मजे में जा रहे थे। रगभग आव-पौन घटे 
चलने के वाद हमे खयाल हुआ कि पैदल पहुचने में बहुत देर हो जाएगी 
ओर कप्नान आदि सो जावगे तो वडी दिक्कत होगी। अभी रात के दस नहीं 
बजे थे और ट्रामगाडिया चछ रही थी। हम सव ट्राम पर सवार हो गए । 


२०८ जीवन-प्रभात 


उरबन की द्वाम गाडिया दो-मजिली होती थी। उनकी नीचे बाली 
मजिल केवल गोरों के लिए न्रक्षित रसी जाती थी। ऊपर की मजिल 
में भी प्रथम तीन-चार बेचे गोरे छोगो के लिए ही सुरक्षित रहती 
थी और केवछ पिछओे हिस्से की कुछ बेचों पर अश्येत लोगों 
के बैठने की व्यवस्था थी । जब हम छोग ट्राम में सवार हुए तब 
रात का समय था, इसलिए ऊपर की मजिल पुरी खाली थी । कायदा 
तोटने की नीयत से नहीं, पर सहजस्वभाव से हम छोग सबसे आगे 
वाली दो वेचो पर जा बैठे । दम-पद्धह मिनट तक हमने पुरे वेग से दौटती 
हुई ट्राम से डरवन नगर की शोभा देखने का और आपस में बातचीत 
करने का आनन्द छिया। इसे वाद न जाने कैसे ट्राम के कडक्टर के ध्यान 
में यह वात भाई कि हम काले कुलियो ने उजंत प्रभुजों क॑ आसन पर बंठने 
का दुस्साहम किया है। वह झपट कर हमारे पास आया और बोला, “उठो 
इवर से, पीछे जाकर बैठो ।” मगनकाका ने उसे तुरन्त उत्तर दिया, “यह 
नहीं हो स्कता। कट्टर अक़ड गया और तेज होकर उाठने छगा, 
“तुमको उठना ही पडेगा ।” मगनकाका ने दुढता से कहा, “जो चाहो सो 
करो, मगर हम यहा से नहीं हटेगे ।” 
कंडक्टर तिलमिठा उठा । उसने घटी वजाई और ट्राम रोक ली । 
फौरन ट्राम का चालक कडफ्टर की महायता के लिए नीचे की मजिल से 
ऊपर आगया। कूछियों को आगेवाली वचो पर देखकर उसकी भाखों से 
अगारे वरमने छगे | कठबटर को दुगुना जोर मिछा । उसने मंग्रतकाका 
को पी पर जोर का घसा यमाया। फिर भी मगनकाका अपनी जगह से 
नही हटे । तब दोनों ने मिठक़र मगनकाका की बाहे पक छी और थे उनको 
बेच मे उठाने के लिए खीचने लगे । 


हमारी ओर से घूमे का जवाब घूसे से देने की बात थी ही नही। 
मंगनऊाका ने बेंच के जगले को बडी मजबूती से पकड लिया | इस कारण 
दोनों गोरे मिलफर भी मगनकाका को आसानी से नहीं खीच सके | तव एक 
गोरे ने उनकी कमर को अपने हाथ से कस लिया और दूसरे ने वडी 
मुब्किल से उनकी मुद्धिठया जगले से अछग की और फिर ऊपर वाली 
खिडकी से उनको उन्होने नीचे की ओर टकेछ दिया | मगनकाका कसरती 
जवान थे, फूर्तीले थे, इसलिए गिरते-गिरते भी उन्होंने अपना सतुरून 
मभाल लिया और जमीन पर गिरने से पहले ही नीचे वाली मजिल के 
जगलें को पकड लिया | और इस प्रकार भारी चोट से बच गए । मगतकाका 
के बाद इसी तरह हमारी मठली के प्रत्येक व्यकित को पकंड-पकंड कर 


गरी को चिक्षित्सा में २०९ 


जौर धक्के दे-देकर सीटी के रास्ते से नीचे लदफा दिया गया । मे बच्चा 
था, इसलिए मुझे उन लोगो ने हाथ नहीं लगाया। परन्तु रत्तु जब सब लोग 
तीचे फेक दिये गए तो मेरे लिए अपने-आप नीचे उतरे बिता कोई चारा 
न रहा। मुझे डर था कि मगनकाका को सख्त चोट थाई होगी परन्तु 
जव म॑ नीचे गया तो देखा कि वह तो सडे-खड़े मुप्तकरा रहे है । 

ट्राम बिजली के बेग से अदृब्य हो गई । हम लोग पैदल ही “गोदी/ 
(डाकयार्ड ) तक पहुचे | स्टीमर पर जमनादासकाफा सवार हुए, अलविदा 
हुई, और जीजा ही स्वदेश में परस्पर मिलने का दिन निकट बाने की 
आजासे हम पैदल लौट पड़े । 

कुछ दूर चलने पर हम ट्राम की पटरियों के पास पहुचे। ट्राम पर जो 
अपमान हुआ था वह फिर आखो के आगे घम गया। मन में जोश 
आ गया। हमने कडफ़्टर और ड्राइवर के गुृडेपन का प्रतिकार करने का 
निरचय किया। मणिलालफाका का आग्रह था कि उन ट्रामवालो का दुवारा 
मुकाबला किया जाय । हम भारतवासी ऐसे नही है जो पगपग पर ठोकरे खाते 
फिरें, यह वात गोरो के गले उतारने का हमने मन-ही-मन नि०्चय कर लिया। 
अलवारो में समाचार प्रकाशन करवा देने से काम वनने वाला नहीं था और 
वहा के गोरे सवार उसे प्रकाशित करे, यह उम्मीद रसनी भी वेकार थी। 
ट्राम कम्पनी के मुख्य कार्यालय या पुलिस-थाने में भी सुनवाई नहीं होती 
थी। सारा प्रश्न ही गोरे और काले के बीच का था । कुछ देर यह सब चर्चा 
होती रही । मणिलालकाका का सकाव था कि उसी नम्बर की ट्राम गाडी पर 
दुवारा सवार होकर उन्ही आगे की बेचों पर बेठा जाय और दृटतापूर्वक 
सत्याप्रह किया जाय। बड़ो ने भी नवजवान मणिलालकाका की वात स्वीकार 
की और लगभग पौन घटे तक उसी स्थरू पर हम लोग ट्राम की प्रतीक्षा 
में खड़े रहे। परन्तु वह ट्राम वहा आई ही नही और उस पर हमला करने 
का हमारा जोग मन-का-मन में ही रह गया। जाबी रात का समय हो चुका 
था इसलिए हम छोग अधिक प्रतीक्षा करना छोड कर और अपमान का 
कदुमा घूट पीकर पैदल ही रुच्तमजीकाका के घर पहुचे । 


४ ४० 5: 
वापूजी की चिकित्सा में 


मेरे छोटे भाई कृष्णदास को मियादी बुखार हो गया था और उसने 
उग्र लप धारण कर लिया था | छ वर्ष से भी छोटी आयु का वह वालक 


२१० जीवन-प्रभात 


सूख कर अस्थि-पजर-मात्र रह गया था । चौदह दिन समाप्त होने पर भी 
उसका बुखार हलका नही हुआ था। ठाल्स्टाय-फार्म मे जमनादासकाका ने 
कई रोगियों को बापूजी के पास रह कर, उतकी चिकित्सा-विधि से रोग- 
भुक्‍त होते देखा था | इस आधार पर राजकोट जाते हुए वह सलाह देते गए 
कि उसे बापूजी को दिखाना चाहिए । उसकी हालत नाजुक जान माताजी 
भौर पिताजी ने वापूजी की सलाह के अनुसार जो जानते थे किया और 
बापूजी की तुरत खबर भेज दी । तत्काल बापूजी का तार आया, “में आ 
रहा है ।” तीसरे दिन शाम को वह फीनिक्स आ पहुचे । उनको लिवाने के 
लिए में भी स्टेशन पर गया था । ट्रेन से उत्तरते ही उन्होंने कृष्णदास के 
स्वास्थ्य के बारे में वारीकी से पूछताछ की । जब हम लोग घर पहुचे त्व 
अच्थेरा हो गया था। कृष्णदास को देखकर और जरूरी सूचनाएं देकर 
बापूजी अपने घर चले गए । 


दूसरे दिन सवेरे अचानक मुझे तेज बुखार हो आया । वापूजी ने 
मुझे देखा और निदान लिया, “प्रभु को भी मियादी बुखार है ।” और 
उन्होने मेरी भी चिकित्सा का काम अपने हाथो में छे लिया | वापूजी ने 
कृष्णदास को सबसे पहले दूध देना वन्द कर दिया, और पानी में केवल 
कागजी नीवू निचोड कर दिन में चार-पाच बार दो-दो घटे के अतर से 
देने लगे । इसके उपरात उसे दिन मे दो बार ठडे पानी से भीगी चादर मे 
लपेट कर कमरे के बाहर खुली हवा में सुलाने का प्रयोग आरम्भ किया । 
शरीर पर गीली चादर लपेट कर उस पर कम्वलू लपेट दिया जाता था । 
चादर के अन्दर कृष्णदास पसीने से तर हो जाता था । जब गरमी सहन नही 
होती थी तब उसे चादर से निकाला जाता था । और बन्द कमरे में गीले 


अगोछे से सारा बदन पोछ कर धुले हुए साफ कपडे पहना कर विस्तर पर 
लिटा दिया जाता था। 


तीन या चार दिन में उसका ज्वर हलका पठ गया और घर भर मे जो 
चिंता फैली हुई थी वह विलीन हो गई। कृष्णदास को हसाने और प्रसन्न 
रखने के लिए बापूजी बात-बात में जो विनोद किया करते थे उसके फल- 
स्वस्प घर में चारो ओर हसी गूज उठती थी । सुबह, दोपहर और शाम 
को प्रतिदिन तीन वार वापूजी हमारे घर आते थे । पानी मे अपने हाथ से 
नीयू निचोड कर और छान कर देते थे और सावधानी रखते थे कि नींव के 
अदर का जरासा रेगा भी उसके पेट मे न जाय । भीगी चादर मे छपेटने के समय 
अपने हाथ में घडी लेकर स्वय सड़े रहते थे और पन्द्रह-बीस मिनट तक 


5. 


अनेक तरह की बाते करके क्ृष्णदास को खुश कर देते थे | सारे वातावरण में 


बापुजी की चिकित्सा में २११ 


प्रसन्नता का ऐसा अमृत वरसने लगता था कि रोगी का कष्ट, और रोग 
का विप चाहे कितना ही“विपम क्यों न हो, उसे दवना ही पडता । वापूजी 
ऐसे वैद्य थे कि उनके उपचार जिस ग्गना में प्राकृतिक चिकित्सा के थे, उससे' 
कही अधिक मन पृत्त थे और देह का अपेक्षा देही पर अधिक असर डालते थे । 


इक्कीसवे दिन, अर्थात्‌ वापूजी की चिकित्सा शुरू होने के चौथे या पाचर्वे 
दिन वाद, क्षष्णदास सर्वथा ज्वर-मुक्त हो गया, केवल निर्वेछता वाकी रही | 


मुझे बुखार था, परतु मेरे लिए किसी को विशेष चिता नही थी । 
बापूजी की छाया मे मेरे ज्यर का उग्र स्प हुआ ही नहीं । जिस दिन बुखार 
आया उसी दिन से मेरे पेड़ पर चौबीसों घंटे गीली मिट्टी को पट्टी बधी 
रहती थी | काली चिकनी मिट्टी से ककठ अछूग करके उससे तंयार किये 
गए गारे को ठेढ वालिश्त चौकोर कपडे पर दो अगुल मोटाई में कच्ची 
ईंट की तरह फलाया जाता था और नाभि के नीचे उसे वाध दिया जाता था। 
घटे, डेढ-घटे वाद जब वह पट्टी सूख कर कडी हो जाती थी तब पट्टी बदरू 
दी जाती थी। सध्या के समय प्रति दिन पाव घटे तक कटि-स्नान कराया 
जाता था, जिसमें ताभि के ऊपर और घुटने से लेकर पजो तक का हिस्सा 
कम्बल़ से ढक कर पेड़ पर स्माल से पानी के अन्दर मालिश की जाती 
थी। ज्वर का पता चलने पर जब पहली बार बापूजी ने मुझे कटि-स्तान 
के लिए पाती में बैठाया, तब मुझे जोर की नींद आ रही थी, इसलिए बेठना 
अच्छा नही छगता था। फिर भी बापूजी ने मुझे 'टव' में वैठाया ओर 
अपना हाथ मेरे सिर के नीचे रख कर पाती में वेठ-बेठे ही आराम से नींद 
लेने की सुविधा कर दी । 


टव में वैठते समय ठडे पानी की वजह से मुझे कपकपी मालूम हुई, 
परल्तु वापूजी ने सीने भौर पैरो पर इस तरह कम्बलू लपेट दिये थे कि 
दारीर मे गरमी आ गई और में सो गया | पिताजी लगभग आधघ घटे तक 
भेरे पेड को पानी में ही मुलायम कपडे से रगडते रहे | इसके वाद मुझे बाहर 
निकाक कर, अग्रोे से पोछ कर और कपडे पहना कर चारपाई पर सुला 
दिया। रात के समय एनीमा देकर मेरी आतो को जितना हो सका साफ 
किया गया । 

पहले तीन दिन इसी प्रकार वीते। खाने के लिए कुछ भी नही और 
पीने के लिए केवल गरम पानी । मुझे भी खाने-पीने की इच्छा नही होती थी । 
चौथे दिन पानी में वीवू निचोड कर दिया गया। यह क्रम छ दिन तक 
चला । साथ-साथ नित्य प्रति इसके अछावा रोज एक वार 'एनीमा' और 
दी वार कटि-स्तान का क्रम चालू रहा । 


२१२ जीवन-प्रभात 
' गैरी चारपाई ऐसे वरामदे मे रखी गई थी जो पर्चिम और दक्षिण 
दिशा में विलकुल सुला था । वहा पर खुली और तेज हवा और सायकाल 
की बूप आतो थी। दक्षिण की ओर गुलाव की सुन्दर फुलवारी थी और 
'य्रिचिम में फल-वक्षों का सुन्दर बागीचा । में साट पर पडा-पडा इन दृश्यों 
को देखता रहता था, इसलिए समय सहज ही कट जाता था। वहा के तेज 
ध्वायु से शरीर का रक्षण करने के लिए सावधानी से मुझे हर समय कम्बल 
ओढाकर रखा जाता था, केवल मह और नाक की खुला रखा जाता था। 
रात के समय चारपाई वरामदे से कमरे मे हटा दी जाती थी, परच्तु 
कमरे में भी खिडकिया खुली रखी जाती थी | एक बडी खिडकी मेरे सिरहाने 
'पर थी । में चौबीस घटो में लगभग अठारह घटे गहरी नींद सोता था। 


बापूजी ने दस दिन तक मुझ पर अपने मिट्टी-पानी के प्रयोग किये । 
उसके बाद चिकित्सा के क्रम मे थोडा परिवर्तत किया । रोज सवेरे आकर 
वह मेरी जीभ की जाच किया करते थे । ग्यारह॒वे दिन सवेरे उन्होने जिह्ना- 
'परीक्षा के वाद मुझसे कहा, “अब तेरी जीभ साफ हो गई। आज मे कुछ 
खाना दूगा ।” 


दस दिन तक गरम पानी के सिवा मेरे पेट मे कुछ गया ही नही था, 
इसलिए दो-एक दिन से खाने की इच्छा जोर पकड रही थी । वापूजी ने 
स्वय ही यह बात कही, इसलिए में बहुत खुश हो गया । खाने की स्वीकृति 
'मिलने के दो घटे वाद मुझे सवसे पहले नमक या चीनी के विना नींबू का 
पानी ही मिला। दोपहर के बाद दो 'ग्रेनडेला' (एक प्रकार का फल) तोड 
कर उसका छतना हुआ रस दिया गया। 


ग्रेनदेंला' फल मुझे वहुत प्रिय था। भारत मे मेने कही वह फल नही 
देखा पर दक्षिण अफ्रीका में वह बिना खास सार-सम्हाल के पैदा होता हैं । 
उसकी सेम को जैसी वेछ होती है । कच्चे फल का रग हरा होता हु और 
"पकने पर वह जामुन या वेगत का-सा हो जाता है। आकृति मे वह अडाकार 
ओर बडे कागजी नीबू या छोटी नारगी के वरावर होता है। फल के भीतर 
'कैसर के रग का पतछा रस निकलता है और उसके बीज काछे और पपीते 
के वीज के वरावर बडे और चपटे-से होते हैं। उसके स्वाद की तुलना मीठे 
कथारी अनार के स्वाद से की जा सकती है। 
ज्वर-मुक्त होने के वाद भी कई दिन तक वापूजी ने मुझे या कृष्ण 
को दूध नहीं दिया । हमारी निर्वलतता हटाने के लिए उन्होने फलो के रस 
के हो आहार हमारे लिए रखा। मेरा ज्वर छूटने के तीसरे दिन से मुझे 
अनन्नाम का रस मिलने लगा | एक गिलास रस पीने के वाद मुझे और कुछ 


4 


घ 


बापूजी की चिकित्सा में २१३ 


लेने की भूख नही रहती थी। सुबह पिया हुआ रस शाम तक काम दे जाता 
था। 


अनन्नास का रस जब भली-भाति हजम होने लगा और चारपाई में 
अपने-आप बेठने-उठने की शक्ति आ गई तब हम लोगो को वापूजी ने केला 
देना आरम्भ किया। आधे केले से शुरु किया गया । बापूजी अपने हाथ से 
केले को छील कर धीरे-धीरे कुचलते थे और फिर उसे मथ कर दूध जैसा 
तरल बना देते थे । उसका एक कण भी ठोस न रहने पाता था। इसमे इतना 
अधिक समय खर्च होता था कि कृष्णदास तो वहुत अधीर हो उठता था। 
परन्तु बापूजी पूरे धैर्य से केले को मथते जाते थे और क्ृषष्ण को बातों में 
लगाए रहते थे | केला मथ जाने के वाद उसमे एक नींबू निचोडते ये और 
फिर काफी देर तक उसका सब्मिश्रण करते थे । सुन्दर पेय बनने के बाद 
धीरे-धीरे छोटे चम्मच से हमे चूसने (सिप' करते) के लिए वह दिया 
जाता था । 

जब तक विस्तर छोड कर हम दोनो खेलने न लगे, हमे काफी शक्ति 
प्राप्त न हो गई, तब तक वापूजी ने हमको फलो के रस पर ही रखा। 
कमजोरी मिटाने के लिए अन्न, शाक, खिंचडी, दलिया अथवा मूगफली या 
बादाम की जैसी कोई चीज दी गई हो, ऐसा याद नही पडता। औपधि के 
नाम से तुलसी या नीम जैसी पत्ती और मसाले के नाम से काली मिर्च जैसी 
वस्तुए भी हमे नही दी गईं । 

में जब ज्वर-मुक्त हुआ उसके छ -सात दिन बाद मेने बापूजी को 
पिताजी से यह कहते हुए सुना “यदि इन दोनों भाइयों की वीमारी ने 
मुझे यहा पर रोक न रखा होता तो आज से पहले ही मे फार्म' ठेकर यहा 
आ गया होता । अब पूरे फार्म' को समेट कर ही यहा आने का मेरा विचार 
है। ऐसा करने में पद्धह-बीस दिन सहज ही बीत जाये | दुवारा वहा जाना 
न पडे इसलिए वहा से सभी को अपने साथ लिवा छाऊ यही उचित होगा ।” 
बापूजी के ये उद्गार सुनकर मेरे हर्ष का ठिकाना न रहा । 

में स्वय टाल्स्टायवाडी जाने के लिए दो बरस से छठपटा रहा था। 
अन्त में ईदवर ने मेरी उस उत्कठा को दूसरे तरीके से पूरा किया । गोखले- 
जी के लौट जाने के वाद लगभग तीसरे महीने में टाल्स्टायवाडी के सभी 
शिक्षक और विद्यार्थियों के साथ बापूजी फीनिक्स आ गए और फीनिक्स 
ही अब उनकी सारी प्रवृत्तियों का केन्ध-स्थान वन गया । 


२१४ जीवन-प्रभात 
४ ४१ ३ 
टाल्स्टायवाड़ी की स्ट्ृतियां 


ठाल्स्टायवाडी मे वापूजी ने गरीर को सुदृढ़, सशक्त और बहुत ही 
फुर्तीछा बनाने पर जोर दिया था। इसलिए वहा सभी के वीच अपना वजन 
वटाने की तथा अधिक-मे जधिक चलने की होड लगी रहती थी । 

फार्मवामियों मे एक दतकथा ऐसी प्रचलित हो गई थी, जो वहा 
को गतिविधि की तथा वातावरण की छाक्षणिक रुप से सूचक हैं और बहुत 
विनोदपूर्ण भी है । 

डरवन नगर में रहने वाले एक गुजराती व्यापारी का सुपुत्र कुछ 
महीने फीनिक्स में रह गया था और फीनिक्स में मेरा सहपाठी रह चुका था। 
वाद में उसके पित्ता ने उसे वापूजी के पास टाल्स्टायवाडी भेजा था। वह 
स्वभाव से बहुत सरलू था ओर हर किसी की वात को विना परखे ही मान 
लेने वाला था। उसका अहभाव इतना अधिक आर असतुलित था कि वह 
हर वात मे अपने को प्रथम वनाने की धुत के कारण कई वार बुद्धू बन जाता 
था। लडके भी उसका गुणगाव करते अघाते नही थे । 

टाल्स्टायवाडी के जिक्षक और विद्यार्थी वार-वार तुलना किया 
करते थे कि गरीर की उचाई, मोटाई एवं तौल मे कौन वाजी मारता है। 
वजन में क्या घट-वढ़ हुई, यह जानने के लिए अक्सर सब छोग 
अपना तौछ करने जाया करते ये। एक वार तोल के समय कुछ 
लड़को ने मिल कर इस वणिक-पुत्र को घेर लिया। गणित के वर्ग में प्रश्न 
का हल निकालने में वह कमजोर नहीं था और 'टन' बडे-मे-वडे वजन को 
कहा जाता हूँ, वह उसको मालूम था। पर इस वात का बिलकुल अन्दाज 
न था कि टन का वजन कितना अधिक होता है। जब लडको ने गम्भीरता- 
पूवेंक काटा देखकर उसे बताया कि तुम्हारा वजन चालीस टन है तव उसने 
इस वात का भरोसा कर लिया ओर मन-ही-मन फूछा न समाया। उछल- 
उद्दल कर सबसे कहने छगा “देखोजी, में सवसे आगे निकल गया । में तौछ 
में अब चालीस टन हु ।” 

वह दोडकर वापूजी के पास भी पहुच गया और उसने उनको भी 
वता दिया कि “में चालीम टन हू !” बापूजी तो विनोद-प्रिय थे ही । 
लडको के इस भनोविनोद में वह भी शामिल हो गए और उस लडके को वडी 
गम्भीरता से उन्होंने बधाई दी | चारो ओर उसकी प्रशसा फैल गई, हर 


दाहस्टायवाडी की स्मृतियाँ २१५ 


मुह से यह वात कही जाने लगी, वाह भाई, कमाल है ! इन जनाव ने सवसे 
बाजी मार छी | पूरे चालीस टर्ना हो गए ।” अपनी इस प्रशसा से हमारे 
उम्र बाल-मित्र को इतना हर्ष होता था कि प्रगसा की बौछार के पीछे जो 
व्यग था वह उसकी समझ में ही नहीं आता था । कई दिनो वाद उसको 
पता चला कि सबने मिलकर उसे ब॒द्ध बनाया था। लेकिन उसके लिए 
फार्टी टर्ना (चालीस टन) का जो सवोधन प्रचलित हो गया था वह कायम 
ही रहा। उसके बाद सभी लछोग उसे फार्टी टन वोस्टर” अर्थात्‌ “चालीस 
टन की डीग हाकने वाला” नाम से पुकारते रहे । 

वापूजी ने जब फार्म में भोजन के नये-तये नियम बना पे, आमिप-भोजियों 
को संयुक्त रसोई में निरामिप भोजन से ही सतोप करने के लिए सम- 
झाया और रमजान-महीना तथा ध्रावण-मास साय-साथ आने पर मुसलमान 
लडको को रोजा रखने को और हिन्दुओं को एक ही समय भोजन करने को 
प्रोत्तहित किया, तब उन्हें स्वादिप्ट रसोई बना-वना कर भोजन कराने 
की पूरी साववानी रखी थी । वह अपने ही हाथ से पकातें और परोसते थे। 
जब उन्होने विद्याथियो से अछोने आहार का प्रयोग करवाया तव वह अपनी 
सारी वत्सलछता से लड़को को मरोवार रखते थे। 


छात्रावास में ऊषम मचाने से भी बढकर शिक्षकों को तग करने में 
फार्म के कुछ लडके मणहर हो गए थे । वे वापूजी की घाक मानते थे। श्री- 
कलनमवंक से भी डरते थे । वापजी जब मोजद होते तो कायदे से चलते थे 
और कंउनवेक से शरारत करने का शावद उन्हें मौका ही नही मिलता था, 
क्योकि उनके सामने वे लूगातार काम में छगे रहते थे। कुदाल लेकर खोदने 
या फल-व॒क्ष की टहनियो को कतरकर व्यवस्थित करने का काम कैलनवंक 
इननी तेजी से करने कि काट-छाट कर गिराई हुई टहनियों को खाद के 

में पहचाने में नीन-नीन जवान भी थक जाते थे, दूसरे, वह इतने 
खबरदार थे कि जो लडका काम करने से वचने की कोशिग करता था उसे 
अवशच्य ही अपने साथ रखते थे । जव वापूजी और कंलनवेक किसी काम से 
बाहर जाते थे तब अन्य शिक्षको को तग करने में ठडके कोई कसर उठा नहीं 
स्खते थे। 

फार्म में दिलचस्प समय वह होता था, जब कडा परिश्रम करने के 
बाद मध्याहक्ल में केठनवेक साहव और वापूजी भोजन के लिए बंठते थे। दोनो 
केवल फलाहारी थे, फिर भी ठीक टेढ घटे तक उनका भोजन चाल रहता था। 
चौवीस घटो में वे केवल यही भोजन पाते थे और इस एक वक्‍त के भोजन 
में भी बडी पावदिया थी । नमक नही, मिर्च मसाले नही, दूध-धी नहीं, 


२१६ जीपन-प्रभात 


चीनी-गुड नहीं और अन्न या हिदल धान्य भी नहीं। इसके अतिरिक्त जो 
कुछ मिले उसे आग पर पकाये विना ही खा लिया करते थे । केले और 
मूगफली दो चीजे फलाहार में मुख्य होती थी | इन दोतो को खूब चवा- 
चबाकर मुह में घोलकर खाने का वापूजी का नियम था। प्रात काल से 
मध्याह्न तक खेत मे कडा परिश्रम करने और टाल्स्टाय फार्म की आरोग्ब- 
वद्धंक जलवायु के कारण भोजन मे केले और म्‌गफली की मात्रा कम नहीं 
रखी जा सकती थी, इसलिए वास्तव में वापूजी को भोजन का वह डेढ 
घटा भी कम पडता था, और दूसरे काम की जल्दी होने के कारण इतने 
समय में अपना फलाहार समाप्त करने के लिए शीघ्रता करनी पडती थी। 
फार्म के लडको को यह डेढ़ घटा आराम और खेल-कूद के लिए मिल 
जाता था। इसके बाद वहा की पाठगाला में पढाई का काम शुरू होता था। 


पाठशाला के मुख्य शिक्षक वापूजी स्वय थे, पढ़नेवालो की कक्षा अनेक 
थी और वक्षा-विद्याथियों की मातृभाषा भी चार-पाच प्रकार की थी-गुज- 
राती, हिंदी, तमिल और अग्रेजी भाषी छडके थे । कुछ लडके जो ट्रासवाल 
में ही जन्मे थे, उनके लिए डच लोगो की भाषा सुगम थी। पूरे नौजवान 
युवक और दूव के दातवाले लडके एवं लडकिया भी थी। एक-दो बच्चे तो 
इतने छोटे थे, जितको हमेशा गोद में ही रखता पडता था । जेल गये हुए 
सत्याग्रहियों के बीवी-बच्चो को वापूजी ने फार्म मे आश्रय दिया था। इस 
भकार जिस बच्चे के पिता मौजूद न हो उसके पिता का काम भी वापूजी 
अपने ऊपर ले लेते थे। किसी-त-किसी बच्चे को गोद मे लेकर प्राय खडे- 
खडे ही वापूजी लडको को पढाया करते थे। कभी कोई लेख लिखवाते थे 
और कापिया जाचते थे। यदि में भूलता नही हू तो दो-एक लडको ने मुझे 
यहा तक बताया था कि अनेक बार बापूजी ने पैर से कलम पकडकर जाची 
हुई कापी पर दस्तखत किये थे , क्योकि नन्हे वच्चे को गोद मे लेने के कारण 
उनके दोनो हाथ घिरे रहते थे। फार्म की पाठशाला मे इस तरह पढाई का 
काम मृहिकल से दो घटे होता था। फीनिक्स मे आने के बाद ही वापजी के 
पास रहनेवाले छडको की पढाई कुछ व्यवस्थित रुप से शुरू हुई। 


फार्म का एक असाधारण कार्यक्रम पैदल प्रवास का था । दाल्स्टाय- 
वाडी से जोहासबर्ग २१ मील था । दो बजे रात को चलकर दिन निकलतें- 
निकलते जोहान्सवर्ग पहुचना सभव होता था। कई वार बापूजी इस पैदल 
प्रवास की होड भी करवाते थे। ऐसी एक होड में जमनादासकाका ने श्री- 
नौलनवेक को भी हरा दिया था और इनाम पाया था। उन्होने चार घटे 
पंतीस मिनट में २१ मील की वह पैदल यात्रा पूरी की थी । 


दाल्त्टाववार्डी की स्मृतिया २१७ 


वहा की सख्त ठड में बड़े जोर का पाला पट्ता था । सूर्योदय से 
पहले पानी पर वरफ भी जम जाया करती थी। इस पर बापजी ने फार्म- 
वासियों से वृट और जुराव का त्याग करवा दिया था । एसी हालत में 
नहके ही पैदल चल पटना आसान काम नहीं था। मर्दाने खेछों को जैसी 
ही वीरता का यह काम था। यदि कोई उनमे टीछा पदता तो वापूजी 
उसकी क्सवर खबर छेते थे। 
एक वार श्री कैलनवेक ने जमनाटनकाका का कायम किया हआ 
चार घदे पंदीस मिनट का रेकाई नोइने का बीठझा उठाया ।सदा के 
नियमानुसार वह टाल्स्टायवाडी से अपती पीठ पर बंगल-थैला लछाइकर 
चल पढे | रास्ते में समय होने पर कलेवा करने का सामान वगरू-वैले 
मेथा | परन्ु कबे पर कसा हआ वगल-बैला खोडने और उससे खाने 
का सामान निकालने तथा फिर से थठा कथे पर बाचने में काफी समय 
खर्च हो जानें का भय था। इसलिए अपनी जेब से चादी के सिम्क्रे रास्ते 
के किसी होटलवाले के हाथ में देकर उन्होंने नाग्ता खरीद लिया और 
चलते-ही-चलतले जरूपान कया । सामान की खरीद के बाद दकानदार 
से वची हुई रेजबारी वापिस लेने के छिए भी कलनवैक नही रुके । इस प्रकार 
पिछदा रेकार्ड उन्द मिनटो से तोडने में वह कामयाव हुए । जब वापूजी 
को इस वात का पता चत्म तब उन्होने श्री फ़लनवक को आडे हाथो लिया 
और कहा कि ऐसा साहवपना विलकुल अयोभनीय हैं कि बगल में खाना 
मौजूद हो तव नी पसे ठालकर दसरा खाना खरीदा जाय । वापूजी की इस 
टीका के कारण श्री कैलनवेक वहत मायस और रोने-से हो गए थे । 


प्रति सप्ताह छकम-मे-क्म एक वार वापूजी भी दाल्स्टाय-फार्म से 
जोहानसवर्ग पैदल जाया करते थे। श्री कंलनवंक भी उनका साथ दंते थे। 
मच्कि ने दो या तीन घर रात को अपकी लेकर वापजी उठ खडे होते थे 
और ठीक दो बजे, द्वाह्ममहर्त्त से पहदे ही, पंदल यात्रा आरम्भ कर देते 
थे। व्यपूजी की रफ्तार कम नही थी । पाच या साढ़े पाच घटें में वह अपने 
आफिस तक का २१ मील का पेदल प्रवास परा कर छेते थे। प्रात काल पेदल 
जाने के बाद उसी दिन बाम को बापूजी और दूसरे सव छोग रेलगाड़ी 
से फार्म लौट बाते थे 





एक बार का किस्सा हूँ। जोहान्सवर्ग से कई लड़को के साथ वापू- 
जी फार्म से छोट रहे थे | साथ में वोटी-मर मृगफली थी । एग गोरा टिकठ- 
वावू वापूजी से भिट गया कि उस वोदी को तुलवाकर आवश्यक 
रेल-महसूल दिया जाय । वापूजी ने उसे समझाया कि वह प्रवानियों के 


२१८ जीवन-प्रभात 


भोजन की चीज हैं, उसका किराया लेने का कानून नही है। परन्तु वह ऊचे 
दिमाग वाले टिकट-बाब वापजी की बात को समझ नहीं पाते थे। तव 
बापजी ने अपने साथवाले सभी लड़कों को सारी मगफली वाट दी और 
बोरी खाली कर दी | छूडके भी तुरन्त मगफली छील-छीलकर खाने 
लगे। यह देखकर वह टिकट-वावू खिसिया गया और चुपचाप वहा से 
चलता वना ) 

टाल्स्टाय-बाडी के जीवन में उत्साह था, आनन्द था। एक ओर 
कठिन परिश्रम और कठोर तप था तो दसरी ओर वापजी की वत्सलता और 
प्रेम वरसता रहता था । 


: ४२ 
साधना-सूमि फीनिबस 


वापूजी टाल्स्टाय-वाडी (फार्म) का सारा परिवार लेकर फीनिक्स 
आये, उस समय गो-बूलि वेला थी। बापजी के स्वागत के लिए हम छोग 
कुछ दूर चलकर आगे गये ये। वह डरवन से सोलह मील पैदल चलकर आ 
थे। फोनिक्स आश्रम की सीमा से करीव मील भर दूरी पर हमें उनके 
दर्शन हुए। सूर्य-प्रकाश पश्चिम की ओर मिमट रहा था। पगदडी के दोनो 
भोर के ऊचे-ऊचे 'वॉटल' वक्षो पर सध्या की छाया बिछती जा रही थी । 
उस दइयामल आभा में वापूजी के जुल्न वस्त्र बहुत सुन्दर छूग रहे थे। वह 
आधी बाहू की कमीज और पतलून पहने हुए थे। पतलन को नीचे से करीव 
धुटनो तक मोड रखा था। रुम्ब्रे-लम्बें टग रखते हुए और चारो ओर प्रसन्नता 
वर्जेरते हुए वबापूजी तेजी से सबसे आगे आ रहे थे। उनके पीछे तीन-वीन 
चार-चार की टोलियो में छोटे-बठे फार्मवासी घिमटते हुए-से चले था 
रहे थे। 
हम लोगो ने बापूजी को प्रणाम किया। फिर उन टोलियो के 
साथ मिलकर हम फीनिक्स की ओर बढ़े । पिताजी और मगनकाका 
वापूजी के साथ बातचीत करने छगे और मैने फार्म-यासियों पर उत्सकता- 
पूर्ण दृष्टि डाली । उनमें से वहुतो के नाम मेने सुन रखे थे परन्तु व्यक्तिगत 
स्पसे में उन्हें नही पहचानता था । 


अधवकार के साथ ठडक भी वढती जा रही थी। बौरो के मफा- 
बे वापूजी का बदन ज्यादा खला हुआ था। स्वागत के लिए आनवालो में 


साधना-भूमि फीनिक्स २१९ 


किसी के पास एक शाल थी और उसने वह वापजी को ओढने 
के लिए दी, किन्तु उन्होंने उसे छोटा दिया ओर कहा, नही, कोई 
खास ठडी नहीं है, ओटने की मुझे जरा भी ज़ल्रत नहीं है| प्रभ- 
दास को इसे ओढा दो ।” मुझे ठड छग रही थी, बाप के प्रेम के कारण मझे 
शाल मिल गई और में ठडक से वच गया। 


वापूजी के मकान पर, जो बडा घर कहलाता था, पहुचते-पहुचते 
काफी अधेरा हो गया, धर्के-थकाये सब लोगो ने जब वहा पर पडावब डाला 
तब सचम्‌च वह घर बडा घर वन गया। वास्तव में उस घर मे केवछ इतनी 
जगह थी कि वापूजी का केवल निज का परिवार सुविवा से रह सके, 
किन्तु अब उस घर में दस-वारह गुनें जादमी वढ गए थे। कोठी या वगला तो 
बह था नहीं। टीन की चादरों से वनी हुई एक बडी-सी कुठिया हीं 
उसे कहना चाहिए। भीड के बढ जाने के वाद पूज्य वा और बाप के छिए 
अलग कोठरी तो दरकिनार, अलूग कोना भी नहीं बच पाया था। 


दूसरे दिन सवह में नवीन फीनिक्स का दर्शन करने के लिए निकल 
पडा । हमारे रहने के मकान के पूर्व में श्री पुरुपोत्तमदास देसाई का और 
पब्चिम की ओर कुछ दूरी पर श्री आणदलाल गाघी का मकान था। 
महीतो से ये दोनो मकान खाली पड थे। अब इन दोनो मकातो मे जहा 
देखो आदमी-ही-आदमी नजर आ रहे थे। नए आनेवालो में से कई के लिए 
सोने-रहने की व्यवस्था इन मकानों में की गई थी, परन्तु फार्म से आये 
हुए सभी फार्मवासियों के लिए भोजन की व्यवस्था बड़े घर' में ही निश्चित 
की गई थी। इस कारण अब वड-घर का ताम रसोईघर पड गया। 


दोपहर को जब मे खा-पीकर बडे घर पहुचा तो देखा कि उरु घर के 
बीच के खड में मेज लगी हुई थी और उसके चारो ओर बेच व कुर्सिया डाल- 
कर वहुत से आदमी सटकर बेठे थे और भोजन कर रहे थे। अनमान से तीस 
से भी ज्यादा व्यवित होगे। वापूजी खडें-खडें सारी मेज की प्रदक्षिणा 
करते हुए परोसने का काम कर रहे थे। भोजन का ढंग देखकर में और 
भी चकित रह गया। प्रत्येक व्यक्ति के पास तामचीनी का केवल एक-एक 
तसला और एक-एक चम्मच थी। दाल-भात, णाक, रोटी सब कुछ 
बापूजी उस एक ही तसले में परोसते थे। मेरी समझ में यह नहीं आया कि 
वापूजी एक ही तसले में इतनी सारी चीजे क्यों परोप्त रहे हें और थाली- 
कटारों का प्रयोग क्यो नहीं कर रहे हे । भोजन पानेवाले सभी व्यक्ति 
तसले की हरेक चीज का अलग-अलग स्वाद लेने की भरसक कोशिश करते 
थे और बापूजी भी प्रत्येक व्यक्ति को हर चीज तसले के उसी कोने में 


२२० जीवन-भात 


परोसते थे जहा वह इशारा करता था। फिर क्या कारण था कि सब कुछ 
एक हो वरतन में परोसा जाय ? परच्तु किसी से यह प्रयत पृठने का मुझे 
साहस नहीं हुआ । 

भोजन से निवृत्त होने पर सव छोग फार्म से आये हुए सामान को 
खोलने-सजाने में जुट गए। वापूजी हयौटी, कौछे और आरी लेकर पुस्तकों 
के लिए खुली अछुमारी (बुक स्टंड) बनाने में छग गये। वहा पर बातचीत 
बवचित हो होती थी। बायूजी ने अपने कमरे की फर्ण से लेकर छत तक 
पहुचने वाली सोलह-अठारह फुट ऊची एक सुली अलमारी सूरज छिपने तक 
ठीक-ठाक करके सडी कर दी । उसकी सीढिया और तस्ते पहले से तैयार 
ही थे। 

रात के समय उसी मेज के चारो ओर जिस पर भोजन किया गया 
था, सभा जुदी। दो-एक भजन होते के वाद बापूजी का प्रवचत हुआ । 
अपनी स्मृति के आधार पर उस प्रवचन क। सार यहा देता हू 

“मान लो जेल मे जाने का प्रसंग नही आया और हिन्दुस्तान जाना 
पडा तो भी हमे सादगी और बड़े ब्नतों का पालन करना होगा। वहा जाकर 
हम लोगो की यहा से भी अधिक काम करता है, इसलिए यहा पर फोनिक्स 
में कई ऐसे नियम अमल में आयगे जो टाहस्टाय-फार्म पर नहीं थे। इन 
नियमों को जो तोडेगा वह फीनिक्स में रहने योग्य नही रहेगा । 

“पहला तियम तो यही कि फार्म की तरह यहा भी जब चाहो तब 
वृक्ष से फल तोडकर खाय नही जा सकते। वाग के वृक्ष से ही नही, जगल 
के फल भी कोई इस तरह न खाय। भोजन पर बैठकर दिन में तोन बार 
जो खाना मिलता है उसके अछावा किसीको फल की एक फाक तक अपने मृह 
भे नहीं डालनी चाहिए। भोजन के लिए वैठे तव भर पेट खा छे। वाग के 
फल भी भोजन के समय पर्याप्त मिल जायगे। लेकित इसके बाहर छालच- 
वश कोई छोटा-सा फल भी तोडेगा तो उसे चोरी समझनी चाहिए। 

“दूसरा नियम यह हैं कि अपने से वडे के प्रति हरेक को विनय से 
रहता चाहिए और अदव रखना चाहिए। बडो के प्रति उद्दझता शोभा 
नहीं देती। ऐसा नही होना चाहिए कि जब तक में न कहू, तव तक किसी 
कौ वात पर कान ही न दिया जाय । 

यह सव अमल मे छाने के लिए तुम लोग तरोताजा हो जागो, 
इसलिए में तुम छोगो को सात दिन की छूट्टो देता €। अगले सोमवार से 
हमारो पाठशाला शुरू होगी। आगामी इतवार को सध्या तक तुम छोग जी- 
भर कर खेल छो, जितना आलूस करना हो कर छो और जो मौज करनी 


॥ & स् 
३4 


थ्छ्न 


नली 


अप 
५ बल 
४ 





अब 3-० - 


६, 


अजब, मो 





2 .त08.0ह0.0. 0.0 2०० 





निक्‍स-आश्रम के निवासी 


०३ 
ऐप 
[| 


हुँ ल्‍ऑिडिलजओा। 





प्म्फ 
[8०8 ५ टली 
जओिकड ०१7७ बाकी के कै 
रु बन _मष्जलनतयनओ)। 
मन अब ६२ कि कर 
गा ६४ ख्ख 
अुच १ रू 
कक कि 
हिना के 


के 
| 
का जा ज इच्क ० 
रे दिया है 
हे 
ईं + 
$ 
शक १4 
ढ न 
५८ उदा 
नह | 
जलन हजनभक के + 
शी 
डे 
रे 
* 
नै 6 ०५ बे 
धर लिन 
नजर | 
क ड़ 
ढ़ कं 
है $28 ४... 
रा नि ही _ [७० 





गि ४4 ८24, ८4 
५ नल पा ६ 2: क्‍क्ेि आन 
5 हक कह न्य जन # ४ बज 
5 हि है ६ कप हे, 
हल दल जप कफ (चार अ्टढ, ० के... रे 
(3 60002067777 ०: ॥ कल 5, अ्ध्लट रस के आर 2. 22525 7 4 


किक 5 240 0 पी 29. 2०7 १ मिपकी मन 


ड.«. ललज+ 


टाल्स्टाय-चाडी के निवासी 


साधना-भूमि फीनिक्स २२१ 


हो कर लो। फिर यह मत कहना कि वापूजी सेलने नही दे रहे है, काम- 
ही-काम करवा रहे है। पहले खेल छो, वाद मे हम कस कर काम करेगे | ” 


छुट्टी के सप्ताह में बापूजी स्वय बहुत व्यस्त रहे। वह दिन भर 
टाल्स्टाय-वाडी से आया हुआ सामान व्यवस्थित करने और नई पाठशाला 
की तैयारियों में लगे रहे 


विद्याथियो में बडे और छोटे लडकों की दो टोलिया-सी वन गई थी। 
बडे विद्यार्थियों ने सात दिन की छुट्टिया नहाने-धोने, विस्तरो को धूप में 
फेलाने और सारी दुपहरी तानकर सोने में बिताई । छोटे छडको ने अपना 
समय बागीचे में घमने, खेलने और छोटे-बडे छडको की अच्छाई-बराई की 
बाते करने मे विता दिया । 


सातवें दिन रविवार था। झरने पर आनद से सव लडके नहाने- 
धोने में मस्त थे। अचानक बापूजी बिना किसी सूचना के वहा आ पहुचे। 
उनके हाथ में वाल काटने की मशीन थी । आते ही उन्होने एक के बाद 
दूसरा और फिर तीसरा--इस प्रकार लगभग सवा घटे में सभी लडकों के 
चाल काट दिए। फिर बहुत सक्षेप में बोले, “जिनको अब भी वाल प्यारे 
है, शान-शौकत की इच्छा है, वे फीनिक्स से लौटकर जा सकते है। यह 
सभी को समझ लेना चाहिए कि पुराना ढग अब नही चलेगा। अब नए सिरे 
मे सारा जीवन विताना होगा, फैशन और चैन का अब कोई मौका नही 


वापूजी फीनिक्स में साधारणतया रात को तीन बजे और कई वार दो 
बजे उठकर लिखनें-पढने के काम में लग जाते थे। बापजी के टात्स्टाय-वाडी 
से आने के वाद के कई दिन मुझे याद हे जब मेरी माताजी ने मुझे पौ 
फटने पर जगाया और कहा कि देख, वापूजी दो बजे से उठकर लिख रहे 
थे, अब उन्होने दवीन के छी हूँ और देवदासकाका को जगा रहे है। तू भी 
अब उठ जा। 


हमारा घर वापूजी के घर से दूर था पर वापूजी बरामदे में ही सोते 
थे, इसलिए हमारे घर की खिडकी और वरामदे से वहा की सारी हल- 
चल दीख पडती थी । नीद में में वापूजी की आवाज सुनता था, देवा! 
उठो, देवा ' देवा उठो “ओर फीनिक्स की सारी दिगाए 
गज उठती थी । वापूजी जव पुकारा लगाते थे तव उनकी आवाज धीमी 
नही होती थी। 

चूकि अलग-अलग तीन मकानों में सब छात्र बढे हुए थे,वापू जी 
को अपने पास सोए हुए छडको को उठाने के वाद दूसरे दो मकानों में भी 
सबको जगाने के लिए जाना पठता था। 


श्१२ जीवन-प्रभात 


उठ जाने के बाद सब विद्यार्थी वापूजी के बरामदे के पास जमा हो 
जाते थे। वहा आगन के एक सिरे पर वालिइत भर चौडी, फुटभर गहरी 
और आठ-दस फूट लम्बी खाई खुदी रहती थी। उस खाई के किनारे 
पक्तिबद्ध बैठकर सभी लोग एक साथ दतौन करते वे । वापूजी हमारे 
धीच में वरावर उपस्थित रहते थे और कोई ख्राई से वाहर थूक नहीं सकता 
था। तेज ठड के मौसम में या भारी वर्षा के दिन छातावास के एक बडे 
कमरे में ही दतौन की यह प्रातविधि सपन्न की जाती थी। एक या दो 
बडी पराते और तामचीनी का थूकदान बीच में रखकर उसके आसपास हम 
सब बैठ जाते ये और दतौन की किया पूरी होने पर एक लडका उस थूक को 
खाद के गड्ढे में पहुचा देता था और उसे मिट्टी मे ढक देता था। 

दीन की विधि बापूजी के विचार में बहुत महत्व की थी । वह 
अक्मर कहा करते थे कि प्रात काल दतीन करने के साथ-साथ हमें माध्या- 
त्मिक दतीन भी करनी चाहिए, मुह का मैल ज्यो-ज्यों साफ करते जाय,त्यो- 
त्यो मन का मै भी निकालना चाहिए । उन्होने अपनी यह आदत बना छी 
थी कि दतौन के साथ-साथ गरभीर चिन्तन भी किया करते थे । जब हम लोग 
दरतौन के लिए बैठते थे तब वापूजी की उपस्यिति के कारण गप-शप नहीं 
कर पाते थे । वातावण थात और गभीर रहता था और वापूजी अत्यन्त 
गहराई से आत्मचिन्तन मे लगे हुए दिखाई देते थे। कसी से कुछ कहना भी 
आवश्यक हो तो इशारा भर करते थे, और यथासभव मौन ही रखते थे 
उन दिनो प्रात काल की प्रार्थना का प्रारम्भ नहीं हुआ था । एक प्रकार से 
यह दतौन-विधि ही प्रार्थवा-विधि का कुछ काम दे जाती थी । 

जब दतौन का यह सिलसिछा पूरा होता था, फीनिक्स का जोर- 
दार घटा वज उठता था । घटे के वजते ही फीनिक्स के सभी कार्यकर्त्ता, 
छोटे-बडे विद्यार्थी और वापूजी भी अपनी-अपनी कुदाल, फावंडा आदि 
लेकर निकल पडठते थे और बागीचे में पहुच जाते थे। 

वागीचे में अधिकतर खोदने या घास साफ करने का काम रहता था । 
किसने अपने काम का कितना हिस्मा पूरा किया इसकी पूछताछ कोई 
नही करता था । अपने-अपने उत्साह से अपने वल के अनुसार जो जितना भी 
काम करें उससे सतोप कर लिया जाता था। काम करने वाछे विद्यार्थी 
ओर बडे भी काम का समय पूरा होन पर बताया करते थे कि परिश्रम के 
कारण किसके हाथ मे अधिक वढिया फफोले तैयार हुए हे और किसके हाथ 
के निभान अधिक पक्के है । 


मेरे छोटे भाई क्ृष्णदास के गले में एक गाठ हो गई थी। उसकी पीडा 


साधना-भूमि फीनिबंस २२३ 


के कारण वह बोल नहीं सकता था । डाक्टर के अभाव में वापजी ने खुद 
ही उस गाठ को चीरने का निश्चय किया । गाठ को पूर्णल्प से पकाने के 
लिए उन्होंने उसपर रात को भाटे की पुछटिस वधवाई और सचना दें 
गए कि सवेरे गरम पानी, अस्तुरा आदि तैयार करके उनको व॒लूवा लिया 
जाय । दूसरे दिन सव तंयारी करके मेरी माताजी ने मझे वापजी को वलाने 
के लिए भेजा । 

बापूजी एक खेत में घुटने तक ऊची घास को फावडे से साफ करने में 
व्यस्त थे । उनकी सारी टोली भी यही काम कर रही थी। वह सवसे आगे की 
जगह पर झुके हुए अपना फावडा ताल-वद्ध रूप से चला रहे थे। घास खोदते 
के सिवा दुनिया में उनका और कोई लक्ष्य था ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता 
था | कई मिनट तक मे वापूजी की बगल में खडा रहा, परन्तु खोदने के काम 
में वह इतने तल्लीन थे कि उन्होने मुझे देरतक देखा ही नही | कुछ देर वाद 
उन्होने देखा और पूछा, “कृष्ण के लिए वुलाने आये हो न ? चलो, में 
आया ।/ कहकर अपने हाथ का फावडा उन्होंने अलग रखा, पतलन पर 
लगी हुईं मिट्टी झाड दी और मुझे आगे करके हमारे घर की ओर चले । 
वहा से निकलने समय रूउको से उन्होंने कहा, “देखो, अब तम लोगो 
की बाते बन्द होनी चाहिए। मेरी मौजदगी में तुम लोग काफी खेले 
और गपशप करते रहे । अब मेरी अनुपस्थिति में तुम्हे आरूस 
नही करनी चाहिए। मेरे छौटने तक पूरी तरह काम करो। बड़ों के मामने 
आलस करो , वह निभा लिया जा सकता है, परन्तु बड़ो की पीठ के पीछे 
आलस करके उनको धोखा कदापि नहीं देना चाहिए।” 


हमारे घर पहुचने तक माताजी ने क्ृप्णदास की पट्टी खोल दी थी । 
जिस गाठ को चौरने का निश्चय रात के समय किया गया था, वह सवेरा 
होने पर घुलकर ठेठ गई थी। यह देखकर सवको आव्चरयय हुआ। वापजी 
ने कृंप्णदास से विनोद किया, वाह रे बहादुर, उस्तरें से इतना डर गए 
कि गाठ को ही छिपा दिया! यह कोई बहादुरी की वात नही हैं |” 
पाच-सात मिनट कृप्णदास से भज्जाक करके वापूजी बडी तेज चाल 
से खेत में काम पर लौट गए। मुश्किल से आधा घटा दीता होगा 
किन्तु इतने थोड़े समय में लड़को ने इतना काम कर डाला कि सवेरे 
से काम के वदले खेंछ में जो अधिक समय विताया था उसका बदला 
चुक गया | वह सारा खेत प्राय साफ हो चुका था और छडके पसीने 
से तर हो गए थे। 

“शावाद् ” बापूजी ने बधाई दी और कहा कि “स्देव इसी प्रकार 


श्स्ढे जीवन-प्रभात 


हर एक को सच्चा बनना चाहिए। अव तुम छोग थोडा-ता विश्राम कर लो, 
बाकी जो थोडा रहा है वह में पूरा करता हू।” ऐसा कहकर फिरमे बापू- 
जी खोदने में तल्लीन हो गए। किल्तु छूडकों ने विश्वाम नहीं किया और 
बाकी का टुकंडा साफ करने में उन्होंने बापूजी को अन्त तक मदद 
दी । आठ बज की घटी होने तक वह सारा काम पूरा हो गया। 


लाठ की धटी पर सव वापूजी के घर अर्थात्‌ रमोई-घर में नाश्ते 
के लिए जाते थे। दो घटे के कठ परिश्रम के वाद भूख बहुत तेज हो जाती 
थी और वापूजी ने नाइते में काफी चीजे देने की व्यवस्था की थी । घर में 
बनाई गई पाव-रोटी, दूव, तरकारी, मुरव्वा और ताजे फल भरपेट नाइते 
में मिलते थे। काम जितना परिश्रम का था, आहार उतना ही सरस था। 
उस समय वाते होती थी, हास्य-विनोद होता था बौर परोमते-परोसते 
बापूजी भी काफी व्यग और विनोद कर लेते थे। 


नौ बजे फिर घटी वजती थी। उसपर हम सव बालक पढने के लिए 
पाठशाला में पहुचते थे और बडें लोग फावडा लेकर फीनिक्स से वागीचे के 
काम पर पहुच जाते थे । 


: ४३: 
बापूजी का विद्यालय 


प्रात काल दो घटे तक खोदने का श्रम करने के वाद दो घटे हमारी 
पढाई चलती थी। खेतो के बीच, दो झोपडो मे हमारी पाठशाला थी । 
एक मिट्टी की कच्ची दीवारों से वा था और ऊपर फूस का छप्पर 
था। दूसरा नालीदार टीन की चहरों से वा था। आव-आधप, पौन-पौन 
घटे में घटिया होती थी। शिक्षक वारी-बारी से हमारे वर्ग में आते थे। उनके 
आने पर खड़े होने की, हाथ जोडने की, या उनके लिए रास्ता बना देने 
की तहज़ीव से हम अनजान न थे। पढाने का काम पूरा करके जव एक शिक्षक 
वर्ग से चला जाता था तब हम लोग तुरन्त ही दूसरा सवक उठा छेते थे 
और एक-दूसरे से पूछकर अपनी पढाई जागे बढाते थे। शिक्षक बात्ता तो 
एक बडा पूछतेवाला और वतानेवाला वनकर हम लोगो में घुरू-मिल 
जाता था । कई बार हमारे शिक्षक के पैर खेंत के मारे से सने होते थे । 
उनकी आस्तीनें कोहनी तक मुडी हुई रहती थी और अधवीच सिर पर 
जाये हुए इस काम को निवदाकर खेत में अपने काम पर लौट जाने की 


बापूजी का विद्यालय २२५ 


जल्दी उनकी मख-मद्रा पर झलकती रहती थी । 


गणित, गुजराती, गीता और व्याकरण हमारी पढाई के मुख्य विपय 
थे। अग्रेजी भी सव सीखते थे, किन्तु उसके लिए सवेरे का अनमोल समय 
रूचे नही किया जाता था | तमिल भोर हिन्दी बालकों को गुजराती के 
बदले अपनी-अपनी भाषा सीखने की सुविधा थी । 


गणित के शिक्षक मेरे पिताजी थे, गुजराती के मगनढालकाका 
और जेकी वहन तथा गीता के मगनभाई और बापूजी थे। बहुधा विषय 
ओर विद्यार्यी वही रहते थे, परन्तु शिक्षक बदलते रहते थे। मुख्य अध्यापक 
बापजी स्वय ही थे। 

ऐसी पाठशाला शायद ही देखने में आती होगी, जहा पढाई के समय 
प्रधान अध्यापक के पास पहचने पर उनके हाथ बेलन, करछल आदि से 
शोभित दिखलाई पडे । पाठशाला के उन दोनों घटो में अधिकतर 
बापजी रसोई के काम में व्यस्त रहते थे। अपने २५-३० वालको में से किसी 
को कच्ची या जली हुई रोटी न मिले, इसकी उनको वहुत चिन्ता रहती थी। 
भोजन की घटी होने पर रसोई आधी ही रह गई हो, ऐसा मोका न आने 
देने के लिए वह स्वयं रसोई में रूप जाते थें। इस प्रकार प्रधान रसोइया 
और प्रधान अध्यापक का दोहरा उत्तरदायित्व निभाना और डरबन 
आदि अन्य स्थलों से आनेवाले मुलाकातियों का स्वागत करना-तथा उनके 
प्रघनो का उत्तर देना यह सब साथ-साथ चलता था । 


किसको क्‍या पढाया जाय, किस-किस को एक साथ पढाया जाय, सस्या 
के जरूरी काम से यदि कोई शिक्षक समय पर पढाने न जा सके तो उसके 
बदले कौन पढावे इत्यादि निर्णय प्रतिदिन बापूजी ही करते थे। गणित 
के वर्ग में किस विद्यार्थी के कितने सवाल सही रहे, कितने मलत, इसका 
व्यौरा भी वर्ग प्रा होते ही उनके पास पहुच जाता था। भोजन के समय 
परोसते-परोसते वह गणित में गलती करनेवाले छडके की कई बार मीठी 
चुटकी भी लिया करते थे। गुजराती मे जो श्रुतलेखन होता था उसको जाच 
कर कापियो में नम्बर देने और हम जैसे अवोध वच्चों को रसभरी रीति 
से गीता का बोध देने का काम भी वही करते थे। मगतभाई मास्टर हम 
छोगो को सस्क्ृत ह्लोको का उच्चारण निखाते और हमसे उन्हें याद 
करवाते थे। वापजी हमें, उस समय प्रचलित श्री गटुलालजी कवि के लिखें 
हुए गीता के समइलोकी पद्मानुवाद का अर्थे समझाते थे | उनके पढाने से 
एसा मालम होता था, मानो साक्षात ज्ञान और प्रकाश की मूत्ति हमारे 
सामने खडी है। गीता का अर्थ हम लोग एकाग्र मन से सुने, इस पर वापू 


२१६ जीवन-प्रभात 


का बडा जोर था। 


हर शनिवार को हमारी परीक्षा ली जाती थी। एक सप्ताह में गणित 
की, दूसरे में गुजराती की, तीसरे में गीता की और चौथे में अग्रेजी की । इस 
प्रकार हर महीने प्रत्येक विपय की परीक्षा हो जाती थी। परीक्षा के उत्तर- 
पत्र वापूजी हो जाचते थे और उसी दिन सध्या-प्रार्थना में उसका परिणाम 
सुना देते थे। साथ-साथ भूले भी बताते ओर समझाते जाते थे । हम लोग 
शनिवार की प्रतीक्षा उत्सुकता से करते थे। बापूजी या मगनभाई हमारे हाथ 
में प्श्त-पत्र देकर चले जाते थे। कोई हमारी चौकसी-पहरा करता हो,ऐसा 
मुझे याद नहीं। हम लोगो मे से किसी के मन मे यह इच्छा ही पैदा नही होती 
थी कि स्वय जितने दक्ष हैं उससे अधिक दक्षता बताये । इसलिए लुक-छिप 
कर दूसरे की नकल करने की बात ही नही उठती थी । प्रत्येक विद्यार्थी अपनी 
बुद्धि के अनुसार धैर्य रख कर, जो कुछ वन पडता था, स्पप्टता से लिखता 
था। यदि समझ में नहीं आता था तो उसके दिल में क्षोम या घबराहट पैदा 
नहीं होती थी । प्रत्येक के मन मे तसल्ली रहती थी कि जो कमी होगी, बापूजी 
सिखा देगे। असफल होते थे तो दूसरे महीने अधिक कोशिश करके ज्यादा 


अच्छा परिणाम लाने का सकल्‍प करते थे और परीक्षा का दिन जल्दी 
आ जाय ऐसा मनाते थे । 


परीक्षा मे नम्बर देने का वापुजी का तरीका मुझे कई बार अन्यायपूर्ण 
प्रतीत होता था। एक ही प्रदइन का उत्तर एक ही वर्ग के विद्यार्थी दे तो 
दो विद्याथियों मे जो अधिक अच्छा उत्तर देता था, उसको बापूजी 
कम नम्बर देते थे और जिसका उत्तर कम अच्छा होता था उसको अधिक 
नम्बर देते थे | मुझे लगता था कि सुलेख के अक्षरों पर नम्बर 
देने मे वापूजी अवश्य पक्षपात करते हें। जब हम पूछते थे कि इतने 
अच्छे कक्षरों के भी आपने कम नम्बर क्यो दिये तव बापूजी बताते थे कि किसी 
लडके के मुकावले कोई लडका ज्यादा होशियार है ऐसा हिसाब मुझे नही 
हगाना हूँ। मुझे तो यह देखना है कि प्रत्येक लडका जहा पर था,वहा से कितना 
भाग बढा हैं। उसने अपना काम कितना सुधारा है। होशियार लडका मद- 
बुद्धिवाले छडके के साथ ही अपने काम की तुलना करता रहेगा तो उसमें 
अभिमान जा जायगा और उसकी बुद्धि और मद हो जायगी । वह पढने में 
परिश्रम कम करेगा और कायदा यह है जो आगे नही बढता वह पीछे हटता 


ही हैं। जो छडका अधिक परिश्रम करके पूरी सावधानी से अपना काम करेगा 
उसीको में अधिक नम्बर दूगा। 


इन साप्ताहिक परीक्षाओ के द्वारा वापूजी ने हम छोगो को तेजी से 


बापूजी फा विद्यालय २२७ 


आगे बढाया । जो कुछ हम सीखते थे वह पक्का हो जाता था। यदि हम फिर 
भी कच्चे रहते तो हमारी बुद्धि को तेज करने के लिए बापूजी विशेष कोशिंग 
करते थे । 


हमारी यह पाठशाला मुश्किल से एक वर्ष तक चली होगी, लेकिन 
इतने समय मे मेरी प्रगति इतवी अधिक हुई कि जो पिछले तीन वर्षो में भी 
नही हो पाई थी | गणित में जहा जोड-गुणा करना भी मेरे लिए कठिन था 
वहा अब दशमलव़, भिन्न और तरिराज्षि के सवाल करने लगा। गीता में प्रथम 
अध्याय के १५-२० इलोक याद थे, वह चौथे अव्याय तक याद हो गई । गज- 
राती ले वन आदि मे दूसरी कक्षा में भी कच्चा था, पर इस एक वर्ष में पाचवी 
कक्षा तक पहुच गया। मुझे विग्वास हैँ कि अपनी आयु के दसवे वर्ष में वापूजी 
की उस पाठशाला में मेने जो पाया वही और भी दस वर्ष तक उन्ही के प्रत्यक्ष 
मार्ग-दर्शन में पा सकता तो विद्वानों के गढ में वापूजी चे मुझे प्रवेश करा दिया 
होता, ऐसा मझे विश्वास हैं। किन्तु वापूजी के विद्यालय का आदर्श विद्वान 
पैदा करना नही था, सत्याग्रही पेदा करना था। वह रम्य, गात और ओजस्वी 
विद्या-सत्र खडित होने के वाद दुबारा चलाने का अवसर वापूजी को नहीं 
मिला। उस पाठवाला का स्मरण ही मुझ जैसे विद्यार्थी के लिए पूरे जीवन का 
विद्यालय बन गया । 


हमारी पाठगाला में पढाई का काम सवेरे नौ से ग्यारह बजे तक चलता 
था। उसके बाद ग्यारह से साढे ग्यारह बजे तक हम लोगों को फावडा 
लेकर खेत में काम के लिए जाना पडता था । पाठशाला की शीतल छाया से' 
निकलकर चिलचिलाती दुपहरी में कथे पर फावडा रख कर खोदने जाने 
के लिए हमारा जी नही करता था । * 

वह आधा घटा इधर-उधर चक्कर काटकर विता देने की नीयत रहती 
थी, परन्तु वापूजी हमारी एक नही सुनते थे । ग्यारह वजते ही हमारी पुस्तकें 
बन्द करवा कर हमे खेतो पर ले ही जाते थे। इस समय में हम लोग अपना- 
अपना कुदाल-फावडा परखने और उठाने में दो मिनट भी नप्ट करे, यह 
उनको गवारा नही होंता था । काम की निश्चित मात्रा वापूजी बता दिया 
करते थे और कह देते थे कि उतना काम पूरा करने के बाद ही छट॒टी 
मिलेगी। उस आधे घटे में प्राय एक घटे का काम हो जाता था। तेजी से 
आध घटे तक लगातार कसी चलाने से सव लोग पसीने से तर हो जाते 
थे और जब वापूजी से छुट्टी मिलती तो एक विजय-भावना के साथ स्नान 
के लिए चरलू पडते थे । 

एक वार हमारी पढाई हो चुकने पर ग्यारह वजने में दस मिनट वाकी 


हँ 


२२८ जीवन-प्रभात 


रह गए थे। बापूजी प्रसन्न-चित्त थे और हम लोगों से विनोदवार्ता कर रहें 
ये। इस मौके का छाभ लेकर हमम से एक बडे विद्यार्थी गा के साथ 
बापजी से कहा, “वापूजी, हम लोगों को यह आधे घट वाली खेती अच्छी नहीं 
लगती, खेत पर जाने-भाने म ही कुछ समय कट जाता है। भाष सवेरे ही 
हम लोगो से आधा घटा अधिक श्रम करवा लिया करे |” 


बापूजी ने जवाब दिया, “इस आधे घंटे को बदलने के लिए में जरा 
भी तैयार नहीं ह । भरी दुपहर मे, कटी धूप मे, फावडा चछाने की आदत 
तुम्हे डालनी ही चाहिए। आज यहा पर पढ रहे हो, कल यदि छडाई छिड 
गई और जेल जाना पडा तो वहा शीतल छाया मे बैठने को थोडे ही मिलेगा। 
बहा पर तो बहादुर मजदूर को तरह अपनी कमर तोटकर दिन भर ऐसी 
कडाक की धूप में ही तुम लोगो को फावडा चलाना पडेगा। अगर वहा तुम 
हार जाओ, थक जाओ, रोनी सूर्तवाले वन जाओ, तो मेरी और तुम्हारी 
दोनो की नाक कट जायगी। इससे तो बेहतर है कि तुम इस पाठशाला को 
ही छोडकर घर लौट जाओ। ऐसा करने मे मेरी और तुम्हारी शोभा अधिक 
रहेगी। फिर इस तरह निपट स्वार्थी बनना भी हम छोगा को श्ञोभा नही 
देता | तुम मव यहा मजे मे बैठे पढ रहे हो और बे छोग प्रात काल से 
लगातार अपनी हड्डियों को गलाकर परिश्रम कर रहे है, उन छोगो को 
क्यों भुला देते हो ? हमे उनका साथ देना चाहिए। काम की पूर्णाहुति के 
समय हमारी सारी पाठशाला यदि उनकी मदद मे पहुच जाय तो उनको 
बहुत सतोप होगा । उनकी थकान भी दूर हो जायगी।” 

साढे ग्यारह बजे थके-यकाए हम छोंग अपने फावडे और ओऔजारों 
को कीठरी में फेककर नहाने के छिए चले जाते थे । छापाखाने के कुए पर एक 
भारी पम्प था। उसे दो आदमी मुश्किल से खीच पाते थे । उससे तीन इच 
मोटा प्रवाह निकलता था । वारी-वारी से दो-दो आदमी पम्प चलाते थे, 
और दूसरे सव स्नान करते थे । सवेरे से खेती के काम के कारण गरीर पर 
जमा हुआ मैल, पसीना और मिट्टी आदि पानी से धोकर और हाथ से 
मल कर चद मिनट में साफ कर दिया जाता था। सावुन का उपयोग स्नान 
के लिए नहीं होता था । कपडे बदलने की झझट कम रहती थी । एक हो 
कपडे अविक दिन वरतते थे। उन्हें धोने का अवसर रविवार को ही 


मिलता था । वाकी दिनों में चटपट स्नान से निव॒ट कर भोजन के लिए ठीक 
समय पर पहुच जानता पडता था । 


भोजन के बाद ठीक एक बजे दुपहर का कार्यक्रम शुरू हो जाता 
था | एक बजे से पाच बजे तक सब बडे व्यक्ति छापाखाने में साप्ताहिक 


बापूजी का विद्यालय २२९ 


के लिए लिखने, कम्पोज करने आदि का अपना-अपना काम करते थे 
सौर हम लोग तीन बजे तक पाठशाला में बैठकर स्वाध्याय करते थे । 
उस समय हम लोगो की गपशप भी बहुत चलती थी। यदि कोई 
अतिथि-शिक्षक आ जाता तो उससे गुजराती के प्राचीन कवियों के लिखे 
हुए रसपूर्ण और वोधपूर्ण आख्यान सुनते थे | छेकिन वास्तव में हमारे लिए 
यह समय बिना शिक्षक की पाठशाला का था । 


वापूजी का 'इडियन ओपीनियन” साप्ताहिक के मुख्य लेख लिखने 
का समय भी यही होता था। भोजन के बाद वह सीधे छापाखाने के 
कार्यालय में पहुच जाते थे और एकाग्र चित्त से सम्पादकीय और 
पत्र-व्यवहार का काम पूरा करते थे | इतने थोडे समय से भी आधा 
घटा वचाकर बडे विद्याथियो को अग्रेजी सिखाने के लिए वह ढाई बजे 
से तीन बजे तक पाठशाला में आया करते थे। 


एक दिन की बात है। पाठशाला में बंठे हम छोग गप्पे लडाने में मजगूल 
थे। देवदासकाका, डाह्माभाई मोची, रामदासकाका, में और दूसरे भी आपस 
में अपने गणित के वर्ग की नुक्‍्ताचीती कर रहे थे। एक लडका बोला, “भाई, 
गणित वापूजीही पढावे तो अच्छा, छगनलालभाई अच्छी तरह समझा नहीं 
पाते । कठिन-से-कठिन सवाल को भी वापूजी बहुत अच्छी तरह समझाते है ।” 
दरवाजे के वाहर खडे-खडे वापूजी हमारी बात सुन रहे थे। चौखट की आड 
में दो-एक मिनट तक वह खडे रहे और फिर धीरे से हमारे सामने आ गए । 
उनको देखते ही हम सव सहम गए । वापूजी ने उस रोज पढाना छोड कर 
हमे जो बाते सुनाई वे अब तक स्पष्टत याद है 
उन्होने कहा, “तुम लोगो की यह कसी उद्दता है ? मेरे मुकावले 
आज तुमको छगनलालभाई अयोग्य शिक्षक लगते हे, तो कल गोखले 
महाराज की तुलना में में अयोग्य छगूगा। तुमको अपनी पढाई से मतरूव 
हैं कि अपने शिक्षक को योग्यता के नम्बर देने मे ? जो विद्यार्थी अपने शिक्षक 
को निन्‍्दा करता है वह चाहे कितना ही बुद्धिमान क्यो न हो, उसकी सारी 
पढाई शून्य ही रह जायगी । शिक्षक चाहे कितना भी दे, जिस विद्यार्थी में 
विनम्रता नही है वह कुछ भी ग्रहण नही कर सकता । उलटे, यदि शिक्षक 
थोडा-सा भी दे तो नम्नर विद्यार्थी उसे बहुत बनाकर ग्रहण कर लेगा और 
तेजस्वी बनेगा । तुम छोग भिक्षकों का दोष देखो, यह बिलकुल असह्य है। 
दोप देखना हो हो तो तुम अपने दोपो को देखो । गणित के शिक्षक छगतलाल 
ही रहेगे | मेरे पास जिस तरह चित्त लगाकर तुम सवाल करते हो, उसी 
तरह छगनलाल के पास भी पूरे ध्यान से करना चाहिए । मन में उनके 


२३३० जीवन-प्रभात 


प्रति आदर भी रखता चाहिए ।” 


बापूजी की इस टीका का यह असर हुआ कि इसके बाद हम छोगों 
की चर्चा में फिर कभी भी शिक्षकों की टीका-टिप्पणी नही हुई। 


ठीक तीन बजे हम पाठशाला से छापाखाने मे पहुचते थे। वहा पर 
हमे उद्योग-शिक्षण मिलता था | तमिल, हिन्दी और गुजराती भाषी छडके 
अपनी-अपनी भाषा मे, और बड़े विद्यार्थी अग्रेजी मे कम्पोज करना 
सीखते थे। साप्ताहिक को प्रकाशित करने के दिन वडो के साथ सव विद्या- 
थियो को भी चटपट काम पूरा करने की चिता छगी रहती थी । कागरजों 
को इधर-से-उघर मोड कर तह बनाना, अखबारों के बडल तैयार करना 
आदि हम लोग भरसक तेजी से करते थे। अख़वार के इस उद्योग में जो 
लड़का मद सावित होता था, उसकी लगाम बापूजी अपने हाथ में छेते थे । 
भागे चलकर ऐसे भी सप्ताह आये, जब छापने और प्रकाशित करने का, 
सारा-का-सारा काम विद्यार्थियों ने हाथ में ले लिया । 

ठीक पाच बजे हम लोग फिर से खेतों पर पहुच जाते थे । क्षितिज 
पर अस्त होने वाले सूर्य की लालिमा से सुगोभित आकाज के नीचे, पक्षियों 
के गीतो की विविध ताने सुनते हुए हम लोगो को खेत के काम का वह 
घटा बहुत सुखद मालूम होता था । इस समय कडा परिश्रम क्वचित्‌ ही' 
होता था | खोदने का भारी काम सवेरे हो जाता था और शाम को दिन 
छिपने तक हम लोग कोमल पौधो को पानी देने और उनकी क्यारिया 
बनाने में तथा बागीचे के फल-फूछो की अभिवृद्धि का निरीक्षण करने में 
लगे रहते थे । छापाखानें का वडा घटा छ बजने की सूचना देता था | घटा 
सुनते ही हम लोग घर पहुच जाते थे और हाथ-मुह धोकर शीघुता से 
भोजन करने के लिए पक्ति में जा बैठते थे । 

शाम की व्याल्‌ के वाद हम लोग तरह-तरह के खेल खेलते थे और 
इतनी हस होती थी कि दिन भर की थकान दूर हो जाती थी । 


४४: 
मेर [ # 
| श्क्षुणु 
तीसरे पहर तीन से पाच तक छाणखाने में उद्योग सीखते समय बापू 


जी के कठोर अनुशासन में रहना पडता था । छापाखाने में ज़रा भी वात 
करने की गुजाइश नही थी। वापूजी की बैठक ऐसे कोने में थी कि थोडी-सी 


भेरा शिक्षण २३१ 


फुमफुमाहट भी उनके कानों तक पहच जाती थी और अपनी बैठक के पर्दे 
की ओट से वह आवाज़ छूगाते थे, “काम चल रहा हैं या वाने ? काम और 
बातो का साथ कंसा ? हाय में काम लेते ही जोठो पर ताला पढ जाना 
चाहिए ।” और सब चुपचाप अपने काम पर जुट जाते | इस पर भी यदि 
कही से बोलने का शब्द सुनाई पडता तो उस लडके को बापूजी अपने पास 
बुलवा लेते । कभी-कभी वापूजी चुपचाप अपनी बेठक से उठ कर छापाखाने 
में चक्कर लगाते और सुस्त तथा धीमे विद्यार्थी को साववान करते । 


पढाई में मं कमी तेज था ही नही, और उद्योग में भी में बहुत ही मद- 
बुद्धि था। अन्य सभी विद्याथियों की अपेक्षा में बेहद सुस्त था। काम करने 
का मेरा वेग वढता ही नही था। छापाखाने में कम्पोजिंग सिखाने वाले मझे 
बार-बार टोक दिया करते थे | प्रतिदिन जब वापूजी प्रत्येक विद्यार्थी के 
काम का हिसाव पूछते तब मेरे सबब में उनके पास वात आती कि प्रभूदास 
को दस मिनट का काम पूरा करने में डेढ-दो घटे छूग जाते है । 


छापाबाने के काम में मेरा इस कदर ढीलापन उन्हें पमद न था। 
उन्हाने मुझे सख्ती से कहा, काम करते-करते ऊघना हो तो बेहतर है 
कि घर ही जाकर सो जाया करो। काम करने मे सुस्ती नहीं करनी चाहिए।” 
तीन दिन तक सबके बीच में मुझे इस तरह झेपना पडा । मेने बार-बार 
कोशिय की कि में भी औरो की तरह तेजी से अपने हाथ चलाने लगू और 
काम को तुरन्त निपटा दू, परन्तु में सफल न हो पाया । पढाई में में देवदास- 
काका का सायी था | उन्हींके वर्ग में था, पर छापाखानेंके काम में देवदास- 
काका जब बडें-बढ़े आदमी के वरावर तेजी से काम करते थे म॑ सबकी 
हसी का पात्र बना रहता था| 


एक अशुभ दिन मेरी दुर्बद्धि नें जोर मारा ओर बपनी बेइज्जती से 
में बच निकला | वात यह थी कि वहा के क्रम के हिसाव से लवी-लवी दस- 
पद्रह ग्रेलियों के टाइपो को डिस्ट्रीव्यूट करने के वाद ही नव-सिखियो को 
नया लेख कपोज करने को मिलता था | में बहत चाहता था कि मझे 
डिस्ट्रीव्यूट करने के काम से छठ्गी मिले और “कपोर्जिंग” करने दिया जाय, 
परतु हमारे उद्योग-गिक्षक यह बात स्वीकार करते ही नहीं थे । तब मेने 
एक तरकीब निकाली । ठाइपो को मुटठी में भर-भर कर अपनी पतलन 
की दोनों जेबो में चुपचाप डाल लेता । सभी लोग अपने-अपने काम में 
तल्लीन रहते थे । इसलिए सवकी नजर बचा कर जेव में टाइप भर लेना 
मेरे लिए कठिन वात न थी । फिर रूघशका के वहाने मे छापाखाने से वाहर 
निकल जाता और प्रेस के पीछे झरने के गहरे गइढे मे उन टाइपो को फेंक 


३३२ जीवन-प्रभात 


आता । पहले दिन चार-पाच पक्तिया, फिर दस और वाद में प्रतिदिन 
२५-३० पक्तिया फेंकते रहने का मेरा सिलसिला चछ॒ता रहा। किसीको 
मेरी इस हरकत का पता नहीं लगा | सबने यही माना कि अब काम करने 
में मेरी गति वढ गई है और इस पर मुझे वधाई भी मिली | 


डिस्ट्रीव्यूट करने के लिए निश्चित गेलियों को जब मेने साफ कर 
दिया तब कपोज करने का काम मुझे दिया गया । मुझ जैसे मद विद्यार्थी को 
छापाखाने के रोज के काम में कौन हाथ लगाने देता | इसलिए ऐसा काम 
ढूढा गया, जिससे नित्य के काम में वाधा न आवे । वापूजी ने सोच-विचार 
कर मुझे उन भजनो को कपोज करने का काम दिया, जो फीनिक्स में शाम 
की प्रार्थना के समय गाये जाते थे । छोटे-छोटे शब्दों वाले विना मिले-जुले 
थक्षरों के सादे भजन वापूजी चुन कर देते थे। पिताजी उन्हे अलग कागज 
पर लिख देते थे और मे रोज दो घंटे के वर्ग में दोनीन छाइन कपोज कर 
लेता था । 


आठ-दस दिन बाद जब एक भजन पूरा कपोज हो जाता और 
उसका भ्रूफ उठा कर बापूजी के हाथ में में देता तव आनन्द के बदले भारी 
दुख मुझे उठाना पडता | चोरी का जो अपराध मेने किया था वह अपने 
साथी ओर शिक्षको से तो मे छिपा पाया था, परन्तु उसका कुपरिणाम मुझे 
तुरत ही भुगतना पडा। डिस्ट्रीव्यूट मे आलस्य के कारण ठीक खाने में 
ठीक अक्षर मेने नही डाले थे। हरेक खाने मे अक्षरों की खिचडी वन गई। 
अत मेरे कपोज की हर पक्ति मे दस-वारह गलतिया निकल आती थी । 
अर के बदले 'त॑, त' के बदले 'य', ऐसा होता था। मेरे इस भूल-भरे प्रफ 
को वापुजी साथ प्रार्थना के वाद सबके सामने सुघारते थे और मेरी गलती 
पर सबके सामने मुझ से प्रदन पूछते थे कि ये गछ॒तिया क्यों हुईं ” में शरम 
के मारे जमीन मे गड जाता था और जआखो से आसू टपकने लगते थे । 


महीनों तक यही क्रम चछा और मेरी गलतियों मे कमी नही हुई, 
परतु बापूजी ने धैर्य नही छोडा। न मुझे कभी कटु वचन कहे । न मुझसे वह 
काम ही छीना । कई महीनो वाद मेरे द्वारा कपोज किये गए भजनो को 
अत्तकाकार प्रकाशित किया गया। उसीके प्रारम्भ मे बापूजी ने एक-दो 
विशेष कठिन भजन छपवाये । अपनी ओर से छोटी प्रस्तावना भी लिखी 
और एक दिन वह आया कि 'नीतिना काव्य' फीनिक्स मे और दक्षिण 
अफ्रीका भर में लोकप्रिय पुस्तिका बन गई | एक मूढ और अकुशल बालक 
अपने ढीले काम का ऐसा सुन्दर फल देखे तो उसके हृदय मे उमग और आनद 


किस प्रकार उमड उठता है, यह शब्दों मे बताना कठिन है । आज भी जब 


भेरा शिक्षण २३३ 


वह लघ्‌ पुस्तिका अपने पिताजी के पुराने सग्रह में हाय भाती हैं तो ध्यान में 
आता हूँ कि मुझे सिखाने में वापूजी ने कितना अधिक धैर्य और समय 
खर्च किया था । 


आमतौर से छापाखाने में विद्याथियों के काम के दो घटे रहते थे, 
परतु शुक्रवार को सारी दोपहर और आवश्यक हो तो शाम को देर तक काम 
करना पडता था, क्योंकि शनि के प्रात काठ अखबार समय पर डाक में 
पहुचाया जा सके । छापाखाने के बडे लोग और हम सव छडके उस दिन 
बहुत खुश होते, मानो कोई उत्सव हो । अलग-अलग टोलियो की आपस में 
होड लगती थी। देखे कोन पहले छपे अखबारों को मोड लेता है ! कटाई- 
वाले जीतते हूँ या लोहे के तार से दाके लगाने की मशीनवाले या बडलु 
बाघनेवाले ? इस होड को वापूजी प्रोत्साहन देते थे और कई वार सारा 
काम डेढ-दो घटे पहले पूरा हो जाता था । 


एक वार शुक्रवार को जिस टोली में में था, उसकी हार हुई । जोरो 
की तालिया वजी । हम खिमसिया गए। अपना काम हमने बहुत ही वेग से 
किया था। मेने भी उस दिन अपने घीमेपन को भूला दिया था | फिर भी 
हम पर तालिया बज गईं, यह मुझ से सहा नहीं गया । थोडी देर में पता चला 
कि हमारी टोली के साथ छल किया गया था। अखवारो की एक वडी गड़डी 
हमसे छिपाकर अऊग रख दी गई थी और अन्त मे हम पिछड गए, यह दिखाने 
के लिए वह अबूरा काम हमारे सामने रख दिया गया । मुझे बडा गुस्सा आया 
ओर रोया भी | में सीधा दोडकर वापूजी के पास गया और सारा किस्सा 
सुना दिया। शाम की प्रार्थना के बाद बापूजी ने इस बात पर छठको को डाठा 
भौर खेल में या होड में भी असत्याचरण से बचने के लिए सबको सचेत 
किया । मुझे सान्त्वता मिली । परन्तु कुछ दिन बाद वापूजी ने मुझे भी टोक 
दिया। नियमानुसार प्रार्थना के बाद तुलसी-रामायण का अर्थ बापूजी सुना 
रहे थे । उसी सिलसिले में निन्‍्दा-चुगली न करने पर समझा रहे थे। इसमें 
भेरा उदाहरण वापूजी ने दे दिया और कहा, लडकों के आपस के खेल में 
कही गडवंड हो जाय तो चुगलखोर उसी तरह दौड कर शिकायत करने 
आयगा, जैसे उस शुक्रवार को प्रभुदास आया था । 


उस दिन से फिर कभी शिकायत लेकर वापूजी के पास जाने का 
मुझे साहस नहीं हुआ । 


श्रे४ जीवन-प्रभात 
+४णए० : 
उपवास-गंगा का उद्गम 


“आज दोपहर में तो मेने खाना खा लिया, छेकिन शाम को कुठ नहीं 
खाया। पानी भी जहर-सा कडवा माहूम देता था। बेटा बाप को इस हद तक 
धोखा दे सकता है, यह्‌ जानकर मेरा अतर छिद रहा है, लेकिन में शात रहाह। 
मुझसे जव रहा ही नही गया त्तव मेने अपने गाल पर पाच तमाचे छगा लिये। 
किसी और को में मारु, इससे तो वेहतर है कि मे अपने ही को मार लू। तभी 
तो पता चलेगा कि इस प्रकार का आचरण मुझे कितना दुख दे रहा है। देवा 
(देवदास ) ने तो मेरे पास सारी वात कबूल कर ली हैं और वह्‌ कहता हूँ कि 
उसे बहुत पछतावा है। दुवारा ऐसी भूल न करते का उसने मुझे भरोसा 
दिलाया हूँ । छेकित अब भी मुझसे खाना नही खाया जा सकता | अभी तक 
छडको ने मेरे सामने सत्य छिपाया है । लडके एक बात कहते हैँ और 
दूसरी । दोतो एक दूसरे की वात उलट देते हे, इसलिए कौन सच्चा है और 
कौन झूठा, इसका पता नही चलता । मेने सबके बच्चे निहोरे किये, पर कोई 
सच बोलना चाहता ही नहीं हैं । असत्य मेरे पास बना रहे तो मेरा जीवन तो 
मिट॒टी में मिर जाय | इसलिए जवतक सत्य हाथ नही आता, मेरे लिए 
जीवित रहने की चेष्टा करना व्यर्थ है। मेने आज दिन भर इस वात पर 
बहुत विचार किया और अन्त मे इस निदचय पर आया कि मेरे लिए अन्न- 
जल का त्याग ही उचित है। जवतक लडके खुद आकर सही-सही बात 
मुझे नही बतायगें तवतक म॑ अपने मुह मे न अन्न का दाना रखूगरा न पानी 
को बृद ।! 


बापू के इन वचनों को सुनकर प्रार्थना-सभा में विजली-सी कौब 
गई । सब निस्तव्ध रह गए । सभा की नीरवता भग करने का साहस किसी 
को नही हुआ। 

वापू फिर बोले, “मुझ पर जिसे दया आा रही हो वह मुझे खाने के लिए 
समझाने को न आये। सत्य की खोज में अगर मेरी मौत हो जायगी तो उसके 
वरावर सोने की-सी मृत्यु और क्या हो सकती है ? जिस पर ईश्वर के अनेक 
आशीर्वाद हो, जिसके अनेक जन्म के पुण्य जड़े हुए हो उसीको ऐसी मृत्यु 
मिलेगी। तुम सबको तो ऐसे दिन उत्सव मनाना चाहिए, जिस दिन संत्य 
की खातिर मेरी देह गिरे । इसलिए मुझसे विनती करने का कोई प्रयत्न न 
करे। अगर विचती करनी ही हो तो लडको से करे और सत्य को खोज 


उपवासनागा का उद्गम र्१५ 


निकालने में मुझे सहायता दे ।” 


वापूजी के हृदय-परिवर्तेतकारी और जीवन-शोघक उपवासों से आज 
केवल भारतवासी ही नही सारे ससार के लोग भली-भाति परिचित हूं । 
धापू के उपवास की वात सुनकर लोगों मे एक लहर फैल जाती थी । लोग 
सोचने को विवश हो जाते थे। इस पीढी के लोगो को दिल्‍ली के हिन्दू- 
मुस्लिम एकता के लिए किये गए २१ दिन के उपवास, यरवडा जेल में तथा 
बाहर हरिजनो के लिए किये गए उपवास, आयगाखा महल मे सर्वशक्तिमान 
से न्याय की प्रार्थना के लिए किया गया २१ दिन का उपवास तथा स्वतन्त्रता 
के बाद कलकत्ता और दिल्‍ली में शान्ति-स्थापना के लिए किये गए उपवास 
तो ताजी बाते मालूम होती है । उनके विश्व-व्यापी, हृदय-शोधक एवं 
ऋान्तिकारी परिणामों को आज सारा ससार जानता है । गंगा का उद्गम 
जैसे पतली-सी धारा के रूप में दिखाई देता है, पर सागर में मिलने जाती 
हुई गगा द्वितीय सागर-सी विद्ञाल हो जाती है। कुछ वैसी ही वापूजी की 
इस उपवास-गगा की कथा है । इसका प्रारम्भ फीनिक्स के आश्रम के बालकों 
एवं अध्यापक की साधारण-सी मान्री जानेवाली च्रुटियो को लेकर हुआ । 
पर बापूजी के लिए तो छीटी-सी वात ही तीव की वात होती थी । 


बात यह हुईं कि फीनिक्स आश्रम में एक रोज एक बालक को एक 
शिलिय कही पडा हुआ मिला। विद्यार्थी आपस मे चर्चा करने रूगे कि इसका 
क्या उपयोग किया जाय ? एक दल कहता था कि यह बापूजी को दे देना 
चाहिए । एक का मत यह था कि स्टेशन या डरवन से कुछ वढिया खाने की 
चीज मगाई जाय । इस पड्यन्त्र मे एक अध्यापिका वहन भी शामिल हुईं। 
इसी बीच एक विद्यार्थी को चोधाई शिलिग का एक सिक्का और मिल गया । 
वह भी इसी कोप मे मिला लिया गया। बहुमत खाने की चीज मगाने की ओर 
हुआ और खान की चीज मगाने की व्यवस्था की गई। इस बात की पूरी साव- 
घाती रखी गई कि वात फूटने न पावे । 


वापूजी किसी काम से जोहान्सवर्ग गये | उनके जानें के वाद एक रोज 
डरवन से एक शिलिंग की पकौडिया और चौथाई शिलिंग के कुछ चित्र 
मगाये गए। क्लास में से सव छडको के चलेजाने के बाद अध्यापिका ने मुझे 
बुलाया और दराज मे से चुपके से पकोडिया निकाल कर मुझे देते हुए कहा कि 
यह छो, ये तुम्हारे हिस्से की पकौडिया हे। चुपचाप खा लो और खेलने 
चले जाओ। में झिझका, मगतकाका की मार बौर वापूजी के उलहने से 
डरा भी । मेने कहा, 'पकौडिया मे नही छूगा। मुझे तो चित्र दे दें। मुझे वे 
अच्छे भी ऊगते है ।” 


२३६ जीवन-प्रभात 


शिक्षिका ने डाटते हुए कहा, “चटपट खा लछो। वुम्हारे हिस्से की ही 
तो बची है। नही छोगे तो क्या होगा इनका ” देर मत करो, नही तो ठीक 
नही होगा।” 

में डरता जाता था और पकौडियों को वास भी मन को छलचा 
रही थी। क्षलषोने का ब्रत वापूजी के सामने ले रसा था। उसके टूट जाने 
का भय था और बापूजी को धोखा देने की भी वात इसमे है, ऐसा मन को 
लग रहा था। भावना यह भी थी कि यह सब ठीक नही हो रहा है। यह सब 
बापूजी से छिपाना ठीक नही है। ये विचार मेरे मन मे आ रहे थे। इसी 
उलझन मे देर होती देखकर >िक्षिका ने फिर जोर से अपनी बात कही । 
मेने चुपचाप पकौडिया उनके हाथ से ले ली। मुह में डालने से पहले सूघा। 
सुगधि अच्छी लगी । कुछ देर सूधता रहा, पर खा नही सका । पकौडिया एक 
लड़की को दे दी और खेलने को भाग गया । वात आई-ाई हो गई। 


कुछ दिन बाद पकौडियो की दावत खाने वाले लडको के दो दल हो गए। 
दोनो एक-दूसरे को दोप देने छगे | में दोनों दछो मे मिल जाता जौर इंधर 


की वात उधर और उधर की बात इधर किया करता । ऐसा कुछ दिन 
चलता रहा । 


एक दिन एकाएक आश्रम का सारा वातावरण गभीर और क्षुब्ध 
हो गया। बापूजी जोहान्सवर्ग से भा चुके थे । मेने देखा कि वापूजी का 
चेहरा वडा गभीर है। उन्होने उन शिक्षिका वहन से घटे-सवा-घटे बाते की । 
फिर दूसरे व्यक्ति से अपने घर ले जाकर वाते की । मैने देखा कि प्रेस और 
अपने घर के बीच के रास्ते घूमते हुए बापूजी ने कई लोगो से बाते की । 
बापूजी के घर के वरामदे में मगनकाका, रावजीभाई आदि बड़े लोग और 
हमारी बारू-मडली विपादपूर्ण मुद्रा मे चिंतित भाव से खडी थी । थोडी देर 
वाद वापूजी आये और देवदासकाका को अपने साथ छे गए । उनसे अकेले 
में बडी देर वात की ओर ऐसा लगा मानो बापू किसी को चाटे लगा रहे है। 
भुझे लगा कि वापूजी ने देवदासकाका को पीटा है। तुरन्त मेरे मन मे 
खयाल आया कि दौडकर वापूजी के पास चछा जाऊ और सचसच बातें 
वता द्‌ और देवदासकाका को बचा छू। पर फिर रुक गया कि कही 
चुगली खाने का दोप मुझे न लगाया जाय । कुछ देर वाद ही पता चला कि 
बापूजी को सारी बाते पता चल गई, छेकिन कुछ छोगो ने सच वात्त नहीं 
बताई, इससे वापूजी को बहुत दुख हुआ और उन्होने देवदासकाका को नही, 
बल्कि अपने ही गाल पर चार-पाच चादे जोर-जोर से छूगा लिये। 


दोपहर हो गई थी । सव लोग बिखर गए और अपने-अपने काम में 


उपवास-पंगा का उदगस २३७ 


लग गए । लेकिन आश्रम के सारे वातावरण में वडी उदासी और खिन्नता 
छा गई। 
जाम को बठे मकान में सव लोग प्रार्थना के लिए इफट्छे हुए। प्रार्थना 
हुई। भजन हुए । उसके वाद स्तव्धता छा गई | सवकी आखे वापूजी की ओर 
लग गई। बहुत धीमी और घान्त आवाज मे वापूजी ने बोलना गुर किया। 
इस अध्याय के शुरू में जो उद्धरण दिया गया है वह इसी प्रवचन का 
क्षण है। इस प्रकार वापूजी ने अपने मत की वेदना प्रकट की और असत्या- 
चरण करनेवालों के हृदय में शुभ-भावना जागृत करने के विचार से 
अन्न-जरू-त्याग का कप्ट अपने ऊपर ले लिया। 
उसके वाद कोई वोछा नहीं । सव उठ-उठ कर अपने-अपने निवास- 
स्थान को चले गए। 
दूसरे दिन ढोपहर की गाडी से वापूजी को जोहान्सवर्ग जाना था | 
सुबह मे पिताजी के साथ वापूजी के घर गया | देसा कि वापूजी दतौन कर 
रहे है और रावजीभाई और वह अध्यापिका वहन वहाँ बेठी हुँ । कुछ बातें 
करके पिताजी घर लौट आये। 
समय होने पर वापूजी स्टेशन जानें को निकल पडे । अनशन होने पर 
भी वह पंदल ही जा रहे थे। दो दिन से अन्न-जछ नही लिया था, फिर भी 
बापूजी अडिग चाल से चले जा रहे थे। चलते हुए भी कभी रावजीभाई से, 
कभी उन अध्यापिका बहन से, कभी किसी और भाई से अकेले या मिलकर 
बाते करते जाते थे। हम सव वालक भी मृक होकर यह सव देखते-देखते 
पीछे चले जा रहे थे । 
स्टेशन पर पहुचे | बापूजी की वाते जारी ही थी। उनके और उनमे 
वात करनेवालो के चेहरो के वदलते भावों को में वारीकी से देख रहा था । 
गाडी आ गई। वापूजी वैठ गए । वापूजी के चेहरे पर कुछ शान्ति, समाधान 
मौर प्रसन्नता की झलक'देखी । गाडी चलते-चलते मेरे पिताजी ने वापूजी 
से कहा, “अब तो आप रुस्तमजी सेठ के यहा पहुच कर भोजन करके फिर 
आगे की यात्रा शुरु कीजिएगा।” 
लेकिन वापूजी ने कहा, “ऐसी कोई वात नही है । मेरे लिए भोजन से 
जल्री सत्य की प्राप्ति है। मुझे वह प्राप्त हो गया | यही मेरी असली खुराक 
हैं। आज तो उपवास ही रखगा और कर भोजन करूगा। पत्र छिखना । 
$ वहन भी लिखे।” 


गाडी चल दी। सव वापस आश्रम लौट आये। 


२३८ जीवन-प्रभात 


जोहान्मवर्ग पहुच कर दूसरे ही दिन बापूजी ने जो पत्र भेजा उसके 
कुछ अश्ञ इस प्रकार हूं 

“तुम्हारे साथ किसी पिछले जन्म की लेनदेन निकलती है । इतने प्रेम 
का मुझे तुमसे क्या अविकार हो गकता हैं ? फिर भी जब में ऐसे सकट में 
पड गया तब तुमने जो प्रीति बताई है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । 
उसके द्वारा तुम दोनों की आत्मा अधिक तेजस्वी बने, ऐसा मे चाहता हू 
ओर उस प्रीति का अनुभव पाकर आत्मा की शान्ति पर मेरा विश्वास 
अधिक दृढ हो, यह कामना तुम करना । एक मामूली प्रतिष्ठा अर्थात्‌ तपइ- 
चर्या का आरम्भ इतना कर सकता है तो की हुई तपस्या कितना कर सकती 
है इस वात की थाह ही नहीं मिल सकती हूँ। यह सीघा-सा त्रैराणिक लगाने पर 
हमे माछूम होता हें । प्रतिज्ञा न छी जाती तो मे गुद्ध प्रेम का अनुभव नही पा 
सकता था और जितनी जल्दी सत्य बाहर था गया तथा बालक निर्दोष 
साबित हुए, वैसा तही हो पाता ।” 


! को मेने जिस ऊची सतह पर माना था वहा से उसे नीचे 
आना पडा है। फिर भी मेरे मन मे आता है कि वह पुष्यात्मा तो है ही । 
उसमे कई सदगुण है । हमारा कर्तव्य है कि हम उसका विकास करे। उसका 
पाप और कार्य तो बहुत भारी था । उसकी याद उसे न दिलाई जाय । ऐसा 
रुख उसके प्रति हम रखें यह आवध्यक है । उसको घर के काम-काज में 
प्रवीण बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाय | लडको में से कोई उसका 
अपमान न करे, इसका ध्यान रखना। रात की कथा का सिलसिला 
जारी रखना। छडको को जगाने का उत्तरदायित्व रावजीभाई पर हे ही। 
मग़नभाई (मास्टर) के स्वास्थ्य की ख़बर नियमपूर्वक मुझे मिलनी 
चाहिए [! 

उस दिन तीसरे पहर में जव भूखे-प्यासे वापुजी को लेकर फीनिक्स 
स्टेशन से गाडी चल दी तव हम लोगो को घर लौटते हुए बडी वेचेनी और 
मायूमी रही । घर पहुच कर दूसरे दिन भी हमारे मन की व्याकुलता घटी 
नही, बढी ही। लेकिन कारण कुछ समझ में नही आ रहा था। 

ऐसी मन स्थिति मे मुष्किल से आठ-दस दिन वीते होगे कि वापूजी 
जोहान्सवर्ग से लौट आए और हम सव लोग सदा की भाति उन्हें लिवाने 
के लिए फीनिक्स स्टेशन पर गये । 

स्टेशन पर गाडी के रुकते ही बापूजी डिब्बे से बाहर आये, पर उनके 
मुख पर मुस्कराहुट का सर्वथा अभाव था। उनके वाद कैलनवैक रेल से उतरे। 
उनका चेहरा भी बहुत ही मायूस था। एक-आध मित्ट बाद सब छोग 


उपवासनागा का उद्गस २२९ 


स्टेगन से आश्रम को चल पडे। वापूजी जरा देर रुके रहे । जब सब लोग 
काफी आगे वढ गए तव कैवऊू कैछझनवैल्ल और को अपने साथ छेकर 
बापूजी चले। 


मेने अनुमान किया कि फिर कोई वडी गम्भीर वात हो गई है । घर 
पहुचते ही वहन उदास मुह लेकर वापूजी के पास आई और वापूजी 
बिलकुल अकेले में उनसे बाते करने लगे । मेने मात लिया कि झूठ और चोरी 
का जो प्रकरण चला था वह अब भी समाप्त नही हुआ हूँ । परल्तु वास्तव में 
चर्चा उससे भी भारी अपराध की थी, जिससे में अनभिन्न था । 


शाम की प्रार्थवा में भजन के वाद वापूजी बोले, ' बहुतो को पता चल गया 
होगा कि में आज से सात दिन का उपवास कर रहा हू । कुछ दिन पहले 
मेने जो प्रतिज्ञा की थी, उसकी जैसी डरा देने वाली प्रतिज्ञा यह नही है । 
तब तो अन्न के एक दाने या पानी की एक वृद को भी ग्रहण चही किया जा 
सकता था, पर इस बार मेने पानी लेने की छूट रखी है और साथ-ही-साथ 
सात दिन की अवधि भी है ही। इसलिए इसमे मुझ पर कोई बडी भारी विपदा 
आ पडेगी ऐसी बात नही है । हमारे देश मे तो आज भी ऐसे कई साथु मिलेगे 
जो चालीस-चालीस दिन के उपवास करते हे । 


“कोई ऐसा न माने कि से यह उपवास अपराधी व्यक्तियों को सजा 
देने के लिए कर रहा हू । अपना निज का कच्चापन मिटाने के लिए ही में 
यह कर रहा हू । हमारे ऋषि-मुनियों का तप ऐसा होता था कि शेर और 
गाय दोनो मिल-जुलकर उनके सामने खेलते थे । उनका तप इतना प्रखर 
होता था कि चाहे कंसा ही कुटिल मनोवृत्तिवाला आदमी क्यो न हो, 
उनके निकट पहुचने पर वह णुद्ध हृदय बन जाता था और उसके पेट का 
सचझूठ तत्काल अछूग छट जाता था। जबतक हम ऐसे तपस्वी नही वनेगे 
तवतक हमें मोक्ष नही मिल सकता । लेकिन उस पद से तो हम मजिलो दूर 
है । वहा पहुचतें-पहुचते तो हमारे अनेक जीवन वीत जायगे। 


“जो व्यक्ति दूसरो को अच्छा बनाने के लिए अपने पास रखता है, गलत 
रास्ते से मही रास्ते पर ले जाने के लिए अपनी चारों ओर छोटे-बडे लोगो 
की मडली जमा करता है, उसे स्वय अत्यधिक सच्चा रहना ही चाहिए । 
उसके पास तो तपच्चर्या का भडार भरपूर होना चाहिए। मेरे पास ऐसा कुछ 
नही है। मेने आज तक कुछ भी तपस्या नही की है। वहुत-सी झझटो में घिरा 
हआ रहता हू । कही किसी जगल में पहुचकर तपस्या करने लगू ऐसा सुयोग 
मुझे मिला ही नहीं। अगर ऐसा अवसर मिले भी तो वह इस देश में नही 


२४० जीवन-प्रभात 


मिल सकता । अपने ठेश मे सव कुछ हो सकता है। लेकिन यदि उमा के समान 
महातप करने का मोका न मिले तो भी यहा रहते हुए जो कुछ किया जा सके 
वह तो में कर छू | काम करना तो हमारे याने-पीने, सास लेने आदि के 
जैसी वात होती है, उसमे कोई भारी सकट नही उठाना पडता । शरीर को 
काम करना ही होता है और उसे वह किया करता है । वास्तव में मनुप्य-जन्म 
पाकर यदि हमें कुछ विशेष करना है तो वह केवल तपश्चर्या ही है। ऐसी 
तपश्चर्या का मुझे यह जो सर्वप्रथम अनुभव मिल रहा हैं उसे देंखकर तुम 
सवको खुझ होता चाहिए , दुख मानकर और व्याकुल होकर मेरे दुस में 
वृद्धि नही करनी चाहिए । 


“बा, रामदास और दूसरे भी मेरे साथ सात दिन तक 
उपवास करना चाहते हें परन्तु मैने सभी को बिलकुल मता किया है। 
कैलनवैक का तो मेरे प्रत्येक ब्रत मे साय देना धर्म वन गया है । उनके अति- 
रिक्त केवल को अपने साथ उपवास करने की इजाजत मेने दी है। इस- 
के बिना उसके हृदय की जाति मिल ही नहीं सकती | उसके लिए अपनी देह 
को टिकाना अब तभी सभव हो सकता है जब उसकी काया पर्चात्ताप की 
अग्नि में तपकर बुद्ध हो जाय । इन उपवासो को सहन तो वह कर ही लेगा, 
लेकिन कदाचित्‌ उसने सहन नहीं किया और उसकी देह गिर गई तो मुझे 
उस कारण दुख होने वाला नही है। में तव शोक नही मनाऊगा | अपनी बुद्धि 
करते हुए अगर कोई मनुष्य मौत को गले लगा छेता है तो उसके जैसा शुभ 
अवसर और कौत-सा हो सकता है ? लेकिन ऐसा कुछ होने ही वाला नही है। 
वह तो इन उपवासो को मुझसे भी अच्छी तर वर्दाइत कर सकेगा। 


“अब प्रब्व यह उठ सकता है कि जब मेने. को और कैलनवबैक को 
प्रायश्चित्त करने की स्वीकृति दी तो. को क्यो नही दी ? उसके वन का 
वह नहीं हैं। यदि उसे प्रायश्चित्त करना हैं तो और ढग से भी कर सकती है । 
फिर उसके अन्तर में क्या-क्या चल रहा है इसका अभी तक मुझे सही-सही 
अनुमान नही हो सका है। यदि उसे प्रायव्चित्त करना ही हो तो वह अपने 
सार वाह कटवा डाले, रग-विरगे कपडे पहनना छोडकर केवल सफेद साडी 
ही पहने। पाठझाला मे पटाने का काम पन्द्रह दिन के लिए छोड दे, वाते करना 
और इवर-उबर फिरना वन्द कर दें और देवी वहन (श्री वेस्ट की बहन ) 
के साथ अपना समय विताए। यही उसका प्रायच्चित्त है । मेने उसे यह सब 
करने के लिए कह दिया है। इसलिए कल सवेरे ही पहला काम में उसके बालू 
काटने का करनेवाला हू । 


“रामदास, वा या किसी और को उपवास करने की आवश्यकता है ही 


उपवात्तनगा का उद्गम २४१ 


नही । उन्हें यदि किसी बात का प्रायच्चित्त करना ही हैं तो मं अपना उपवास 
समाप्त कर लू, तबतऊ वे प्रतीक्षा करे । बाद में चाहे तो कर सक्ते है। में 
उपवास करगा, इसलिए रसोर्ट, खेती और मोती के काम में, हर जगह, मेरे 
हिसे के काम वी वर्मी रहेगी । उन सारे कामो को पूरा करना तुम सबका 
कत्तंव्य हैं। मेरे उपवास के दिनो में तम छोगो को दगने उत्साह से काम करना 
चाहिए। ये सव बाते वा बोर रामदास भी मान ले तो अच्छा हैं । 

“एक और बान जो मुझे सभी के छिए और विशेषक्षर रछूठको के छिए 
कहनी है, वह यह है कि कोई आपस में काना-फूसी न करे । अपराध करने 
बाड़ों का मज़ाक उटाना और उनकी रिनन्‍्दा करना बहूत बुरी बात हैं। हम 
सभी छोग एक-से ही अपराधी है। यदि न हो तो हमार बीच एसी भूल होने 
हो न पाय। कोई आदमी जो अपराध करता है, उसकी नीव में समी का पाप 
होता है । जब किसी को ठोकर लगे तव हमे सावधान हो जाना चाहिए। 
यदि हम उसपर हस दें कौर उऊचा देखकर चले तो हमे भी वैसी ही ठोकर 
खानी पटेगी । समझदारी इसीमें हैं कि इसरो को ठोकर खाते देखकर हम 
विनम्र बन जाब और समर जाय । ठोकर खानेवाले के प्रति दबाभाव 
रखने और उसकी सहायता के लिए दीट जाने में जैसे गिप्टता है वैसे ही जब 
हमारा साथी भूल कर बेठे जौर उसका अन्तर उसे तोचने लगे तब हमें 
उससे बंदी मिठास वीर सहानुभूति से वरतना चाहिए। 

“मेरा काम केवठ इन उपवासो से ही निवटनेवाल्त नही हैं । सात दिन 
के उपवास पूरे होते ही मेरा चार महीवे का एकागन क्षत भुरू हो जावगा। 
यदि दुवारा इन्हीं व्यक्तियों की भूल के लिए मुझे फिर प्रायब्चित्त करना 
आवज्यक हुआ तो १४ दिन का उपवास और वरस मर का एकानन करना 
पद्ेया | यदि तिवारा वैसा करना पट तो इकक्ीस दिन के उपवास के बिना 
मेरे लिए यह प्रायब्चित्त कहठाग्या ही नही। एक वार प्रायश्चित्त कर डाला, 
इसका जर्य यह नहीं होता कि फिर निहग होकर सठ बातो से छट्टी पा जाऊ। 
प्रावर्चित्त निपटा देने के वाद यदि दूब के बुले-ने ववकर हम हलके मन से 
चरतना गुरू कर दें तो वह प्रायब्चित्त व्यर्य हैं। अपने तनपर छूगी हुई घल को 
जिम प्रकार हम आइ डालते हे उसी प्रकार से पापो को नही झाडा जा सकता। 
प्रावव्चित्त के वाद हमारा उत्तरदायित्व अत्यधिक वढ जाता हैँ । जिसने 
एक वार प्रायच्चित्त किया हो उसके लिए दुवारा प्रायक्चित्त करने का अवसर 
यदि उपस्बित हो जाय तो उसे पहले से दगुना शायश्चित्त करना चाहिए ।” 

बापूजी ने अपना प्रवचन समाप्त किया तव ऐसा मालूम हुआ मानों 
हम अपने को भूल गए हे । रामदासकाका फिर से उनके पास पहुचे और 





श४२ जीवन-प्रभात 


उनके साथ उपवास में गामिल होने की स्वीकृति पाने के लिए आग्रह करने 
लगे। तब वापूजी ने सोच-विचार कर यह घोषित किया कि जिनकी इच्छा 
हो वे सब उनके उपवास के पहुले और आखिरी दिन उपवास कर सकते है । 
यह स्वीकृति मिलने पर छोटे-वडें सभी के मुख पर छाई हुई विपाद की 
छाया कुछ कम हो गई । 


: हद 
फिर उपवास 


महात्मा टाल्स्टाय, महान विचारक रस्किन और राजयोगी श्रीमद्‌ 
राजचन्द्र, इन तीन मानव-विभूतियी ने बापूजी के हृदय को अभिभूत कर लिया 
था और इत तीनो के उच्चतम आदर्णो का अनुणीलन करके बापूजी उनके 
अनुसार आचरण करने का सतत प्रयत्न करते थे। 


उतकी आराधना फीनिक्स में चोटी तक पहुच गई थी । “मजदूर और 
वकील, सम्पादक और चपरासी को दिन भर की मजदूरी का मेहनताना 
एक-सा ही मिले, क्योंकि सवका पेट एक-सा ही होता है,” रस्किन का यह 
सिद्धान्त वहा अच्छी तरह अमल में छाया जाता था । बापूजी, उनके प्रथम 
सहायक और निम्न सेवको के रहन-सहत् का स्तर मलग-अलग नही था । 
सर्वोदिय समाज का वहा स्पष्ट दर्शन होता था। “कस कर मजदूरी की जाय 
और नित्यप्रति पसीना बहाने के वाद ही भोजन किया जाय ---यह टाल्स्टाय 
की धुन बापूजी ने फीनिक्स के बच्चे-बच्चे मे भर दी थी। जो व्यक्ति उत्पादक 
शरीर श्रम करने मे आगे निकल जाता था वह अपने को वन्य समझता था। 
अनगन-बत का श्रीगणेश करके वापूजी ने राजचल्द्जी की वाणी मे प्रदर्शित 
जैन-दर्शन की इस महत्वाकाक्षा को भी फीनिक्स के वायुमडल में भर दिया 
कि “मनुष्य-देह हर तरह से एक बोझा है । उससे मोक्ष पाना सबका कतेव्य 
हैं। कठोर से-कठोर व्रत धारण करके देह तथा इन्द्रियों का जितना बने अधिक 
दमन करने तथा हृदय मे सभी प्राणियों के प्रति अहिसा की भावना को 
निखारते रहने मे ही मानव-जीवत की सफलता है 


सात दिन का ही वह पहला अनशन कितना भयावह था, इसकी कल्पना 
अव नही की जा सकती । उन दिनो ऐसा प्रतीत होता था, मानो साक्षात 
मृत्यु हमारे सामने मूर्तिमत खडी हो। मृत्यु का स्वागत परम-मित्र के रूप 
में करने की वापूजी की चर्चा हुदय को और भी व्यथित करती थी। दूसरी 


फिर उपवास २४३ 


भोर उपवास की भारी कमजोरी के होते हुए भी प्रत्येक सच्या को प्रार्यता 
के समय वापूजी ज्ञान का जो गभीर ल्रोत बहाते थे, उसके कारण हमारा 
उद्देग और भी बढ जाता था। समझ में नही आता था कि उस भव्य ऊचाई 
तक पहुचने के लिए वापूजी क्या-क्या कर बैठेंगे और यदि वह सचमच ही चल 
बसेंगे तो हम किस मुह से दुनिया में रह पायगे | 


बापूजी ने अपना नित्यक्रम पूर्ववत्‌ चालू रसा मानों कोई विशेष 
बात ही न हुई हो। हम छोगो के वर्ग लेने में कमी नही आने दी। 
खुद उपवास कर रहे थे और हमे भोजन परोसते थे । भोजन के समय 
प्रसन्नता भी बनाये रखने में सावधान रहते थे | धूमने-फिरने का काम कुछ 
घटा दिया था, किन्तु आसिरी दिन तक चछते-फिरते थे, लेटे नही रहे। हमारे 
गीता के वर्ग मे उन दिनो जो प्रवचन होते थे उनमे हमारा चित्त अमाधारण 
रप से एकाग्र रहता था | वापूजी को लेगमात्र भी परेशानी न हो इस खयाल 
से सभी विद्यार्थी बहुत सीधे वत गए ये । आखिरी ओर सातवे दिन बापूजी 
कुर्सी पर वठेबठे हमारी साप्ताहिक परीक्षा के उत्तर-पत जाच रहे थे। 
उस समय दो मिनट के लिए अकस्मात उनका सिर झुक गया। सवने समझा 
कि उन्हें मूर्छा आ गई हैँ । क्या किया जाय ? इस सोच-विचार में ही हम छोग 
थे कि बापूजी ने आखे खोल दी । वह तनकर बैठ गए और हमारी कापियो 
को जाचने का काम फिर शुरू कर दिया। मध्याह्न का सारा काम भी नियम- 
पूर्वक पूरा किया। 

उपवास के सातो दिन तक श्रीमद राजचन्द्र के एक मननीय गुजराती 
भजन का पारायण किया गया, जिसमे पन्दह कडिया थी ओर उन्हें 
गुजराती लोक-गीत की तजे में गाने में काफी समय लगता था। 'आरगन 
(हारमोनियम जैसा एक अग्रेजी वाद्य) पर मणिछालकाका ज्योही उसकी 
स्वर-लहरिया बजाते थे, सारा वातावरण भावाई हो जाता था। मगनकाका 
अपने गभीर कण्ठ से उस पद्म की शब्दावढी गाते और मेरी माताजी ओर 
दूसरी बहने तथा विद्यार्थी एक साथ गद्गद्‌ कृण्ठ से उसको दोहराते थे । 
भजन हो जाने के बाद वापूजी उसका अर्थ समझाने थे और फिर अपनी 
भावना का प्रवाह वाणी द्वारा बहाते थे । उस भजन की कुछ पक्तिया निम्न 
लिखित हूँ 

अपूर्व अवसर एवो क्यारे आबबों, क्‍्यारे थईशु वाह्मान्तर निर्ग्रय जो * 

ऐसा अपूर्व अवसर कव प्राप्त होगा जब कि हम अन्तर-वाह्य की 

ग्रथियों से नि गेप हो जायगे ? 
सर्व सबघनु बबन तीक्षण छेदीने, विचरीशु कब महत्युरुपनें पथ जो ? 


एड४ जीवन-प्रभात 


सब प्रकार के सबयो का ती८ण वचन काटकर महापुछुपों के पथ पर 
हम कव विचरण करेंगे | 
बहु उपस कर्ता प्रत्ये पण क्रोध नही चदे चक्री तोपण न मत्ठे मान जो। 


जो हमारा अतिशय उत्पीडन करता हो--जो हमे वेहद सताता हो-- 
उसके प्रति भी हमारे दिल मे क्रोध पैदा न हो, और चक्रवारी महाराजा- 
धिराज भी यदि हमारे पैर छुए, तब भी हमारे मत में अभिमात का पता 
तक न हो 
देह जाय पण साया थाय न रोम मा लोभ नही छो प्रबल सिद्धि निदान जो । 


भले ही शरीर गिर जाय, लेकिन माया का कुस्परश हमारे रोम में भी 
न हो ओर चाहे बडी-से-बडी सिद्धि निश्चित रुप से हाथ आनेवाली हो फिर 
भी उसके लोभ में हम न फसे । 
जीवित के मरणे नही न्यूनाधिकता भव मोक्षे पण वर्ते शुद्ध स्वभाव जो । 


चाहे जीवन वना रहे, चाहे मरण सिर पर आ जाय, दो में से किसी को 
भी हम व्यूनाधिक त समझे । ससार मे हो या मोक्ष-स्थिति मे पहुच जाय दोनों 
परिस्थितियों में हमारा स्वभाव विशुद्ध बना रहे | 
मोह स्वयभू-रमण समुद्र तरी करी बी पीदरीवत्‌ आकृति मात्र जो। 
अपने-आप ही अन्तर मे छहराता हुआ मोह का जो समुद्र है उसको 
पार करके जली हुई नारियल की रस्सी की तरह केवल आकृति रूप ही 
हमारी स्थिति कव वन जायगी ? अर्थात्‌ जिस प्रकार नारियल की रस्सी 
सारी जल जाने के वाद भी देखने में बटी हुई तैयार रस्सी जैसी ही दीख 
पडती है, पर वास्तव मे वह रस्सी नही राख ही होती है, उसी प्रकार हमारे 
शरीर का अहकार, मोह आदि पूर्णतया जलकर समाप्त हो जाय और मृत्यु 
के दिन तक शरीर बना रहे तो केवल आक्ृतिमात्र ही रहे, उसमे आसक्ति 
की ताकत कुछ भी न रहे । ऐसी स्थिति कव आयगी ? 
एहू परम पद प्राप्तिनू धर्यू ध्यान से गजा वगरनों हाऊ सनोरथ रूप जो । 
. उस परम-पद की भ्राप्ति पर मेने अपना व्यान लगाया है, यद्यपि उसे 
पाने मे में असमर्थ हु और इस समय तो वह केवल मेरे मनोरथ के रूप मे ही 
हे 
तो पण निशचय राजचन्द्ध मनने रह्मो प्रभु आज्ञाए थाशु तेज स्वरूप जो) 


, फिर भी राजचन्द्र के मन मे यह पक्का निश्चय है कि ईइवर की आज्ञा 
से में वह उच्च स्वरूपमय वव ही जाऊगा। 


बुनियादी शिक्षा २४ए्‌ 


सातवी रात को इस भजन की वन्तिम पक्तियों की व्यास्या वापूजी ने 
की और जो निः्चय राजचन्द्र ने किया था, वही बापूजी ने अपने लिए भी 
जोरदार बब्दो मे दोहराया । कवि ने तो उस आद्णे तक पहुचने के लिए 
कोई दूर का समय सूचित किया हूं, परन्तु वापू को उसमे विलम्ब और प्रतीक्षा 
असह्य प्रतीत हो रही थी। उनके मुख पर इतना दृढ मकल्प प्रकट हो रहा 
था, मानो वह उस अपूर्व अवसर को अपनी मुट्ठी में गीघ्र ही बाघ लेगे । 


प्रवचन की समाप्ति पर वापू ने जपना प्रिय भजन वेष्णवजन' गाने को 
“ कहा। सभमवत भक्त प्रह्ॉलाद और उसके पिता हिरण्यकत्यप के बीच के 

सवादवाला गुजराती भजन भी उस समय गाया बया था। सातो दिन निविष्न 
बीत जाने के लिए ईग्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए हम लोग रात्रि 
के विश्राम के लिए चले गए। 

दूसरे दिन बापूजी ने अपना उपवास खोल दिया | कैलनवैक और 
के उपवास भी समाप्त हुए। कैछनवेक सात दिन की अवधि में अधिक दुर्वेल 
हो गए थे, पर उनके मुख पर गान्ति झलक रही थी। . मे भी धैर्य और 
बहादुरी के साथ उपवास पार किया | 


उपवास की पारणा होने के दिन से ही वापूजी ने दिन में एक ही वार 
खाने का अपना ४॥ मास का ब्रत शुरू कर दिया । कमजोरी दूर होने तक भी 
नही सके । जिस उद्देग्य से अनशन किया गया था, उसकी फल-प्राप्ति मुझ 
बालक की समझ में आनी कंठिन थी, लेकिन उसके वाद से फीनिक्स में 
उपवासो का सिलसिला वढ़ गया । मुझे ऐसा स्मरण हैं कि. वहन ने वापू- 
जी के वाद चार-पाच दिन का उपवास किया था, और कई दिनो तक उन्होने 
मौन धारण कर रकक्‍्खा था। दसरे छडको ने भी एक-एक, दो-दो दिन के उप- 
वास किये थ और एक दिन का उपवास मंत्रे भी किया था ऐसा याद हैं । 


+ ७9 : 
बुनियादी शिक्षा 


श्री वेस्ट को अपना मकान बहुत छोटा पडता था। उसमे सुधार 
करने और कमरे बढाने का काम कई महीनों से थोडा-बोच होता था । 
परन्तु वेस्ट साहब की बहुत्त-सी परेशानियों को देखकर वापूजी ने एक 
सप्ताह में ही उस काम को पूरा करने का निग्चच किया। सवके साथ 
विचार-विनिमय करके पूरे सप्ताह भर पाठशाला बन्द रखने की योजना 


२४६ जीवन-प्रभात 


बनाई गई। साप्ताहिक पत्र तो बन्द रह नही सकता था, इसलिए यह सोचा 
गया कि छापाखाने मे काम करनेवाले सभी बड़े व्यक्ति उस काम से मुक्त 
किये जाय ओर केवल लडके ही अपना संगठत करके 'इडियन ओपीनियर्ना 
का उस सप्ताह का अक प्रकाशित करे। 


लडको ने उत्साहपूर्वक यह वीडा उठा लिया और वेस्ट साहब का 
घर बाबने के लिए छापाखाने के प्रत्येक बडे आदमी को मुवत कर दिया गया। 
पकी उम्र वाले श्री कावाभाई का शरीर धूप में कडा काम करने योग्य नही 
भा ओर उनके बिना वेस्ट साहब का घर वाधने में ढील होती ऐसी वात भी 
नही थी। फिर भी गुजराती कम्पोजिंग का एक-तिहाई हिस्सा अकेले ही कर 
लेने वाठे उस वृद्ध को भी छापाखाने से लडको ने छूट्टी दे दी ताकि लडको 
के यश मे कमी न आवे । बापूजी से हमारी मडली ने यह वादा ले लिया कि 
चाहे कितनी ही उलझन पैदा हो, शुक्रवार से पहले एक भी बडा व्यक्ति 
हमारे काम में दखल नहीं देगा। 


इस प्रकार छापाखाने का पूरा राज्य छडको के सिपुर्द करके बापूजी 
ने मिस्त्री का काम अपने हाथ मे ले लिया वापूजी, मगनकाका, श्री वेस्ट 
भादि को वढई के काम का कुछ मुहावरा हो गया था, दूसरो को परिश्रम 
करने में आपत्ति नहीं थी, इसलिए अछादीन के चिराग वाले मकान की 
फूर्ती से वेस्ट साहव का घर वनने लगा। बापूजी को उस काम मे छगे हुए 
देखते ही बनता था । वह्‌ उस काम के लिए उस देश मे प्रचलित नीले रग का 
पतलून पहनते थे, जिसमे दस-बारह जेबे होती थी--दो-दो जेबे जाघ 
के ऊपर, दो-तीन कमर पर, दो अगल-बगल मे, इसके अलावा चमडे का 
एक-दो जेबो वाछा और पीतल की कई कडियो वाछा कमर बद भी था ! 
इन विविध जेबो में बापूजी छोटी-मोठी कीले, स्क्रू, वाशर, हथौडी, जम्बूर, 
पेचकस आदि लगा लेते थे। वह पतलन क्या, बढई का एक थैला ही था। 
उस धेले से सुसज्जित होकर वापूजी छप्पर के ऊचे-से-ऊचे स्थान में 
पहुंच जाते थे और वहा कडी धूप मे, अभ्यस्त बढई की तरह एकाग्रता से 
घट टॉन की नालीदार चहूरो को कीछो से जडने का काम करते रहते थे । 
बापूजी के साथ ही मगनकाका भी रहते थे जो काम में उनसे सवाए थे। 
दूसरे भी सभी छोग पूरे जोर से अछग-अलग काम में छगे रहते थे। फीनिक्स 
का चारो दिश्ञाओ में दिन भर कील आदि के ठोकने की प्रतिध्व्नि 


गूजती रहती थी। उसे सुनकर हम छोगो को अपना काम करने में और 
भी जोग आता था। 


वापूजी ने विद्याथियो को अकेले ही साप्ताहिक छापने का काम दिया। 


बुनियादी शिक्षा २४७ 


घबनसका और भी कारण था। हम लोगो में जो मधिऊ नपयाने थे उन्होने काना- 
फनी गरू की कि अद पद्दह-बीस दिन में ही नावद सत्याग्रह-सप्राम लिद 
नायगा और हमारा भारत जाना रक जायया । अगर सभी वटे व्यक्ति जेल 
बले जाय तो विद्यार्वीयम इंडियन ओपीनिमन का प्रकायन वन्द न हाने होने दें, 
इसी हेतु वापृजी ने हमारी वह कमीदी वी है। इसमें हमे अपना जौहर 
बता ही देना चाहिए | 

सप्ताह में अनेक वार किसी-म-क्िसी वें आदमी ने हम छोगो को 
ब्यग वाक्य सुनाये कि अब के झुक्नवार को हमें दृंगना वाम करना पटेगा। 
रात भर जाग फर भी मश्किऊ ने डाक पहचा पावग। परनलु थक्त की सब्या 
होने से पहले ही हमने असवार के सारे पारसठ बाब लिये और ठाऊ के 
थले धावायदा भर कर तैयार कर दिये थे। सव्या के पाच बजे जब मकान 
के काम मे छठी पाकर बडे लोग हमारा काम जाचने वाये, तब हम में से कई 
तो अपना काम पूरा करके खेलते के लिए चछे गए थे और दूसरे जानें को 
तंयारी में थे। हमारे काम का परीक्षण करके उन वो ने वापूजी को बबाई 
दी कि लट्के तो हमसे सवाए सावित हुए । बापूजी ते रूडकीं को झावाशी 
देते हुए कहा, “मुझे यकीन था कि तुम छोंग हमें हरा दोगे। वापूजी के 
इन अब्दों ने सव छड॒की को खुश कर दिया । 

आमतौर से घनिवार को एक पहर बीतते के बाद मुग्किल से 
मखवार के वइल डाक के लिए रवाना किये जा सकते थे, लेकित हमने 
दिन निकलते ही उन्हें स्टेणन पर पहुचा दिया । 


लड़को की इस सफउता के पुरस्कार स्वत्प वापूजी से सब्या के समग्र 
खेल में हमारे साय अपना कुछ समय देना स्वीकार किया। 


बिवपूजन सहाय--हममे सवसे बडा विद्यार्थी और कुप्पुस्वामी 
के बीच छवी दौद लगाने की धर्त हुई थी) शिवपुजन ने दावा किया 
था कि आश्रम से स्टेशन तक कोई भी रूडका मुझसे दस मिनट पहले दौइना 
शुरू करे तो भी में वाद में चछ कर उससे पहले लौट जआाऊगी। दो छडका 
में इस चुनौती को स्वीकार किया | छापाखाने के द्वार पर वापूर्जी स्ठय 
भड़ी लेकर खडे रहे। स्टेशन पर श्री मगतमाई मास्टर की घड़ी के साथ 
पहले ही भेज दिया गया। कुप्पुस्वामी और गोविन्द को बापूजी न दस 
मिनट पहले रवाना क्या और ठीक समय पर जिवपुजन को । हम छोय 
तमाशा देखने के लिए स्टेगन के रास्ते के अब बीच तक गये। कुंप्पु- 
गोविन्द करीब स्टेशन तक पहचे होगे तव हमारे सामने से---आश्षम से कोई 
ढेढ मील की दूरी पर--हिरन की तरह चौकी भरता हुजा गिवपूजन दौडता 


र्ड८ट जीवन-प्रभात 


हुआ निकल गया । घोडे की तरह उसके नथुने फूल रहे थे। कुप्पु-गोविन्द भी 
कम तेजी से नही दौडे थे। परन्‍्तु छोट कर ठीक १॥ मिनट पहले शिवपूजन 
बापूजी जहा घडी लिये खडे थे, पहुच गया। उसकी जब-जय॒कार से 
क्षाकाश गृज उठा। मुझे कुछ ऐसा स्मरण है कि उत्तीस मिनट मे शिवपूजन 
ने पाच मील की दौड उस ऊबड-खाबड पगडडी पर पूरी की थी । 


56८, ५ 
सत्याग्रह की तेयारी 


कुछ दिन बाद दक्षिण अफ्रीका के एक न्यायालय ने भारतीय महिला 
के सम्बन्ध मे ऐसा एक फैसला दिया जिससे भारत मे हिंदू-मुस्लिम विधि से 
विवाहित पत्नी दक्षिण-अफ्रीका में अनधिकृत पत्नी वन जाती थी) दक्षिण 
अफ्रीका में वापूजी की सत्याग्रह की छडाई को उस समय तक छ -सात वर्ष 
हो चुके थे, छेकिन तव तक उसमे किसी स्त्री सत्याग्रही का प्रवेश नहीं हुआ 
था । अब, जब कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने भारतीय लग्न-विधि को 
गैरकानूनी घोषित करके भारतीयों की--और विशेषत भारतीय 
स्त्रियों की--धामिक भावना पर अनपेक्षित आक्रमण किया, तो उसके 
विरोध में वहनो का भी सत्यायह करके जेल जाना आवश्यक हो गया। बाए- 
जी ने अपनी रीति के अनुसार महिला-सत्याग्रही को जेल भेजने का श्रीगणेश 
अपने ही घर से करना आवश्यक समझा । परन्तु अपनी ओर से पूज्य वा के 
सामने यह प्रस्ताव रव कर उनको वह असमजस में नहीं डालना चाहते थे । 
इसलिए उन्होने बहनों के जेल जाने की प्रथम चर्चा मेरी माताजी और 
काफी से की। वापूजी ने दोनो से यह वादा छे लिया कि दक्षिण अफ्रीका 
में और कोई स्त्री जेल के लिए तैयार न हो, तो भी उनको सत्याग्रह में कूदना 
होगा । जब पृज्य कस्तूर वा को बापूजी के इस आह्वान का पता चला तब 
वह खुद ही जेल जाते के लिए तत्पर हो गई । पूज्य वा के लिए जेल जाना 
सावारण वात नहीं थी, क्योकि तब वह बीमार थी और केवछ फलाहार 
फरने का ही उनका ब्रत था। इस ब्रत के कारण जेल में अत्यधिक कप्ट 
भोगने पठे और प्राणो की बाजी लगा देनी पडे, ऐसा स्पष्ट भय था । परन्तु 
इस भय को समझते हुए भी पूज्य वा ने अपना नाम महिला-सत्याग्रहियो में 
सवप्रथम रखने का आग्रह किया तथा वापूजी ने उसे सहर्ष स्वीकार कर 
रिया । उस प्रकार फीनिक्स से कुल मिला कर ४ महिलाए जेल जाने के 
लिए तैयार हो गई। ये थी--पृज्य वा, मेरी माताजी, मेरी चाची और 


सत्याग्रह की तयारी २४९ 


बापूजी के परम मित्र डा० प्राणजीवनदस मेहता की पुत्री जयकुबर वहन । 

तीन-ञर दिन बाद निब्चित रुप से पता चल़ गया कि हमारे घर 
में तीन व्यक्ति जेल जायग्रे--पिताजी, माताजी और काकी। मगनकाका 
इंडियन ओपीनियन के काम तथा जाश्रम के सब बच्चो की देखभाल के 
लिए एक जायगे । 


पाठ्याला में बैठकर पटने में अब हमारा जी नहीं छगता था। बापू- 
जी में हमने ऊहा भी कि चाहे देश के छिए चलना हो चाहे जेल के लिए, 
हमें भी तव तक की छुट्टिया दे दी जाय । परन्तु वापूजी ने साफ़ इनकार कर 
दिया और कहा 


“उस तरह पटाई बन्द करना गछत होगा। यदि सब लद़के जेरः चले 
जाय तो भी पाठ्याछा का थोद्य बहुत कम तो जारी रसना ही चाहिए। 
पढाने वाला शिक्षक न रहे तो लटके आपस में एक-दूसरे की सहायता करके 
पड़े । और कुछ नहीं तो नित्य नियम से थोडा ममय गणित का अध्ययन ही 
किया जाय । छटपन में गणित सीख लिया जाय तो वाकी बाते बडेपन में 
भी सीसी जा सकेंगी। इसलिए गणित के स्वाव्याय में एक दिन का भी 
प्रभाद उचित नहीं है । 

इस प्रकार फीनिक्स का नित्यकम चलता रहता था पर दिन भर बाते 
प्रयाण की ही होती थी और नजीर की प्रसिद्ध गज्लक की निम्नलिखित 
पक्तिया मानों हमारे श्वासोछ्वास का अगर वन गई थी 


है बहारे बाग दुनिया चद रोज। 
देख लो इसका तमाशा चद रोज ॥ 
ऐ मुसताफिर कूच का सामात कर । 
इस जहा में हे चस्तेरा चद रोज ॥ 
तुम कहा भौ' में कहा ऐ दोस्तों! 
साथ हूँ मेरा तुम्हारा चद रोज ॥ 


जेल जाने की चर्चा के साथ ही छढको में फीनिक्स के बाहर को चर्चाए 
भी होने ऊूगी। इन चर्चाओं का सार यह था कि फीनिक्स तथा जोहान्सबर्ग 
से जो मुदठी भर सत्याप्रही तैयार हो रहे है, उन्हे वडा कठिन मोर्चा लेना 
होगा। वायूजी बडा भीपण युद्ध ठान रहे हैं । इस वार की जेल-यात्रा कोई 
खिलवाड़ न होगी । इसीलिए वापूजी चुन-चुन कर कच्चे व्यवितियों को 
फीमिक्स से घर छौट जाने के लिए कह रहे है । 
हर ह > 


२५० जीवन-प्रभात 


एक दिन जब म॑ स्टेणन पहुचा और रटेशन मास्टर के हाथ से मंने 
“इंडियन ओपीनियन की ठाक दी तो बह वाले, “मिरटर गाधी से बाहना 
कि केपटाउन से जनरल स्मट्स का तीन सी जद्दो का तार जाया है । ठरवन 
वालो ने यहा सट्सटाया पर मुझे छेने की फूरसत नहीं वी, उसलिए वह 
शाम की ट्रेन से पाच वर्ण यहा आ जायगा ।” 

पाच वजने में मुग्किल से डेढ घटा वाकी था | पर उतनी देर स्टेशन 
रुका रहना मेने ठीफ नही समझा । चार दिन से जिस तार की बडी आतुरता 
से प्रतीक्षा की जा रही थी उसके आने का समाचार मेने दोटकर जाश्रम में 
बापूजी के पास पहुचाया । सारे आश्रम में विद्वद्ेग से तीन सौ जब्दों के 
तार की चर्चा फैल गई। और यह पक्‍का अनुमान हो गया कि तार में 
समझौते की वात नही होगी । सत्याग्रह छिड कर ही रहेगा । 


सब्या की प्रार्थना से पहले तार बापुजी के हाथ में आ गया । 
प्रार्थना में उन्होने मेरी माताजी से वह गुजराती भजन गाने को कहा, जिसमें 
भट्ट प्रेमानन्द ने वडी करुणापूर्ण वाणी में नल राजा के परित्याग के बाद 
दमयन्ती की विपदा दरसाई हैं 

“वेदरभी बनमा बलवले अथारी छे रात” पाला बह भजन समाप्त 
होने पर बापूजी का यह प्रवचन हुआ 

“अव जेल जाने का दिन भा पहुचा हैँ। जेल जाना कोई सेल नहीं 
है, दिन भर पत्थर फोडने पडेगे, सूखी और कडी जमीन को सोदना पड़ेगा । 
हाथ बहुत दुसने लगेगे भौर साने का महाकप्ठ होगा । स्वाद का नाम नही, 
उबछा हुआ दाल-चावल भी स्वच्छ मिले तो गतीमत। उपवास के मौके भी 
आयगे और उपवास के समय भी काम पूरा करना होगा । बेहोश होकर 
शरीर के गिर जाने तक काम करने से इनकार नही करना होगा । इसलिए 
इन कप्टो के बारे मे अब भी तुम सव जितना चाहो मोच लो । जेल में जाने 
के बाद दुख सहन हो सके, आज से आसू बहने लगे, इससे बेहतर है कि 
जल न जाय। इस समय सोलह व्यक्ति यहा से जाने के लिए तैयार है उनमे 
से दस ही जायगे, शेप रुक जायगे तो मे जरा भी वुरा नही मान्‌गा, किन्तु 
एक बार जेल मे जाने के वाद चाहे कितने ही वर्ष तक यह सघर्ष जारी रहे, 
कोई जेल जाने से मुकर जाय यह नही चलेगा। रणक्षेत्र मे जाकर पीछे 
कदम हटाने सेन जाना अच्छा हैं ।” 

वापूजी के इन वचनो को वडी गम्भीरता से सबने सुना और पाच- 
द्स मिनट तक कोई कुछ बोला नहीं । तब बापूजी एक-एक से व्यक्तिगत 
भदन करने ऊूगे | वाहर रहने के लिए कई छारूच भी उन्होने बताए और 


सत्याग्रही टोली फा प्रयाण २५१ 


सवको काफी हसावा, लेकिन सोलह में से एक भी अपना ताम लौटाने के 
लिए तैयार नही हुआ। अन्त में बाएूजी ने माताओी को दुवारा चुनौती देते 
हुए कहा 

एक वार जेल जाकर छटने के बाद बदि तम देखोंगे कि तम्हारे 
बच्चे निरावार हो गए है तो भी दुवारा जेल जाने से रुकृता नहीं होगा। 
बच्चों को सधालने वाला ईव्वर बंठा ही है। वह समर्थ है, चाहेगा तो तुम्हारे 
हाथ में रहते हुए भी बच्चो को बीमार कर देगा और चाहेंगा तो तुम्हारी 
अनुपल्यिति में भी उनका हजार गुना भला करेगा। इसलिए बच्चों के मोह 
में पडकर तुम कत्तंव्य से चूक जाओ यह ठीक न होगा। इस वात पर पुन - 
पुन सात वार विचार करने के वाद तुम लोग जेल के लिए प्रयाण करना। 
गलत जोश मे, मत चल देना । 


४ ४९ ; 


सत्याग्रही टोली का प्रयाण 


दिन सोमवार का था औौर तारीस १६ दिसम्बर, सन्‌ १९१३ ॥। 
पूर्व क्षितिज से सूर्य के ऊपर आने के साथ-साथ आज सारे फीनिक्स का दुश्य 
ही बदल गया था। पाठ्झाला और खेत का काम विलकुल वन्द था। सब 
लोग मत्याग्रहियो की टीली के प्रयाण की तैयारियों में व्यस्त थे । जो छोग 
जाने वाले नही थे वे सस्वा के काम का बोझ अपने कथो पर लेने को तैयार 
हो रहे थे 

रसोई-घर में वापूजी रसोई की मेज पर बडी फुर्ती से काम में जुटे 
हुए थे। वहा पर पुज्य कस्तूर वा और मेरी माताजी का उपस्थित न होना 
एक नई बात थी। माताओं के विना रमोई-घर खाही-सा दीखता था। 
परन्तु महिलाओं के सहयोग के अभाव में रसोई का काम शिथिल न होने 
देने के छिए वापूजी कटिवद्ध थे । मगनलालकाका वापूजी की सहायता 
कर रहे थे और दोनो ने मिल कर चपातियों का ऊचा ढेर बना दिया था । 
पाव रोटी के लिए वहुत कडा आठा मलना था और वह मजबूत हाथो से 
करने का काम था | उसे करने में देवदासकाका अपनी सारी ताकत लगा 
रहे थे । मुझपर साग बनाने का काम था । 


रसोई का काम करते हुए वापूजी उन सभी को स्वस्थ चित्त से उत्तर दें 
रहे थे, जो यात्रा में अपने साथ ले जाने के सामान के बारे मे पूछने आते थे । 


२५२ जीवन-प्रभात 


यह विदाई का दिन था और रणसग्राम में झूझने वालो के लिए 
घर का यह अन्तिम भोजन था। भोजन की घटी वजनेतक वापूजी ने 
अनेक-विध रसोई तैयार कर दी। चपाती, सीर, सब्जी, टमाटर आदि की 
चटनी, खजूर भिगो कर तैयार किया गया मधुर रस, और कढी-भात आदि 
चीजे तैयार की गई थी। सार यह कि किसी त्योहार या उत्सव के दिन 
फीनिक्स में हम छोगो को जो भोजन मिला करता था उससे भी श्रेष्ठ 
भोजन आज का था। वापूजी ने स्वय बडे प्रेम से और कुछ आग्रह से भी 
सभी को भोजन परोसा । 


शाम के चार बजे रेलगाडी छूटने वाली थी। स्टेशन जाने के लिए 
अमी तीन घटे का समय था | जेल जाने की वाते तो महीनो से चलछती थी पर 
अब भ्रयाण सन्निकट आ गया तो सभी के सामने आगे आनेवाली भीपण 
परिस्थिति का सारा चित्र उपस्थित हो गया । वापूजी ने वीसियो वार 
दोहरा कर जिन कठिताइयो की सम्भावना दर्दाई थी, वे सव मानो एक साथ 
फीनिक्स-वासियो के स्मृति-पट पर मडराने छगी । उन वातो का निचोड 
इस प्रकार था 

१ भवासी भारतवासियों के खूब को चूस छेनेवाले कानून जब- 
तक हटाए न जाय तवतक सत्याग्रह लगातार चालू रखना होगा चाहे कितना 
ही सकट क्यों न भुगतता पड़े । 

२ जवतक तीन पौड का विनाशकारी कर उठा न छिया जाय, 
जेल जाने का सिलसिला कायम रखा जायगा । 

. . ३ उस कर का बोझा जिन गरीब गिरमिटिये भाइयो पर पडता 
हूं, वे खुद इस सघर्प में सहायता देगे या नही, देगे तो कितनी देगे, यह शका- 
स्पद होने पर भी हमे अन्त तक झूझना ही होगा । 

४ ग्रदि हमारे सहयोगी और भारतवासी भाई इस सत्याग्रह 
से ऊद जाग्र, उन्हें यह सत्याग्रह व्यर्थ माछूम देने रंगे और वे सत्याग्रह के 
युद्ध में साथ देना छोड दे तो भी आज के दिन प्रयाण करनेवाले सोलहो 
व्यक्तियों को अपनी निन्‍्दा सहन करके भी आगे बढना ही है, दम छेना है 
ही नहीं । 

 जवतक फीनिक्स का ताम-तिशान भी है, तवतक हार भाव 
कर बठने का अवसर नही है। यह निश्चय करके ही आज के प्रयाण का श्री- 
गणेश होना चाहिए । 

वापूजी की इन बातो को याद करके प्रत्येक फीनिक्सवासी अपने आपकमें 
दुव-सा गया था, उद्वि्त और चिंतित हो उठा था, कि जाने कव हम फिर 


सत्याग्रही दोली का प्रयाण श्प३ 


मिलेंगे ! कहा जा कर फसेगे ! 

दो वजने पर सव के विस्तर आदि एक ठेले म लाद कर स्टेगन मेज 
दिये गए और सव लोग प्रार्थना के कमरे में एकत्रित हुए । सव के आ जाने 
पर बापूजी ने अपनी धीर-गम्नीर वाणी में इस जाजय की बाते कही 

“देखो, लाज रखना। इस समय जैसे उत्साह में और बानन्द में हो उसी 
प्रकार के उत्लाह और बानद में रहना, चाहे क्तिना ही दुख क्यो न सिर पर 
जा जाय ! मृत्यू की घड़ी आ पहुची हो तव भी हमारा उत्साह तिल मात्र 
ढीला नही ही होना चाहिए। तीन महीने की कंद तो कुछ बात है ही नही ) 
उसमे तो चैन है, आराम है। वहा पर पहनने के लिए वस्त्र, छेटने के लिए 
विस्तर बौर भोजन के लिए अन्न नियमपूर्वक मिलता रहेगा। मजदूरी करनी 
पडेगी सही, परन्तु वह किसी को अखरनी नहीं चाहिए। हा, वात्मसिद्धि के 
लिए वह मुश्किल बात रहेगी परन्तु हम लोग यहा मजद री नहीं करते क्या ? 
वास्तव में हम तो अधिक मजदूरी करते है । यदि सच्ची नीयत से, जरान्सा 
भी आलरूस्य न करके, मजदूरी करोगे, अपनी परिश्रम गक्ति को तिल भर भी 
नही चुरामोगे, तो फिर वार्डर को तुम पर पहरा ही क्यों देना पडेंगा ? 


मुझे पता है कि तुम नौजवान हो और जेल के कच्चे-पक्क वार्डरो का 
जरा-सा भी कद गव्द सह नही पातोगे । तुम छोगो का खून खौल उठेगा 
लेकिन तब भी मे कहगा कि तुम छोगो को सव सहन करना ही चाहिए । 
यही हमारी तपच्चर्या है। क्रोव हमें जरा भी नहीं करना चाहिए | तपस्वी 
यदि क्रोव करे तो उसका तपोवल व॒या हो जाता हूँ। हमे तो सपूर्ण रूप से 
निर्दोष बना रहना रह हैं। बदितम लोग अपनी निर्दोपिता वनाए रखोगे तो जेल 
के सा्जेट-वार्डर के अनुचित शब्द तुमको नही चुमेंगे, आसानी से उनकी 
बातें अनसुनी कर पाओगे। भोजन के छिए या अन्य छाछूच के कारण किसी' 
को घूस देनें या कोई चीज चुराने के मोह में भूलकर भी नही पडोगे, ऐसी में 
आशा करता हू । ऐसी टुच्ची वातो से जी छोटा करने वाले पर यह भरोसा 
कैसे किया जा सकता हूँ कि जब फासी पर झलने की बात जआायगी तव वह 
कमजोर नही पड जायगा । 

“नौजवान वालको के लिए में अपनी वात कह चुका | जो इनमे बड़े 
है उनके लिए तो कहने की कौनसी वात हो सकती हैं। सत्य ही हमारा 
राजमार्ग है । उस राजमार्ग से हम कही लढ़क न जाय, यह सम्हाले। यह 
सम्हालने में दख-सुख की आधिया उठेगी और साफ होती रहेंगी। जिस 
प्रकार सुख सदा के लिए नही टिकता, उसी प्रकार दुख भी नित्य का नही 
होता । वात यह है कि दुख से व्याकुछ हो उठनेवाले के लिए दुख के दिल 


श्प्ट्ठ जीवन-प्रभात 


क्षति दीर्ब बन जाते हैं। यदि अपने मन को वाकायठा छंगाम में रखे और 
सत्य के राजमार्ग से चूके नही तो हमारी जीत निश्चय ही हैं। वहुत दर तक 
निगाह दौझकर मायूस होने से वेहतर है कि दूर तक निगाह दौडावे ही नही। 
हमारा कदम सच्चा और अडिग होगा तो चाहे कितना ही लम्बा रास्ता 
क्या ने हा, वव्य पारहा जायगा । 


दूसरी बात यह हैं कि दखो से दव जाने पर, जेल में न्याय प्राप्त करने 
के लिए पात्र-पाच सात-सात दिन तक जब अनशन करना पहेंगा और 
जब मन टावाडोछ होगे तव तुम्दारं दिल में यह वात उठेगी कि हम औरों 
के लिए क्यो दुख भोगते रहे! जेल मे बाहर हमे किस बात को कमी है, 
जो हम इस झजट को मोल लेते फिरे । तीन पीड का कर हमारे सिर पर कहा 
हैं ? हमे कहा ट्रामवाल में घुसना है ? चैत्र से नेंटाल में रह रहे थे, वहा से 
यहा कहा जा फरसे ? इस प्रकार की अनेक तरणे उठंगी। परन्तु ऐसे विचार 
क्षण भर के लिए भी शोमा नहीं देते । 


/हम लोग नरसिंह मेहता का जो पद मनेंक वार गाते है उसमें सर्वप्रथम 
बात यही तो वताई गई है कि पर द खे उपकार करे तोपे मन अभिमात ने 
आग र। अबात दूसरे के दख में उसकी सहायता करने पर भी जो अपने 
मन में अभिमान न छापे वही वैष्णवजन है। हममे कई ऐसे है जिनके गछे में 
ठुलमा का माला है| हम लोग वेप्णव जन्मे हुए हे। हमारा धर्म है कि करो 
केंदलम हम दुखी हो । औरो के दुख ने दखी होने के अतिरिक्त हम 
ओऔर कुछ भी नही कर नकते। गैरो का क्या अपने सगे भाई का दख भी दर 
करना हमार हाय की वान नही होती । दुव तो ईब्वर हादरकरता हूु। 
जो वात ईब्वर करता है, जिसमे हम तिलमात्र भी कमीवेशी नहीं कर पाते 
उनके बारे में हम अभिमान से क्यों फूठे ? भरतजी जाकर नदीप्राम में क्यों 

थे अपोब्या में उनके छिए क्या कप्ट था ? वहा सब प्रकार से आराम 
हो तो था। फिर भी जब राम वनवास के दुखो को भोग रहे हो तब भरत से 
सुख की सेज पर सोया जा सकता था ? हमारे मन में जरा-सी भी 

से भागने की तरगें उठ खडी हो, तो यह सारी बाते जो 
छाग रामायण मे पटते रहे है, और भजनों में अछापते रहे 
गौर करना चाहिए। उन वचनों में क्या उद्देब्प छिपा है यह खोजते 
ता करन पर राम हमारी सहायता के लिए दौड आायगा 
म बस जावगा । अन्तर में अच्यविक बल प्राप्त होगा कौर 


सहार गेंस के दुद्यो के लिए प्रमन्न-चदन से मरने में भी तम 
पीछे नही हटाओंगे |” 


पं ॥] 
904 * 
हि हु कि ४ झ -3| 
2 । की 
े न किन | व 3 
तर 
रा रॉ 
किता। ध्य॑ 


सत्याग्रही दोली का प्रयाण र५५ 


इसके बाद बापूजी ने पूज्य वा और मेरी माताजी आदि को सवोधित 
करते हुए कहा 

“तुम बालकों को छोडकर जा रही हो, उनको सभाल ईश्वर करेगा । 
तुम उनकी कुछ भी चिन्ता न करना। वहा जेल में वेठे-वैंठे रामनाम का 
जाप करते रहना और प्रसन्न रहकर अपने कर्त्तव्य का पालन करना बस 
होगा। वच्चे यहा पर खुश रहेंगे। वस अब पहले 'वैप्णव जन” और वाद में 
सुख दुख मतमा न आणीए' वाला भजन हम सव मिलकर गा ले 
ओर फिर चले ।” 


भेरी माताजी ने भजन का प्रारम्भ किया। उतका अनुसरण पच्चीस- 
तीस छोगो ने किया, परतु किसी की कठ-घ्वनि खुल कर नहीं निकरू रही 
थी | सव गद्‌-गद्‌ हो उठे थे। प्रार्थना-खड का सारा वातावरण करुण-गभी र 
कपन से भर गया । दोनो भजन समाप्त होने पर बापूजी ने अतिम आदेश 
दिया हे 

#इत दोनो भजनों को अपने पायेय के रुप में अपने साथ रख लो, 
इनका स्मरण करते रहना और इनके अर्थ को समझकर उसके अनुसार 
घलना ।* 


कुछ क्षणों के लिए सर्वत्र शाति फैछ गई। कोई एक-दूसरे की ओर 
आख उठा कर देखता तक नही था, मानो सभी व्यक्ति अपने अतस्तरू की 
गहराई में गोता लगा रहे थे | कई वीरो की--योदड्धाओ कौ--आखो में 
आसू दिखाई दिये | मुझ जेसा वालूक ऐसे समय माताओं की मडली की ओर 
देखे यह स्वाभाविक था। मेने देखा कि पूज्य कस्तूर वा और अन्य माताए 
बडी कठिनाई से अपने आसुओ को रोक रही थी । 

थोडी देर में सव उठ खडे हुए और चद मिनटों के वाद सब सत्या- 
ग्रही योद्धा और फीनिक्स में रुकते वाले व्यक्ति भी स्टेशन के लिए रवाना 
हो गए। रुकने वालो में उल्लेखनीय दो ही व्यक्ति थ---वापूजी और मगन+ 
काका । सत्याग्रहियो की पहली टोली में सोलह वीरो के नाम ये थे 

महिलाए--१ पृज्य कस्तूर वा, २ श्री काशीवहत गाधी (छेखक 
की माता ), ३ श्री सतोक बहन गाधी (छेखक की काकी ),४ श्री जयकुबवर 
बहन । 

पुरुप--१ श्री पारसी स्स्तमजी सेठ (डरवन शहर के प्रसिद्ध व्यापारी 
जौर बापूजी के घनिप्ठ मित्र व सहयोगी), २ श्री छगततलाल खुशहालचंद 
गावी (लेखक के पिता ), ३ श्री रावजी भाई मणिभाई पटेल, ४ श्री मगन- 
भाई हरिभाई पटेल, ५ श्री सोलोमन, ६ श्री गोविद स्वामी राजूजी । 


२५६ जीवन-प्रभात 


कुमार--१ श्री झिवपूजन सहाय वद्री, २ श्री राजू गोचिन्दु । 

मठारह्‌ वर्ष से कम आयु के किगोर--१ श्री रामदास गाघी 
(बापूजी के ततीय पुत्र), २ श्री रेवाभकर रतनगी सोढा, ३ श्री 
कुप्पूस्वामी मुदलियार, ४ श्री गोकलदास हसराज । 

सोलह वीरो की इस टोलीके वाद फीनिक्स से सत्याग्रह के लिए और भी 
एक-दो टोलियो के जाने की योजना थी | परतु उस दिन अनुमान यह था 
कि फीनिक्स में ही नही, दक्षिण अफ्रीका भर में सत्याग्रहियों का यही जत्या 
सबसे बडा होगा और सत्याग्रह के तीसरे वार के सघर्ष का मुख्य उत्तरदायित्व 
इन्ही वीरो के सिर रहेगा । हममे से किसी को कल्पना नही थी कि इस प्रयाण 
हारा किसी विशाल और भव्य युद्ध का सूत्रपात हो रहा है । 


- ७० हे 
प्रथम टोली की गिरफ्तारी 


. देक्षिण अफ्रीका में कानूनभग' बब्द के पहले 'सविनय” विशेषण 

जोटने की प्रथा नहीं चली थी, फिर भी वबापूजी ने जोर दिया था कि सत्या- 
ग्रहियों की ओर से कोई ऐसा आचरण न हो, जिससे नैतिक दृष्टि से वहा की 
गोरी जनता के दिल को ठेस छगे। वह चाहते थे कि सत्याग्रहियो की 
सज्जनता व घाढठीनता तनिक भी कम न हो और फिर भी विरोधभावना का 
प्रद्णन इतना जोरदार हो कि सरकार चैन न छे सके । 
___दवरी ओर, स्मद्स सरकार नही चाहती थी कि सत्याग्रह के मामले को 
लेकर भारत में, इस्लेंड में और ससार में शोर मचे । स्मट्स-सरकार स्वय 
58 महू करनी थी कि भारतीयों के साथ उसका व्यवहार न्यायोचित नही हैं, 
किन उसके मन मे आजा वधी हुई थी कि चतुराई से वह अपनी मनमानी 
कर सकेगी । 

न्याग्रहियों के उत्साह को कुचलने के छिए स्मट्स-मरकार ने एक 
नीति का अवलम्बन क्रिया | बिना विशेष अनुमति-पत्र के कोई भारतीय 
नेटाल से ट्रान्सवा5 में प्रवेश करे तो वह कानून का भग माना जाता था 
और उस अपराब के लिए तीन में छ महीने तक का कारावास दण्ड दिया 
जाता था। अब उसने बापूजी, रुस्तमजी सेठ आदि नेता और बनीमानी' 
व्यक्तियों को इस अपराध पर गिरफ्तार न करने की नीति अपनाई, ताकि 
पड छोग्ो को जेंढ से बाहर रखकर दूसरे छोगो का उत्साह ठडा किया 


साई 


प्रथम ठोली की गिरफ्तारी रप७ 


जा सके | इस हाछत में फीनिक्स से चले हुए सत्याग्रहियों के सामने प्रव्न 
था कि जब वे नटाल से ट्रान्सवाल में प्रवेश करेंगे तव यदि सरकार पकटेगी 
ही नही तो फिर सत्याग्रह आगे कैसे चलेगा ? 
वापूजी इस प्रथम मोर्चे को इतना पवित्र जीर सुदढ वनाना चाहते थे 
कि उन्होने कार्यारम्न से पूर्व ही अख़वारी में उसकी प्रसिद्धि नहीं होने दी । 
फीनिक्सबासियों के अतिरिक्त डरवन और जोहान्सयवर्ग के कुछ मजे हुए 
सत्याग्रहियो को ही उन्होने सत्याग्रह के लिए तत्पर रहने की सूचना दी थी। 
सत्याप्रह का श्रीगणेश पुन कब और कैसे होगा इसका पता फीनिक्स से वाहर 
मुब्किल मे दो-चार उन व्यक्तियों को दिया गया था जो बाश्रम-जीवन से 
अत्यधिक घुले-मिले हुए थे। 
ट्रान्सवाल की सरहद पर सरकारी अफसर फीनिक्स के इन सत्या- 
प्रहियो के साथ विशेष र्प ने पेश न जावें, साधारण भारतीय के समान ही 
उन सबसे व्यवहार करें इस हेतु से वापूजी ने फीनिक्सवासियों को ट्रान्मवालू 
में प्रवेश करते समय अपना पूरा परिचय न देने की सूचना दी थी। यहा तक 
कि अपना प्रचलित नाम बदठ देने के छिए भी कहा था। इसके अनुसार 
पूज्य वा को अपना नाम श्रीमती गावी' न बताकर कस्तूर वहन, पारसी 
रुस्तमजी' को केवछ रुस्तम” और मेरे पिता को सी० के० गारवी' के बदले 
केवल छगनला्ला बताता था । दामदासकाका को पिता का नाम 
न बताने तथा गावी' शब्द का प्रवोग त करने और मेरी माता व काकी को 
भी केवल अपना नाम देकर मौन रहने तथा गावी' के साथ अपना रिव्ता 
प्रकट न करने का निर्देश दिया गया था। क्शिोर सत्यात्रहियों मे रेवानकर 
सोटा नाम का जो छूडका इस टोछी में जा रहा था,उसको भी वापुजीने आदेश 
दिया कि वह सोढा' नाम का प्रयोग न करे क्योंकि उसके पिता श्रीरतनसी 
सोठा द्रान्यवाठ के स्पातनामा सत्याग्रही थे और उसकी माता ने भी देश- 
सेवाक काम में प्रसिद्धि पाई थी । सार यह कि गिरफ्तारी और जेल की सजा 
हो ज्‌ने तक फीनिक्सवासियों को अज्ञात रहते की पूरी-पूरी कोशिग 
करनी थी । 
फीनिक्स आश्रम से जब मइली स्टेशन के लिए चली और रास्ते में 
बातचीत में किसी में कहा कि “इस तरह अपना वाम छिपाना असत्य नही 
कहलाएगा ? सत्याप्रही को इस प्रकार झूठ बोलना चाहिए ? जौर वापूजी 
स्वय इस प्रकार झूठ बोलने के लिए किस प्रकार कह रहे है ? 
जब वापुजी के कानो तक यह वात पहुची तो उन्होंन समझावा * 
“वह झूठ नही है| झूठ का मतलब है, जो नही है वह कहना' । जो है सो 


२५८ जीवन-प्रभात 


न कहना कोई झूठ नहीं है। यदि में अमुक बात को जानता हू या बताना 
नही चाहता, तो म॑ हर॒गिज नहीं वताऊगा | चाहे कोई मुझे डराए, घमकाए, 
या मार डाले । मे यह नहीं कहूगा कि मे 'जानता नहीं ह, परन्तु यह 
कहगा कि में जानता तो हू, पर बताऊगा नही । अगर वह भी कहना में 
उचित नहीं समझूंगा तो कह दूंगा में यह बताने को तैयार नही कि मे 
जानता हु या नही जानता ।' 


“अत यदि हम अपना जावा ही नाम वत्ताएं तो उसमें जरा भी झूठ 
नही हुँ ! 

स्टेशन पहुचने मे थोडा-सा रास्ता वाकी रहा तव पूज्य कस्तूर वा और 
मेरी मा ने देवदासकाका को और मुझे अपने पास बुलाकर बडी वत्सलता 
से सीस दी। उन्होने हमें अपने से छोटे वच्चो को माताओं के बिना दुखी 
न होने देने के लिए हमारा कत्तंव्य समझाया। देवदास काका से भेरी माता ने 
विशेष रूप से कहा “प्रभु को अपना छोटा भाई वनाकर रखना और जव-जब 
'उसकी भूल हो, उसे नसीहत देता ।” माताओ की सीख हम दोनो ने चुपचाप 
अपने कानो मे भर छी और फिर दौडकर आगे निकल गए। 


__ कोई घटे-डेढ-घटें में सव स्टेशन पहुच । बापूजी सवसे बाद पहुचे । 
स्टवान पर पहुच कर बह पृज्य बा के साथ बातचीत करने लगे | पद्रह 
वीस मिनट के वाद रेलगाड़ी आ गई | उसकी आवाज के साथ मेरे दिल में 
घटकन-सी पैदा हुईं। अपनी टोली से अलग होकर जल्दी से में 
अपनी माताजी और पिताजी के पास पहुचा, दोनो को नजर भर के 
देखने छगा और पल भर के लिए मन-ही-मन काप उठा । विजली की तरह 
भत में विचार दौड गया कि “माता-पिता दोनो ही जेल जा रहे है, दुवारा 
शायद इनसे मिलना भी न हो । क्या में अकेला हो जाऊगा ? ऐसी हालत में 
छोटे भाई कृप्णदास का क्या होगा २” पर यह विचार क्षणिक ही रहा । 
ट्रेन जकने वाली नहीं थी। चटपट मेले अपने माता-पिता के पैर छुए, दूसरे 
वडी के भी पैर छुए और जाकर बापूजी की वगल में खडा हो गया। 

दक्षिण अफ्रीका की रेछगाठी भे गोरे लोगो के लिए अरूग और 
का के लिए तीसरे दर्जे में भी अलग डिब्बे रहते थे। काले छोगो के 
डव्या में बहुत भीड थी। फिर भी सोलह सत्याग्रहियों में से जितने सवार 
हो सकते थे उन्ही डिब्बों मे सवार हो गए। प्लेटफार्म पर वहुत-सा सामान 
है जोर तीतन-चार छोगो को जगह मिलो ही नही । तब रेबाशकर 
'मन ओर कुप्पू स्वामी ने मिलकर साहस के साथ गोरों के लिए 
सुरक्षित रखे गए एक डिब्बे को खोल लिया और वे उसमे सवार हो गए । 


प्रथम दोली फी गिरफ्तारी २५९ 


यह डिब्वा इजन से सठा हुआ था, इस कारण ड्राइवर का ध्यान 
एकदम उस ओर गया और उसके पुकारने पर गार्ड भी वहा भा पहुचा। 
दोनो ने मिलकर हमारी टोछी के छोगो को डाटना-डपटता गुरू किया। 
उन्होंने रेवाशकर आदि को हाथ पकड कर डिब्बे से नीचे उतारने की कोशिश 
की, परन्तु फीनिक्स के विद्यार्थी कमजोर शरीर के नही थे। वे डटे रहे । 
सामान वाहर फेंकने का और जो सामान नीचे से ऊपर दिया जा रहा था 
उसे रोकने का भी उन्होने प्रयत्त किया। गरजकर उन्होने कहा, “देखते 
नही, यह डिब्बा तुम्हारे लिए नही है ?” ड्राइवर और गार्ड को क्या पता 
था कि ये साधारण काले कुली लोग नहीं है, मौत के साथ झझने के लिए 
प्रयाण करने वाले सत्याग्रही हे । हमारे वीरो ने बहुत शाति से उस डिब्बे 
में जमकर स्थान ले लिया और अन्दर से दरवाजा बन्द करकं गार्ड 
से कह दिया कि “और कही जगह नहीं है, इसलिए हम यहा पर सवार 
हुए हे, अब तुम चाहे कुछ भी करो, हम उतरनेवाले नही हैं।” देर तक 
गाडी रोकी नहीं जा सकती थी। इसलिए ड्राइवर व गार्ड ने गाडी छोड दी 
पर रेवाशकर आदि से कहा, “अगले स्टेशन पर उन्हे देस लेगे।” 
वा भादि के प्रस्थान के समाचार दो दिन वाद वापूजी ने मणिकाल- 
काका को पत्र द्वारा जोहान्सवर्ग रिख भेजे । मणिलालकाका भी जेल 
जाने के लिए अधीर हो रहे थे। योजना यह थी कि फीनिक्स का पहला 
जत्या गिरफ्तार हो उसके बाद तुरन्त ही जोहासवर्ग से एक दूसरा जत्या 
ट्रासवाल की सरहद पर सत्याग्रह के छिए पहुच जाय । पूज्य वा को विदा 
देने के बाद वापूजी ने मणिलालकाका के नाम जो पत्र भेजे थे, उनमें से 
दो पत्रों के कुछ अश इस प्रकार हे 
ख्न्ज १ बन 
बुधवार, १८ सितम्बर, १९१३ 
चि० मणिलाल, 
वा आदि सव सोमवार के दिन वडी हिम्मत के साथ 
चढ़े है । 
तमोगृण के अतिरिक्त रजोंगूण और सत्वगुण। तमोगुण से मनुष्य 
अथ अज्ञान और अहदी रहता है। रजोगुण से मनुष्य अविचारी और दु सा- 
हसी तथा सासारिक कार्यों में उत्माही रहता है । यूरोप की प्रजा मे रजोगुण 
को प्रधानता है। हम लोगो की भी बहुत-सी भ्रवृत्तिया रजोगुणवाली है । 
सत्वगुण वाले शात, धीर और विचारवान होते हैं। वे दुनिया की झझटो में 
पडते नही है, और हर समय अपने मन को ईडवर मे छग्राये रहते हे । इस 


२६० जीवन-प्रभात 


सात्विक वृत्ति को 5009७87658 कहा गया, यह ठीक ही है। 
'सूदफास्ट' का मतलब है जात । 7688 हूगने पर वह सज्ञा वन गया 
याने शाति।शात वृत्ति में ही आत्मदर्शन हो सकता हैं। और जिस वृत्ति 
के द्वारा आत्मदर्शन होने की सभावना हो, वह है सात्विक वृत्ति। परमात्मा 
त्रिगुणातीत के रूप मे तो कुछ भी प्रवृत्ति--बुरी या भछी--करता नही है। 
किन्तु माया चैतन्यरूप से रहती है । उसने तीनों गुणो को अतीत कर रखा 
है। परन्तु जव अर्जुन को ज्ञान देने की प्रवृत्ति का काम करे तब वह 
सात्विक वृत्ति है और प्रवृत्तिमात्र झझ्ट हू। इसलिए उसे सत्वगुण की 
झझटवाला स्वरूप कहा गया । 
पके. २ प्र 
गुरुवार, १९ सितम्बर १९१३ 
चि० मणिलछाल, 
वा आदि वाक्सरस में गिरफ्तार हो गए है । करू वे लोग 
अदालत में पेश होने वाले थे । परन्तु क्या हुआ, में इस बात के तार की 
प्रतीक्षा मे हु। तुमको वह समाचार देता था, पर आया नही है। 
तुम ज्यों निराश होओगे, मे अधिक दुखी होऊगा । तुमको जो वचन 
दिया हूं उससे में हटा नही हू । मेने महत्व का परिवर्तन नही किया है। में 
आत्मा को प्रसन्न करके दुखी नहीं होऊगा, व्रतों से में दुखी नही होता, 
सुखी होता हू । इसमें तुम दुख मानो यह अज्ञान है। मुझे दुख तो तम्हारे 
दुर्व॑तंत से ही होगा । मेरे सस-दुख का आधार तम्हारे आचरण पर ही है 
में क्या करता हू इसको सोचते रहने से तुम मेरा दुख नही हरोगे। तुमको 
क्या करना चाहिए इसका विचार करने से तुम मुझे सुखी वना सकोगे | 
पु: ४ 
ध् श् 
| जन्म-मूमित्रत 
इखियानो विसामयों रे, माडी तारी झूपडी, 
रण बगडानो छायो रे, माडी तारी पझ्ृपडी। 
सन्‍्दनवन श्ली वहाली रे, अमने तारी झूपडी, 
जन्मभूमि ब्रत पाठो रे, शाणगारीशु झूपडी। 
. (है मा, तेरी झोपडी दुखीजनों को आसरा देनेवाली है, ऊजड 
प्रदेश में तेरी झोपडी छाया देनेवाली है । हम छोगो को तेरी यह झोपडी 
नन्दनवन जैसी प्यारी लूगती है। हम जन्मभूमि-ब्रत का पालन करके तेरी 


कं 


जन्मभूमि-श्रत्त २६१ 


झोपडी की झोभा वढायगे ।) 


बन्देमातरम्‌' गीत हम लोग फीनिक्स में किसी खास मौके पर गाते 
थे। हरेक सभा में वह अवश्य गाया जाय ऐसा आग्रह तवी नही था। प्रतिदिन 
की प्रार्थना के भजन प्राय घामिक ही हुआ करते थे । एक-दो गीत ऐसे थे 
जिनके द्वारा अपनी मातृभूमि के प्रति हमारे दिलो मे ममता और सेवा के भाव 
जगते थे । फीनिक्स में गृजरातियों की सख्या अधिक थी इसलिए स्वभावत 
गुजराती गीत अधिक रहते थे । ऐसे गीतो में टुसियानो विसामयो' हम छोगो 
को अनेक वार गद्गद्‌ कर देता था । इसका रचयिता एक होनहार युवक था 
जो अपने देश-सेवा के अरमान अधूरे छोडकर भरी जवानी में ही चल वसा 
था। वापूजी कहा करते थे कि उसकी इच्छा पूरी करते का कर्तव्य भव उस 
गीत को गानेवालो पर है। 

सत्याग्रह का श्रीगणेश घर के आगन से यानी फीमिक्स स्टेशन से 
ही हुआ, यह देखकर हम छोग खुश होते हुए घर लौटे । शाम की प्रार्थना 
के समय वापूजी के चारो ओर हम सब बालक बैठ गए । प्रार्थना पूरी होने 
पर वापूजी की सूचना से मगनकाका, देवदासफाका और मेने मिलफर 
ऊपर वाला भजन गाया । जैसे-जैसे गाना आगे बढता गया, हमारे मन के 
भाव अधिक आएं होते गए। भजन की समाप्ति पर बापूजी ने दीर्घ नि ब्वास 
छोडा और धीरे से बोले 

“सन्दनवन शी बहाली रे, 
ममने तारी छझ्ूपडो। 
जन्मभूमि व्रत पाछो रे, 
शाणगारीश झूपडी ॥” 

भर फिर उन्होने देवदासकाका से और मुझसे इन पक्तियों का शब्दश 
अर्थ करवाया। अन्त में पूछा, “बोलो, जन्मभूमि ब्रत का अर्थ जानते हो न ? ” 

हम कुछ नही वोल सके, तव वापूजी का प्रवचन गुरू हुआ 

“उस ब्रत के पालन करने का मतलब है, अपने दुखी भाई-बहनो की 
सेवा करना--जो दुसी हो, उनके लिए कुछ-त-कुछ दख हमे खुद उठाना। 
क्यों यह ठीक समझ में जाती हैँ न” ” 

हमने हा भरी, तो वापूजी ने कहा 

“तब कहो, जो जेल गये हैँ उनके लिए तुम क्‍या करोगे ” मा-वाप, 
भाई-बहन जेल में जाय तव हम मौज उडाय यह उचित हैं क्या ? उन छोगी 
को जेल मे जब उवला हुआ और कूडे का-सा खाना मिले, घी न मिले, दूध 

मिले, तव हम लोग यहा पर मिप्ठान्न तो खा ही नही सकते है व ? में तो 


२६२ जीवन-प्रभात 


तुम सब से इतना चाहता हू कि तुम सभी बालक अलोना शुरू करो । हमारे 
वागीचो मे ढेर-के-ढेर फल होते है । इसके अलावा हम रोटी ले, यह बहुत 
काफी समझना चाहिए । जेल में तो उन लोगो को इतना भी नसीव न 
होगा। बोलो, मेरी वात मजूर है ? ” 


बापूजी की यह बडी अजीब बात थी कि अलोने का ब्रत वह चार-पाच 
चर्ष की आयु के बच्चों से भी लिवाना चाहते थे और फिर उसे कोरे अनुशासन 
के रुप मे बच्चो पर लादना नही चाहते थे, उन्हें समझा-बुझा कर और उनका 
हादिक सकल्प पक्का कराकर सामूहिक रूप से अमल मे लाना चाहते थे । 
इसलिए उन्होने केशू, कृष्ण, नवीन, शाति, छोटम आदि प्रत्येक बच्चे से 
व्यक्तिगत रप से चर्चा की । तरह-तरह के फछों, मुरब्बों आदि का नाम 
ले-लेकर वच्चो को ललचाया और जब देखा कि बच्चे नमक छोडने में सकोच 
करते है तब कहा कि “मिर्च-मसालेदार चटपटा शाक, कढी, खिचडी आदि 
नमकीन भोजन हर रविवार को मिल जाया करेगा और सप्ताह में छ, 
दिन ही अलोना रहेगा | फिर तो शुरू करोगे अलोना ?” 


रविवार को अपवाद मिरू जानें पर सभी बच्चे उत्साह में आ गए । 
प्राय आब घटे तक उस दिन बापूजी ने बच्चों के साथ मनोविनोद किया 
ओर हसी-खुशी का ऐसा प्रवाह वहाया कि प्रत्येक बालक ने अलोने 
आहार की उनकी वात कबूछ कर छी । छोटे बच्चो के वाद बापूजी ने मुझसे 
ओर देवदासकाका से भी अलोने के लिए पूछा। हम तो तैयार थे ही। 
फौरन वह नियम हम दोनों ने स्वीकार कर लिया । परतु अलोने की बात 
निश्चित होते ही वापूजी ने हमारे सामने एक नया और कठिन प्रस्ताव रख 
दिया 

“क्यो देवा (देवदास) | कल सुबह से चार बजे उठा * न ? अब 
हमे कठोर जीवन बिताने का आरभ कर देना चाहिए।._ 

इस वाबय को सुनते ही हम डर गए । चार बजे उठने के नियम का 
पालत करना किसी भी तरह हमारे वृते का नही था | चार बजे उठने के 
बदले चाहे कितना ही कठिन काम बापूजी बताए, हम करने को तैयार 
थे। देवदासकाका ने वात टाल देने की बडी कोशिश की, परतु वापूजी 
मानने वाले कहा थे ? जब देवदासकाका ने हा भरने मे विलब किया तो 
वापूजी ने मुझ पर जोर डाला | 

,_मेरे लिए चार वजे उठना कठिन नही था। परतु रोज सवेरे नियम- 

भृवक चार बजे विस्तर छोड देना मुझे मुहिकिछ मालम दिया | इसलिए मेने 
उत्तर दिया “उठूगा तो सही, परतु नियम-पुर्वेक नही उठ पाऊगा ।” हे 


जन्मभूसि-द्रत श्ष्३ 


बापुजी ने देखा कि हमारे मन की कायरता दूर हो ही नही रही है, तो 
उन्हाने दुवारा हमे समझाना शरू किया “अगर तम लोग चार बजे उठता 
भी स्वीकार नही कर पाते तो फिर सबके साथ जेल जाने के लिए किस तरह 
तैयार होगए थे ? जेल में चार वजे उठने के मुकावछे कही कधिक कठि- 
नाइया उठानी पडती ।” 


इस अन्तिम वाक्य ने हमें मजबूर कर दिया। चार वजे उठने की वात 
स्वीकार किये बिना कोई चारा ही हमारे लिए नही रहा, क्योंकि अपने 
बडे सहपाठियों के साथ जेल जाने के लिए हम भी तत्पर हो गए थे । तेरह 
वर्ष से भी छोटी आयु के कारण ही देवदासकाका को और मुझको जेल- 
यात्रा का लाभ नही दिया गया था । 


इूसरे दिन जब वापूजी में मुझे चार बजे उठाया तव में उठ तो गया 
परन्तु उठने के बाद घटो तक आखो में नीद भरी रही । घरीर की सुस्ती के 
साथ मन भी उदास हो गया था । माता-पिता और सहपाठियों को विदा 
करके जब हम घर लौटे थे तव हमारा मन उत्साह में था , सत्याग्रह 
रा अच्छा जमेगा यह घुन हम बालकों के सिर पर भी सवार थी। पर्तु 
दूसरे दित जाने कहासे मन में उदासी छा गई । फीनिक्स का रीतापन मह- 
सूस होने लगा । माता-पिता की अनुपस्थिति अखरने लगी । पाठशाला 
के निकट से गुजरने पर अपने जेलयात्री सहपाठियों की उछल-कद और 

चहल-पहल नजर के सामने तादूथ हो जाती थी और पाठ रटने को कठ- 

व्वनि मानों सतत सुनाई पडती थी। 

फीनिक्स में आवादी थी ही क्या ? मोलह व्यक्तियों ने विदा ली, तो 
मानों तीन-चौथाई से भी ज्यादा फीनिक्स रीता हो गया | फीनिक्स भर 
में अब पाच-सात ही वयस्क रह गए थे, जो सब छापाखाने में दिन भर काम के 
लिए चछे जाते थे । तव हमारे निवासस्थान के प्राय चीयाई मील के घेरे में 
चारो ओर इतना सूना रहने छगा कि छोटी चिंडिया की आहट भी चोका 
देनेवाली लगती थी । 


पहला काम वापूजी ने यह किया कि दूसरे स्व घरो पर ताला डाल कर 
सभी वालको को अपने घर में इकट्ठा रखा। फिर हम सबको इस तरह 
काम में रूगा दिया कि माता-पिता आदि के वियोग की याद करने का हमें 
अवकाण ही न मिले । कुछ ही दिन बाद वापूजी को स्वयं भी फीनिक्स 
छोडकर जाना था । उनके पीछे भी हम लोग खिन्न न रहे और उत्पाहयूवेक 
अपना दिन गुजारे इसके लिए उन्होनें बच्चों को परस्परावछ॒वन सिखाने 
पर जोर दिया । 


हा 


२६४ जीवन-प्रभात 


छापाखाने के काम पर तो वायूजी ने दो-तीन वैतनिक कारीगरो को 
रखा था, परन्तु घरेलू काम के लिए एक भी वैतनिक कर्मचारी नहीं था । 
हम वालको में में और देवदासकाका ग्यारह और तेरह वर्ष की आयु से कम 
के ये और दूसरे आठ बालक सात से चार और तीन वर्ष के थे । इन सवकी 
परवरिण--खाना-पीना, स्तान, कपडे आदि का काम करना छोटी बात 
नही थी | इस पर भी वापूजी ने नौकर या रसोइया रखने का विचार नहीं 
किया । बच्चो की सारी आवश्यकता बच्चे आप ही पूरी करे यही लक्ष्य 
उन्होने दढतापूर्वक रखा । 

बच्चो की गारीरिक गक्ति और वाल-मनोवृत्ति का विचार करके 
वापूजी ने बच्चो की दो टोलिया वना दी। एक टोली का नायक देवदासकाका 
को वनाया और दूसरी का मुझे । शरीर से अधिक मजबूत और रूठने-झग- 
डे में कम ऐसे वालक भेरी टोली मे और तेज मिजाज तथा अधिक छोटे 
बच्चे देवदासकाका की टोछी में | इस प्रकार हर टोली में चार-चार के हित्ताव 
से आये। कुछ पाच-पाच बालकों की इन दोनों टोलियो मे एक-एक तो 
इतना छोटा बच्चा था जो बोलना और चलना भी अभी मुश्किल से सीखा 
था। एक तब्तरी, दो चम्मच उठाकर एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुचा दे 
तो वह भी उसके हिसाव से काम की गिनती में आता था । दोनो टोलियो 
को एक- एक दिन की वारी से काम करना होता था। इसलिए रोज एक ही 
काम न होने के कारण हमारा उत्साह कायम रहता था। 


वापूजी ने हमे कई काम बताये | वागीचे से फल और शाक-सब्जी उतार- 
कर ले आता, उन्हे छीोछ-छीलूकर तैयार करना, भोजन के समय से पहले 
मेज और कुमियों को वाकायदा लगाना, चीनी मिट्टी की तश्तरिया, कांच 
के ग्रिलास आदि सजाना, कोई बडा व्यक्ति उपस्थित न हो तो सावधानी 
से परोसना, वुहारना, कपडे धोना, क्यारियो में पानी देना, भोजन के 


बाद बज के बर्तनों को सावुन से धोकर और पोछकर व्यवस्थित रख देना, 
त्यादि। 


५. कहा जाता है कि वापूजी की अनेक वाते परस्पर-विरोधी हुआ करती 
यी। वह दया के सागर थे,पर भिक्षुक के लिए चुटकी भर आटा देने नही देते 
4, अहिमा के आचार्य थे, फिर भी गावो की गलियो में मारे-मारे फिरने- 
वाले कुत्तो को और खेती उजाडने वाले बन्दरों को जान से मार डालने 

लिए तत्पर हो जाते थे, भगी के घर का बच्चा भी वेपढा और बद्धिहीन 
रहे यह उनके लिए वहुत दु खद था, लेकित वह लिखने-पढने के काम को 
बहुत गोण वस्तु मानते थे ! भय और छारूच दिखाकर किसी से काम छिया 


जन्मभूमि-ब्रत २६५ 


याय इसके वह बडे विरोधी थे । इस बात में भी वह कम वि्वास नही रखते 
थे कि बच्चो को औरो के नामते अपमानित या तिरस्कृत न किया जाय , 
ने उनसे कोई वात वना-खनाकर कही जाय । लेकित यह सव होते हुए भी 
स्वस्थ स्पर्धा की वृत्ति को वह पूरा-पूरा पोषण देने थे । तैरने, दीडने जादि के 
भर्दानें खेलो में स्पर्धा को वह बडा प्रोत्माहन देते थे । इसी प्रकार काम- 
काज करने में स्पर्धा--होड का वातावरण पैदा करके वापूजी नें छोटे-छोटे 
बच्चो से भी भरपूर काम लिया | जो काम घटेसौत-बढे में पुरा होने वाला 
हो स्पर्धा की रचना करके वह पद्धह-तव्रीस मिनटो में ही पूरा करा देते थे । 
बालको का भोजन समाप्न होने के वाद वह स्वयं भोजन के लिए बैठने थे । 
उनका भोजन आधा भी पूरा न हो पाता कि हम छोग चौका-बरतन तया 
झाइ-पानी पुरा करके उनके सामने उपस्थित हो जाते थे। उनसे प्राप्त होने 
वाला शावाबी का एक शब्द या, उतकी जरान्सी मुस्कान ही हमें उत्साह 
में भर देती थी। 


हमारे बीच में उनकी उपस्थिति का उनके प्रोत्साहन का और पम्र-पंग 
पर उनके विनोद का ऐसा जादू भरा असर होता था कि अपने काम में पीछे 
बौर सर्देव शिथिलू रहने वाला बच्चा भी उमग में भर कर अपनी कत्तंव्य- 
बक्ति को आप ही बढाने पर तुल जाता था। और, जो आगे निकरू जाता 
था, वह अपने कमजोर साथी को चुपचाप सहारा देने लग जाता था। यदि 
कोई ठोली अपना काम पहले पूरा कर लेती तो वह दूसरी टोली का काम पुरा 
कराने में हाय वटाती थी और फिर सब मिल कर वापूजी के पास सेलने के 
लिए पहुच जाते थे 

गृहकार्य के छिए यदि वापुजी नौकर की व्यवस्या कर देते तो अवश्य 
ही हम दच्चो को अपने माता-पिता आदि का विछोह बहुत असरता । 


इस प्रकार पूरा एक सप्ताह भी नही वीता होगा कि वापूजी ते फीनिक्स 

की सारी प्रवृत्तियों का पुनस्सगठत कर दिया। वैसे फीनिक्स खाली-पता हो 

गया था, लेकिन उन्होने उसमे पर्याप्त ऊप्मा पेंद्ा कर दी। हमारे दिन 
उत्साह से बीतने लगे । 


६६ जीवन-प्रभात् 


४ ५२ : 
सत्याग्रहियों की तपल्‍्या ओर बापू का चिंतन 


कद्थितस्यापि हिं घर्यपत्ते न शब्यते घेये गुणप्रप्ताष्ट्म । 
अधघोमुखस्थापि कृतस्य बहने नाथ. शिखा याति कदाचिदेव ॥ 


(धैये को जिसने अपनाया है उसको चाहे कितना ही उत्तीडित क्यो 
न किया जाय, उसका धैर्य मिटाया नही जा सकता । अग्नि को उठाकर 
उलटे मृह कर दिया जाय तो भी उसकी छपटे नीचे की ओर हरमिज्ञ 
नही जायगी ।) 

ट्रान्सवाल की सरहद पर फीनिक्स-सत्याग्रहियो की टोली के गिरफ्तार 
होने के वाद उन पर क्या-क्या बीती, इसके समाचार पाच-सात दिन 
वाद आए। 


वालकस्‍्ट के स्टेशन पर सबको रेलगाडी से नीचे उतार लिया गया । 
वहा के गोरे अफसरो को इस टोली के बारे मे कुतूहल पैदा हो गया था । 
सब सत्याग्रही एक ही ढंग से पेश आते थे यह उत्तके लिए अचम्भे की वात 
थी। द्ान्सवाल मे प्रवेश पाने के वास्ते अनुमति-पत्र प्राप्त करने के लिए 
समझाने पर भी अधिकारी छोग एक भी व्यक्ति को तैयार नहीं कर पाए।॥ 
तब उन्हें पुलिस के द्वारा वालक्रस्ट कस्बे से कुछ आध-पौन मील दूर, वालनदी 
की पुलियाके उस पार उन छोगो को भिजवा दिया गया । वे सब निविरोध 
चले भी गए। ट्रान्सवाल की हद से नेटाल की हद मे इन सत्याग्रहियो को 
पहुचाने के बाद ज्यो ही पुलिस ट्रान्सवाल की ह॒द मे लौटी, ये सत्याग्रही भी 
वाल नदी को पुलिया पार करके दुवारा वहा दाखिल हो गए। तव पुलिस ने 
उन सबको गिरफ्तार कर लिया, हवालात मे रखा और यथासमय अदालत मे 
पेश किया। मैजिस्ट्रेट ने सवके नाम पूछे तो मेरे पिताजी ने दुभापिए का काम 
किया, सबके नाम लिखवाये और सबकी ओर से अपराध स्वीकार किया । 
साथ-साथ यह भी बता दिया कि हम छोग अपना बचाव करना नही चाहते । 
मजिस्ट्रेट ने सवको तीन-तीन महीने की कडी कैद की सजा सुना दी । इस 
प्रकार सोलहो सत्याग्रही सरकारी अतिथि बन गए। 

जेल में पहुचने पर वहा के अधिकारियों ने जब पूज्य व। आदि को 
शिनाख्त लिखने के लिए बुलाया तव वडी विनोदपूर्ण बात हुई । महिलाओ मे 
जय कुवर वहन ग्रेजुएट थी और भलीभाति अग्रेजी बोल छकती थी, परन्तु 


सत्याग्रहियो की तपत्या और बापू का चितन २६७ 


सभी ने अपनी मातृभाषा गुजराती और राष्ट्रभापा हिन्दी के अतिरिक्त किसी 
भाषा में न वोलने का आग्रह रसा । तव हारकर जेलवालो ने मेरे पिताजी 
को दुभाषिए के काम के लिए बृ लवाया। 


जेल के वलके ने पूज्य वा की ओर इबारा करके पिताजी से कहा--यह 
जो पहले खडी है, उनसे नाम पूछो । 


पिताजी (पूज्य वा से गुजराती में )-कप्ण-भवन की पहली रात रँसी 
? 


वा--अधेरा होने पर भजन करके हम छोग आराम से सो गईं । 

पिताजी (क्लक॑ से अग्रेजी मे ) इनका नाम कस्तूर वाई है । 

वेचारा क्लर्क इस नाम के हिज्जे न कर सका, तव आखिर पिताजी ने 
ही वह नाम लिख दिया । 

क्लर्क--क्या वह विवाहित हें ? 

पिताजी (पृज्य वा से)--रात की व्याडू की थी ? 


वा--मझे तो फल चाहिए । इन सबने साग-रोटी सूघ कर रख दी । 
वरतन भी तो गन्दे और घितीने थे ! 

पिताजी (क्लर्क से)--वह विवाहित हें और उनके पति का नाम 
मोहनदास करमचन्द हूँ । 

इसके बाद आय, जाति, वेतन आदि के सवाल एक-एक करके चारो 
महिलाओ से पूछे गए भौर पिताजी ने उसका लाभ लेकर अन्दर की सारी 
जानकारी प्राप्त की तथा वाहर की जानकारी वता दी। पिताजी ने पूज्य 
बा को वता दिया कि फलाहार के लिए हनुमानजी (कलनवेक) वालक्रस्ट 
में आ पहुचे हें और जेलर से मिलकर फल पहुचाने की तजवीज 
में छगे हे। उन्होने यह सूचित किया कि प्रार्थता के भजन जोरो से गाने की 
माग रुस्तमजीकाका ने की है, क्योकि केवछ एक ही दीवार सत्याग्रही 
भाई-बहनो के वीच थी। 

वालक्रस्ट जेल की सुविधा चार-पाच दिन तक ही रही । फिर सबको 
नेटाल प्रान्त की राजधानी मारित्सवर्ग की जेल में भेज दिया गया | वाल- 
क्रस्ट से तो श्री केलनवेक के पत्रों से समाचार फीनिक्स पहुच जाते थे , 
परन्तु भारित्सवर्ग से कई दिन वाद जेलवासियो के अधूरे समाचार मिले । 


मुख्य खबर यह थी कि मारित्सवर्ग जेल में पुज्य वा को फल नही दिये 
गए । फीनिक्स से चलते समय वापूजी के परामश से पूज्य वा ने यह प्रतिज्ञा 


२६८ जीवन-प्रभात 


ले रखी थी कि जेल मे विशुद्ध फछाहार ही करना है चाहे भूसा रहना पडे 
या मृत्यु हो जाय | लेकिन जेल के अधिकारी प्रतिना के गौरवको क्या समझे ? 
उन्होंने तो उद्डझत्ता से कहा कि “ऐसे नखरे करने थे तो जेल मे बयो आई ? ” 
पूज्य वा ने धैये रखा और शान्तिपूर्वक अनशन करती रही । जब दूसरा 
और तीसरा दिन भी बीत गया तब मेट्रन' कुछ ढीली पडी और बोली, 
“अगर हम लोगो को तीसरे पहर की चाय न मिले तो हमारे हाथ-पाव 
जिथिल पड जाते है, और दिमाग काम नही देता । तुम इतनी दुवली-पतली 
होने पर भी तीन-तीन दिन विना खाय कैसे रह सकती हो? साथ ही यह भी 
समझाता कि जेल मे जो मागों, वह ती खाने को मिलरू नहीं सकता। कृपा 
करके जो मिलता है, वही ले लो ।” परन्तु मुसकरा देने भर के अतिरिवत वा 
और क्या उत्तर देती ? 


पाचवे दिन सरकार झुकी और वा को फलो की सुविधा दी गईं। लेकित्त 
वह सुविधा इतनी मर्यादित थी कि पूरे तीन महीने तक वा को प्राय उप- 
वासी ही रहना पडा । मेरी माताजी ने जेल से छोटक्कर बताया कि पूज्य वा 
को केवल पाच या छ केले, आध पाव अमरीकी सूखे आल्बुखारे और चार 
कागजी नीबू ही प्रतिदिन के भोजन के लिए मिलते थे । मूृगफली या और 
कोई गिरी अथवा घी-तेल आदि कुछ भी नही दिया जाता था। दूध की तो 
बात ही क्या ! यह पूज्य वा का ही साहस था जो मारित्सवर्ग मे, जहा का 
हवा-पाती बहुत ही आरोग्यवर्धक और सुपाच्य था, इतने कम आहार 
में पूरी शान्ति से दिन काटती रही | इसका परिणाम यह हुआ कि तीन महीवें 
तक पूज्य वा को दिन-रात भूख के दावानल में अपनी देहयणष्टि को झुलसाना 
पडा और तीन महीने वाद जब वह जेल के फाटक से वाहर आईं तो उनका 


शरीर ककाल-मात्र रह गया था | उस समय उनके दर्शन करनेवालो की 
आखो में पाती आए विन। न रहा। 


माताजी ने दूसरी वात यह बताई कि “जेल के अन्य छोटे-मोटे कष्टो 
की तुलना मे हमे कपडो का कष्ट अत्यधिक दुखदायक प्रतीत हुआ था। 
अफ्रीका की आदिवासी जुरू कैदियों को दिये जाने वाले फ्राक पहनने में हमे 
बडा सकोच हुआ। पाच-सात दिन तक वहा का खाना भी घिनौना लगा 
और जरा-जरा चखकर भोजन को हम सब अलग से सरका देती थी। परल्तु 
बाद में सबकी भूख इतनी तेज हो गई कि मकई के पुप्पु (दलिया) में बडा 
स्वाद आने छगा। यही नही, पुज्य वा के लिए आते वाले केले और नीबू 
के छिलके भी हमारी भूख की ज्वाला मे कई वार स्वाहा हो जाते थे। 


तीन सप्ताह मुश्किल से बीते होगे कि फीनिक्स मे खबर पहुची कि पूज्य 


सत्पाग्रहियो फी तपत्या और धापु का चितन २६९ 


वा के जेंल जाने से जोहान्यवर्ग के सत्याप्रद्दी चहत ही जोश में आ गए हे । 
विशेषत मंद्रासी बहने अलग-जल्ग टोडियों मे निकद्र पड़ी हे तथा वे 
सब जेल जाने के लिए वास्-वार प्रयत्त कर रही है स्थान-स्थान पर जाकर 
सामूहिक रूप से कावून तोट रही हू । पर॒लु सरकार अब जौर महिठाओं 
को गिरफ्तार नहीं फरती। एफ तो पुज्य वा को गिरफ्तारी से टद्रान्मवाल में हीं 
सत्याग्रह की ज्वास्य भदफ उठी थी और दूसने भारत के अखवारे में वा 
के जेल जाने का प्रतियोप बहत जोर शा हुआ था। गोसलेजी महाराज 
ने पूरे भारत की सहानभृति बापूजी के सत्याग्रह आन्दोठन की ओर जगा 
दी थी। उधर उस्ठछेंट में भी स्मट्स सरकार के हूस काम को नाउसर्द किया 
जारहाया। 
जोहालवर्ग से दूसरी सवर आई कि वापूजी के घनिःठ भपक॑ में रहने 
जोहान्यवर्ग फ्रे सत्यागहियों ने भी वाठकम्द की चौकी पर अबने को 
गिरफ्तार करवा शिया है । उनमें बापू्जी ेे द्वितीय पुत्र श्री मधित्यल 
गांधी और अं प्रागजी देसाई तथा थ्री सुरेद्रनाथ मेट मुख्य थे । उन छोगो को 
भी मारित्सवर्ग की तेल मे फीनिय्सवाली टोंली के साथ रख विया गया था। 
एक दिन मगनकाका ने ख़बबबरी सुनाई कि मेरे छाटे काका जमना- 
दास गाघी राजफोद से रवाना होगए हैँ तया उनका कार्यकम पहुले स्टीमर 
द्वारा पूर्वी अफ्रीफा के वैसा बदरगाह में उतर कर रेल के गस्ते दक्षिण अक्रीका 
पहचने का है। वह दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का तथा सोचा केप कालोनी 
की मरह॒द पर खोलेगे । 
थरीडे दिन बाद हमें सवर मिल गई कि जमनाठसऊकाका ने मानदार 
सत्याप्रह जिया हैँ। उन्होंने केव कालोनी और आरेज फ्रीस्टरेंट काठोनी के 
प्रान्तों से पाच-सात साथी जमा कर छिये है और अब वे सब आरेज-कालीनी 
की सन्दर नगरी किवर्ली की, जो हीरे की खान के लिए प्रस्यात है, जे में 
रखे गए है। बाद में यह पता चल्य कि जमनादासकाफा आदि पाच-छ 
सवबबकों को क्विर्ली-से क्रिग्चियाना नाम के सुद्ररवर्त्ती गाव की जेल में 
भेज दिया गया हैं । 
अन्य कई सत्यागहियों ने भी ट्रान्सवाल से चलकर वालक्रस्ट मे अपने 
को गिरफ्तार करवा लिया और फारावास प्राप्त किया । 


इधर फीनिक्स में वापूजी सत्याग्रह का अध्ययन, चिंट्ठी-पत्री एव 
अण्ने इण्डियत थोपीनियन' के द्वारा उसका संचालन करते रहे । साथ- 
साथ, भारत में गोखलेजी मद्यराज के पान भी प्रतिदिन के समाचार विस्तार- 
पुवंक तार और चिट्ठी द्वारा भेजते रहें। इतना काम होने पर भी फीनिक्स 


२७० जीवन-प्रभात 


के छोटे-छोटे कामो मे से किसी के प्रति उदासीन नही हुए। कुछ-त-मुछ 
मजदूरी का--शरीर-श्रम का काम नित्यप्रति कर ही लेते थे। जब तक वह 
फीनिक्स में रहे हम बच्चों को समय से भोजन परोसने का काम उन्होने 
ही किया। 


परल्तु अब धीरे-धीरे वह बच्चो के साथ बातचीत मे कम समय देने छंगे। 
उनका विनोद भी कमर हो गया | हम लोग अपनी छोटी-छोटी बात लेकर 
उनके पास पहुच जाया करते थे । वह स्थिति अब बदलने लगी । अब उनके 
बदले मगनकाका हमारे दैनिक कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देने ऊंगे । मगन- 
काका के पास जाने पर ही जब हमारा काम बन जाता था तब हमे बापूजी को 
घेरने की आवश्यकता नही रहती थी। वापूजी और मगतकाका आपस मे 
वहुत कम बाते करते दिखाई देते थे। वैसे फीनिक्स में वापुजी ने कभी मौन 
व॒त लिया हो ऐसा मुझे याद नही पडता , परन्तु बिना मौनब्त के ही इन 
दितो वह प्राय मोन रहते थे । * 

भहादेवभाई का जैसा कोई मन्नी तव वापूजी के पास था नहीं, जो 
उतके मनोमथन की बातो पर प्रकाश डाले। मैं अनुमान करता हू कि ज्यो- 
ज्यो सत्याग्रह का यह दौर जोर पकडता गया, बापूजी अपने उत्तरदायित्व 
को अधिकाधिक महसूस करते गए ओर सत्याग्रह की व्यापकता के साथ 
उसकी पवित्रता बनी रहे इसके लिए भारी चिंतन करते रहे । 

इन्ही दिनो बापू ने इडियन ओपीनियन मे एक लेख लिखा था, जिससे 
उस समय की उनकी मनोदशा का परिचय मिलता हैं। उस लेख की 
कुछ पक्तिया ये हें 
“जो धर्म पर सच्ची आस्था वाला हो बही सत्याग्रही वन सकता है , 
मुख मे राम वगल में छुरी' वाली आस्था नही। धर्म का नाम लेकर धर्म 
से उलटा काम किया जाय तो वह धर्म नहीं है। किन्तु जो धर्म, दीन 
ओर ईमान को सचाई से पालने वाला है वह ईश्वर पर ही सारी वात 
छोड देता है। उसके लिए ससार में हार जैसी चीज होती ही नही । यदि छोग 
उसे हार बताए तो बह हार नही कहछायगी ओर यदि छोग उसे जीत कहे 
तो वह जीत भी न होगी। इस रहस्य को जो जानता है सो ही जानता है। 


“सत्याग्रह शब्द का अर्थ विचारने पर हम देखते हैँ कि उसमें प्रथम वात 
सत्य के आग्रह की--सत्य के वल की होनी चाहिए। एक पम्र दही मे और 
इेपरा दूध मे वाली वात इसमे नहीं चल सकती । बैसा आदमी दो पाटो के 
बीच कुचल ही जायगा। सत्याग्रह कोई गाजर की पिपिहरी नही है जो बजेगी 
नही, तो चबा छी जायगी, उसे ऐसा समझने वाला न घर का रहेगा व 


सत्याग्रहियो की तपत्या भौर वापु का चिंतन २७१ 


घाट का। घरीरबल की कर्मी होने के कारण अथवा गरीरवल के लिए मौका 
नही हैं यह देसकर इन्हे सत्याप्रही उनने के लिए मजबूर होना पडा है, ऐसा 
जो कहते है वे बिलकुल वेकार की वात कहते है । 


मत्याग्रही को मौत का डर छोडकर अन्त तक अचबना होता है। उसमे 
घरीर-वल से भी अधिक साहम होना आवश्यक है। अर्थात्‌ सत्याग्रही में 
सर्वप्रथम नत्य का सेवत और सत्य पर आस्था होना लाजिमी है। 


फछाहार के लिए पूज्य वा का और कस्ती के लिए रुस्तमजीकाका 
का उपवास तो थीचू ही निवट गया था, परन्तु जब सत्याग्रहियों ने बुद्ध घी 
प्राप्त करने के लिए अनगन आरम्भ किया तव जेल से वाहर वालो की 
चिन्ता और मन की अज्ञाति बहुत वट गई | यद्यपि टरवन नगरी सम्पूर्ण 
दक्षिण अफ्रीका की ब्वेतनगरी कही जाती थी कौर नेटाल प्रात की राजधानी 
मारिसवर्ग मानो मोतीनगर ही था, किन्तु उन दोनों स्थलों के कारागृह 
कालिमा और घोर उत्पीडन के केन्द्र बने हुए थे। इसमे डरवन का कारा- 
गार और भी छुच्यात था। वहा पर विश्येप रूप से कत्ल के जुर्म की सजा 
पाये हुए खतरनाक हव्णी कंदियों को रखा जाता था। जब नत्याप्रह संघर्ष 
ने'बहुत जोर पका, जेले भर गई और मारित्सवर्ग की जेल में जगह नहीं 
रही तव वहा से चुत-चुन कर अधिक जोशीले सत्याग्रहियो को डरबंव की 
जेल में लाया गया । 


पूज्य वा की तरह रुस्तमजीकाका को भी अनग्न करना पडा था। 
मारित्सवर्ग की जेल के फाटक में प्रवेश करते ही उनका कस्ती-सदरा' जब्त 
कर लिया गया । जेल के अधिकारियों को समझाने की वी कोभिय की 
गई कि विता कस्ती-सदरा' के पारसी छोग अपनी पूजा नहीं कर सकते 
और विना पूजा के वे खाना नहीं खा सकते, परन्नु जेलवाले नही माने । 
इसलिए रुस्तमजी सेठ को अनशन के लिए मजबर होना पडा। दूसरे 
सभी लत्याग्रहियो ने भी उनका साथ दिया। एक कर्मकाडी ब्राह्मण 
के लिए जो महत्व यज्ञोपवीत का होता है, वैसे ही रुस्तमजीकाका 
के लिए कस्ती-सदरा' अनिवार्य था । उनका कस्ती यजोपवीत 
के धागे जैसी ही थी और वह कन्धे पर न डालू कर कमर में वाब लिया 
करते थे । भोजन से पूर्व, सूर्य के सामने खडें होकर अपना जाप करते हुए 

उस कस्ती को, अपनी अजलि से, सूर्य के सामने ऊची उठाया करते थे 
और धीरे-धीरे कमर की चारो ओर सरकाते जाते थे । सदरा' उनके पहनें 
का विगिप्ट कुर्ता था। किसी सिख से कच्छ-कडा आदि छीन लिया जाय, 
किसी मुसलमान से वजू और नमाज का सामान छे लिया जाये, तो उसकी 


२७९ जीवन-प्रभात 


जैसी हालत होगी, वैसी ही एक पारमी से 'कस्ती सदरा' ले लेते पर होती 
है। फीनिक्स की सारी टोली में केवछ रुस्तमजी सेठ ही पारसी थे, परन्तु 
उनका कष्ट सव के लिए अपना कप्ट ही महसूस हुआ, मायों एक ही दरौर 
के वे अभिन्न अग थे। परल्तु जेल वालो को सत्याग्रहियो की यह माग, वेकार 
की बाधली प्रतीत हुई और उन्होंने कडाई से काम छेने का निर्णय किया । 


ततीजा यह हुआ कि मेरे पिताजी और सेठजी को मारित्सवर्ग से 
बदल कर डरवन की जेल में भेज दिया गया, जो बहुत बदनाम जेल थी । 
उधर मारित्सवग में भी रावजीभाई, मगनभाई आदि बडो को छोटे नव- 
युवकों से अछग कर दिया गया । परन्तु सभी जवान अनगन पर डटे रहे । 
जब डरखबन से काकाजी को सदरा-कंस्ती' मिल जाने की विश्वसनीय 
खबर उनको दी गई तव उतका अनगन समाप्त हुआ और इस प्रकार जेल 
में उत सबकी पहली कसौटी पूरी हुई । 


इसके पहले जो सत्याग्रह ट्रासवारू में दो वार किया गया था उसमें 
गोरे लोगो की जेब पर सीधी मार नही होती थी | परन्तु इस वार के सत्या- 
ग्रह से नेटाल के पूजीपतियो का वडा भारी आ्थिक नुकसान हो रहा था, 
इसलिए उनकी हमदर्दी मे सरकारी गोरे ह्किम तिछूमिला उठे ये । 

दक्षिण अफ्रीका में जेल के सुपरिटेडेट को जेल का गवर्नर कहा जाता 
था। डरखबन का जेंल-गवर्नर उन दिनी बडा कठोर बताया जाता था। भारतीय 


कैदियों को सीधा करने और उनका जोश ठडा करने का मानों उसते सकल्प 
कर रखा था । 


दक्षिण अफ्रीका की जेलो मे मास खाने वालो को सप्ताह में दो वार 
मास दिया जाता था । जो भारतीय सत्याग्रही मास छेना निपिद्ध मानते 
थे, उन्होने ट्रान्सवाल की जेल में अनशन करके मास के स्थान पर सप्ताह 
में दो दिन छठाक-छटाक भर घी पाने की व्यवस्था जेल के कानून में पक्की 
कराई, कितु ट्रान्सवाल की सरकार ने जो देना स्वीकार किया था वह नेटाल 
को सरकार ने देने से इन्कार कर दिया । जब जैलवालो ने सत्याग्रही कैदियों 
की माग पर कान नही दिया तव फीनिक्स और जोहान्सवर्ग के वे सत्या- 
ग्रही, जी वापूजी के घनिष्ठ सम्पर्क मे आये थे, घी के मसले पर अनशन 
करने के लिए कटिवद्ध हो गए। दूसरे सत्याग्रही भी वडी ससया में अन्त 
में शामिल हुए । घी का मसला मुख्य था, पर साथ-साथ जेछ-जीवन की और 
भी कई शिकायते उतर छोगो को थी--जैसे, जूओ से भरे हुए कम्बल, मार्स 
की जूठन से सने हुए वरतनो मे परोसा जाने वाला भोजन, अकारण गालियां 
और डाट-डपट तथा सप्ताह में केवछ एक बार नहाने की इजाजत और 


सत्याग्रहियों को तपत्या और बापू का चितन २७३ 


उसमे भी भारी अवविश । 
उपवास फरने वालों में दो तो वापूसी के पृत्र श्री मभिठाठ गाधी 
रर श्री रामदास गाधी थे। तौन-चार दिन तक जैल के बाहर वाले हम 
लोगो ने धर्य से समझीते वी प्रतीक्षा की, किनत बात को बदते हुए देख कर 
सब वंचन ही उठे । इस बीच इडिपन सोपीनियन' में छपते के लिए रेवाशकर 
सोझश और म॑जिस्ट्रेद के बीच का एक सवाद जाया । उसे अपनी स्मृति के 
णछाबार पर नीचे दे रहा है 
मेजिस्ट्रेड--लुम लोगो ने यह झ्या शरारत कर रसी है ? खाते क्यो 
नही ? 
सोदा--यानवूत वर थोए ही हम शरारत कर रहे 
चाहिए । वह दिलवा दीजिए, फिर साने उसगेगे । 
मेजिस्ट्रेट--पी नहीं मित्रेया। जानते हो कंद में जाये हो ? जो मागो 
सो कैदसाने में थोड़े ही मिल सकता हैं ? 
मोटा--आाय घी न देने में मजबर हैँ तो हम अपना उपवास छोडठने 
में मजबर हूँ । 
जिस्ट्रेट--थी नहीं मिलेगा तों कब तक उपबास करने रहोगे ? 
सोडा--मर जायगे तव तक । 
मेजिस्ट्रेट--मर जाओगे तो कोई ठोटा नहीं थाबगा । हमारे पास 
दफनाने की जगह काफी हैं । 
नोटा--तो, थी नहीं मिलेगा व तक मरने वालो का भी टोटा 
नहीं परेंगा । 
जेंलखानों में पहने हुए सत्याग्रहियों में उस समय संदने छोटी आयु- 
वाले रामदासक्ाफा और रेवासकर सोटा थे | उन दोनो को उपवासी दल 
से फोउ छेनें के लिए सरफारी अधिकारियों ने अपनी सारी कारस्गूजारी कर 
डाली। रेबागकर ने जेंटवालों की एऐसे-ऐसे मह-तोड जवाव दिये कि उनके 
दात खट्टे हो गए । उधर, रामदायकाका ने अपनी नम्नता, सरूता भौर 
दुटना से जेल वालो की हर कोशिय की विफल कर दिया । 
थी वाले अनशन के समय रामदासफ्का की शिप्ठता, साथुता 
और दढना का जेलवासियो पर जसावारण प्रभाव पटा था। लेकिन इससे 
भी अधिक उनके प्रति सबका आदर उस बात से बढ गया था, कि जेल के 
प्रत्येक नियम का उन्होंने बडी प्रामाणिकता ने पालन किया था। जेल से 
छूटने» पर उनके पथेल के साथी कहते थे कि सचमुच रामदास तो राम- 


3: 


25 


| हमे थी 


पक 
न 


5 


ए्छड जीवन-प्रभात 


दास ही थे । मानो स्वय वाप्‌ के ही प्रतिस्प हो । काम के समय सतत काम 
करते रहते थे । जेल-जमादार हम लोगो को काम के लिए टोकता था, परन्तु 
रामदास के पास वह जाता तक नहीं था , क्योंकि थक जाने पर कुदाल छोड 
कर रामदास कभी बेठ नही जाते ये | खडे-खडे ही अपनी थकान थोडी-सी 
उतार कर फिर से खोदने लग जाते थे। बागीचे में से हम लोग गाजर, मूली 
लेकर रामदास के सामने भी रखते थे। परन्तु वह उन्हे हाथ नही लगाते थे 

हम से स्पप्ट कह देंते थे---भुझ से कुछ मत कहो । काम करते समय 
जिस तरह वह छगे रहते थे, उसी तरह कमरे में भी अपने समय का पूरा 
उपयोग करते थे। स्वस्थता से वंठ कर पढा करते थे और किसीको अपनी 
ओर से जसुविवा न हो, इसकी सावधानी रखते थे। फीनिक्स की सारी 
टठोली में सब से छोटे होने पर भी रामदासजी के सामने और सब बौने मालूम 
पडते थे । उनका वितय और उनकी टेक इतनी तेजस्वी थी । 


घी के लिए किये गए उपवासोी में आरम्भ में सत्याग्रहियो की बडी 
सत्या सम्मिलित हुई थी । परन्तु वाद में वह धीरे-धीरे घटती गई । चाय- 
वीडी की आदत वाले अधिक समय नहीं टिक पाए। अनहान पर दढ रहने 
वालो में रेवागकर और मग्रनभाई पटेल वागीचे मे काम करते-करते सब्बे- 
प्रथम मूछित हुए । परतु रामदासजी उपवासो को भली-भाति महन 
करते च्ठ्‌ | 


जेल के उपवास में साधारण कैदी को आराम, स्नान, मनोविनोद 
आदि की कुछ भी सुविधा नहीं मिलती । हमारे सहाध्यायी जब जेल से 
छूट कर आये तो उन्होनें डरवन जेल के अनशन की जो कहानी सुनाई 
उसका सक्षेप यह हँ--उपवासो का पता चलते ही जेलर और जमादार 
को धाक-धमकी वहुत वढ़ गई । उपवास होते हुए भी रोज हमे वागीचे में 
खोदने के लिए नियमयूर्वक ले जाया जाता था । सब्या को वद होने से पूर्व 
हम अपने पूरे दरीर की तलाशी देनी पडती थी | इस तलाबी मे सभी 
कंदियो को दिगम्बर होकर तवतक कतार में गातिपूर्वंक खडा रहना 
पड़ता था जवतक दरोगा तल्ाजी पूरी न कर छे। अनशन के दिनो में इन 
परेटो में जेल के अधिकारी मत्याग्रही कैदियों को और भी परेशान तथा 
अपमानित्त करते थे। किसी ने अपने गरीर में कोई चीज छिपा तो नही रखी, 
यह जाचने के लिए उत्तको कूदने, हाथ फैलाने और मुह खोलने के लिए विवण 
किया जाता था। भूखे कैदियों को इस तरह जलील करके जेल वाले उनको 
डुफाना चाहते थे। जेंछ दालो की इस तरह की हिमाकत से सत्याग्रहियो 
का खून खौल उठता था लेकिन अपना सारा गस्सा थे मन-ही-मन पी जाते 


सत्यायहियों की तपस्या और वापु का चितन २७५ 


थे। मध्याह्न में भोजन के समय जो डेढ घटा दिया जाता था केवल उसी 
समय में वे परिश्रम से छुट्टी पाकर सो लिया करते थे । इसमे बिलकुल गिर 
पडने से वच जाते थे । मूछित होकर गिर पडना और जेल के अस्पताल में 
भरती होना, सत्याग्रही अपनी गान के खिलाफ समझते थे। भूख हडताल 
को तुडवानें के लिए उनके विस्तर के पास भोजन परोसा तसला रख दिया 
जाता था लेकिन वह रात भर ज्यो-का-त्यो पडा रहता था। सत्याग्रही उसे 
सूघते तक नही थे। 


चार-पाच दिन के वाद जब कडी धूप में काम करते-करते भूख के 
मारे चक्कर खा कर रेवाशकर गिर पद्ठा तव जेंलवाले घवराए और उन्होने 
धूय में सत्याग्रही से कडाई से काम छेना कुछ कम कर दिया | रेवाशकर 
को जेल के अस्पताल में पहुचाया गया और वहा चार-पाच आदमियो ने 
मिल कर जबरन उसके गले में दूध डाल दिया । रेवाशकर इस तरह दवने- 
वाला व्यक्ति नही था, उसने उल्टी करके दूध निकाल दिवा । 
जेल वाले और भी खीझ उठे। अब उन्होने रबर की नली गले में 
कर दूध को पम्प करके सीधे आतो में ही पहुचा दिया। दूध के रग को 
देखकर रेवाभकर को सदेह हुआ कि गायद उसमे अडा भी मिलाया गया 

। वह निरामिश भोजी था | इस कारण वहुत दुखी हुआ । 


तनहाई में प्रागजीभाई देसाई पर हत्शी जमादार टूट पडा। उसने 
उनको छाते लगाई और टठटाग पकड कर पीठ के बल दस-वारह फुट तक 
घनीटा । अन्य सत्याग्रहियो की भी इसी तरह को हारूत की गई, परन्तु 
वापूजी के परलते हुए वीर अपने प्रण पर दृढ रहे। पूरा एक सप्ताह 
अनशन-सघर्ष चलने के बाद सरकार ने उन्हें थी देना तथा उनकी 
दूसरी शिकायतों को भी दूर करना स्वीकार कर लिया। सत्याग्रह 
सग्राम का अत अभी तक कही नजर नहीं आ रहा था। इस बीच 
कारावास में होने वाली इस जीत ने सभी भारतीयों के दिल में काफी 
उत्माह वढा दिया । 


जेल के बनञन की समाप्ति की कथा जो हमारेस हपाठी कुप्पुस्वामी 
ते सुनाई थी वह भी वडी रोचक है । उसने वताया कि छ -सात दिन तक तो 
हम जोश-ही-जोज में भूख को सहार गए । फिर दिल्‍छू में धडकन पैदा हुई कि 
जाने कव तक यह कप्ट भुगतना पडेगा | वडे छोग ती अलग थे हम तीन 
किशोर एक साथ थे । रामदासजी, जो हमारे साथ थे, वह मन से भी 
खिन्च नही हुए थे । हम छोग सोच-विचार में परेशान थे कि एक 
सध्या के समय जेलर, गवर्नर और मैजिस्ट्रेट सामने आ धमके । आते ही 


२७६ जीवन-प्रभात 


उन्होने हम छोगो को जोरो से डाटना शुरू कर दिया, “तुम, अपने मन में 
क्या समझते हो ? ऐसी शैतानी करोगे तो वर्बाद हो जाओगे । भला है 
सरकार चुप है, याद रखना, जब वह आसे लाल करेगी, तुम्हारी मिट्टी 
पलीद कर दी जायगी।” गोरे अफसरों की बात समसाने के लिए 
एक दुभापिया (इन्टर प्रेटर ) भी उनके साथ कायदे से आया था। जेल 
मे हम लोग उसे इन्द्रापट' कहा करते थे, उसने साहव से भी दुगने 
जोर से उनकी अग्रेजी का अनुवाद हमे सुनाया और बोला, सुनो | साहब 
बोलता हूँ, तुम नही खायेगा तो तुम को सजा होगा | तुम साओ, नही तो 
सरकार तुम को वहुत सजा देगी ।” इस त्तरह धमकाने के साथ-साथ धीरे से 
वह यह भी कह देता था कि घी का परवाना तो आ गया है। फिर ऊचे से कह 
देता था कि तुम को खाना ही पडेगा । साहव को कह दो कि हम खायगे । 
सात जाओ अन्त में वीरे से पाद-पूर्ति करता था कि घी का परवाना मिल 
गया है। फिकर मत करो ।” इस प्रकार धमकी और धी की सबर एक साथ 
हमे मिली | हमारे मन जो ढीले होने जा रहे थे, वे फिर तन गए और 
साहव को हमने रोज की तरह 'इन्कार' ही सुनाया । 

जब हम लोग मोने की तैयारी में थे कि दुवारा जेलर हमारे पास 
आया और बहुत ही भलेमानस की तरह बोला कि हमने तुम्हारी सारी 
बाते सरकार में भेजी थी | तुम छोगों की कुछ माग तो ठीक थी लेकिन 
इस तरह दगा मचाना उचित नही हैँ । खैर, मिस्टर चिमनी (एजियाई 
दपतर का अफसर) की मजूरी आ गई है। बोलो, क्या खाजोगे ? तुम 
जानते हो कि रसोई-घर तो इस समय बन्द है। हमने उनको धन्यवाद 
दिया और दूसरे दित सवेरे सबके साथ ही उपवास खोलने का निर्णय 
करके शाति से सोये । 


हमें घी मिला और रमोई-घर मे हमारे प्रतिनिधि के स्वरूप श्री मेढ 
को भिजवाया । इसके वाद हम लोगो की थोडी-सी तिकडम भी चली । 
जेल के बाहर के समाचार हम छोग प्राप्त करने छगें। विशेपत तब, जब 
नहाने के लिए हम एक जगह इकटूठ होते थे । नहाते-नहाते छ्लोक बोलने 
का हमारा धर्म है इस वात पर हम अकड जाते थे और फिर वीच-वीच मे 
तुक बन्दी गाते थे 
“बाहर से खबर आई । वापू-क्च वढ चली ॥ 
हडताली तीन हजार । घुस गये द्वासवाल ॥” 
इन समाचारों से स्वाभाविक ही हमारा उत्साह वढना था । 


एक- रविवार के दिव फीनिक्स मे डरवन की जेल का एक वोर (डच) 


सत्याग्रह को प्रगति २७७ 


जमादार साप्ताहिक इट्टी मनाने जाया था । वह पूरा छ -साढे छ फुट ऊचा 
और तगडा था। जेल मे मेरे पिताजी पर पहरा देने का उसका काम था । 
हम लोगों ने उसे अपने साथ भोजन कराया । वे चाव से उसने हमारी 
हिन्दुस्तानी रसोई खाई/और फिर पुचकार कर मुझसे कहा फि तेरे पिता 
जेल में मजे मे है । तू, कुछ उनके लिए कहना चाहता हैं ? मुझे उतत आदमी 
से बोलने की इच्छा ही नही होती थी । उसके गोरे और गम्भीर मुह को मे 
साकता ही रहा । तथा मन में सोचता रहा कि यह कैसा अजीव आदमी हैं, 
जो यहा पर तो भरा और मीठा वन रहा है और जेल मे सत्याग्रहियो को 
अनहान करना पडे, इस हद तक सताता होगा। खैर, मेने सक्षेप मे कहा, 
'कह देना, हम मजे में हे'। जाते-जाते उसने हमारे बागीचे के फल भी भर- 
पेट खाये और फीनिक्स के प्रति अपना आदर और स्नेह व्यक्त करके वह 
डरबन जेल के लिए छौट गया | जेल का जमादार भी एक प्रकार से अच्छा 
आदमी हो सकता है यह देख कर उस दिन से मेरे मन में यह वात बस गई 
कि खराब कहे जाने वाले आदमी मे भी कुछ-न-कुछ अच्छाई होती ही है । 


४ ५३३ 
सत्याग्रह की प्रगति 


जेव जनरल स्मट्स ने तीन पाउड का कर रह करने के वचन का भग 
किया तब सत्याग्रह सग्राम पुन आरम्भ करने के विपय मे वायूजी ने गोखले- 
जी को लिखा था। वह पूरे राजनीतिन्न पुरुष थे । दोनो ओर के बलावछू का 
अनुमान किये बिना कैसे वापूजी को झुकने की सलाह दे देते ” अत उन्होने 
अ्रग्न किया, “भैया, छडाई लेने की वात सोच रहे हो तो यह तो बताओ कि 
तुम्हारे सग छडने वाले वीर अधिक-से-अधिक और कम-मे-कम कितने हे, जो 
तुम्हारे माथ अत तक टिकने वाले हो? ” दक्षिण अफ्रीका का इतिहास नामक 
पुस्तक मे वचन-भरग' जीर्पक प्रकरण मे वाधुजी ने लिखा है. मेने गोखले- 
जी के पास अधिक-से-अधिक ६५ था ६६ और कम-से-कम १६ नामों की 
गिनती लिख भेजी थी। साथ में यह भी लिखा था कि इतने कम मनुप्यों के 
वास्ते में हिंदुस्तान से पैसे की सहायता की अपेक्षा न करूँगा । इसके वारे में 
आप निग्चित रहे और अपने स्वास्थ्य पर--जो काफी कमजोर हों गया 
है--अधिक बोझ न डालने की कृपा करें ।” 


इसी पुस्तक मे बापूजी ने एक ओर स्थल पर लिखा है. जो अतिम 


| 


२७८ जीवन-प्रभात्त 


उपाय सोच रखा था उसे करने का निग्चय किया | वह कदम वहुत तेजस्वी 
सावित हुआ मेने सोच रसा था कि अतिम अवसर जा जाने पर उत्त सबकी 
बलि चढा देता होगा जो मेरे साथ फीनिय्स में रह रहे है । मेरे लिए वह 
अतिम त्याग था । फीनिक्स में रहते चाले मेरे निजी साथी और रिण्तेदार 
थे। अखबार चालू रसने के लिए आवश्यक आदमियों को और सोलह वर्ष 
से कम आयु वाले छोटे वाहकी को छोड कर अन्य सभी को जेज-यात्रा के 
लिए भेज देने की मेरी वारणा थी । इससे अधिक त्याग करने का मेरे पास 
और कोई साधन-सामान था ही नहीं । गोखले को छिगते समय आखिरी 
सोलह व्यक्ति, जो मेने अपने मन में रसे थे, यही थे ।” 

फीनिक्स वाले सत्याग्रही जेल में जा उटे, तो बापूजी ने ट्रान्सवाल 
की उन ग्यारह वीरागनाओ का जत्था मोर्चे पर भेजा जिनको टाल्स्टाब- 
वाडी में अपने साथ रप्तकर उन्होंने तालीम दी थी | उनकी योग्यता बताते 
हुए उन्होने लिखा हैं 


“बहनो को जेल में भेजने का काम बहुत ही खतरनाक था, यह में 
जानता था। फीनिक्स में रहते वाली वहने गुजराती थी, अर्थात्‌ ट्रासवाल- 
वाली वहनो के समान अनुभवी और कप्द उठाने की अभ्यस्त नहीं थी । 
वे अधिकतर मेरे परिवार की थी और केवल मेरे लिहाज के कारण ही जेल 
जाने को तैयार हो जाय ओर वाद मे एक मौके पर हौलदिल हो जाय या 
जेल मे पहुच कर माफी माग ले, तो मुझे भारी आघात पहुचते का ओर 
लडाई कमजोर पड जाने का डर था। किन्तु जो बहने टाल्स्टाय-फार्म में 
मेरे साथ रही थी वे इस सत्याग्रह मे शामिल होने के लिए व्याकुल हो रही 
थी। उन सबको मेनें इस लडाई के कष्टो के बारे मे सचेत किया, परल्तु वे 
डरी नहीं। सव-की-सव वहादुर थी, मेरे कहने पर भी किसी कदर रुकने- 
वाली नहीं थी । ये सभी (श्रीमती भवानीदयाल को छोडकर) तमिल 
प्रदेश की थी । उनमे छ वहनो की गोद मे दूध पीने वाले बच्चे थे।” 


महिलाओ की उस सारी ठोली का नेतृत्व श्रीमती थम्बी नायड़ कर 
रही थी। उनके पति एक वीर सत्याग्रही थे और ट्रान्सवाल मे बापूजी के 
साथियों मे प्रथम बीर माने जाते थे। मीर आलूम ने जब वापूजी पर 
घातक प्रहार किया था तब उन प्रहारो को अपने ऊपर झेल कर बापूजी 
की रक्षा करने वाछो में श्री थम्बी नायडू का नाम ही मुख्य था। परतु उनकी 
पत्नी का शौर्य उनसे भी दुगना माना जाता थ्य, जो इस मो पर स्पष्ट 
भरमाणित हो गया। इन तमिल बहनो के साथ श्रीमती भवानीदयाल भी थी, 


जो कई महीने फोनिक्स मे रह चुकी थी। बायूजी ने उनकी चिकित्सा अपने 


गज 


सत्याग्रह की प्रगति २७९ 


मिट्टी-पानी के तरीकों से की थी। वह देखने में दुबछी-पतली और कोमल 
थी और वाल्टी भर पानी टोना तक उनके लिए कठिन हो जाता था। श्री 
भवानीदयालजी को, जो बाद में सन्यासी भवानीदयाल कहलाये, हिर्द 
जगत्‌ भूल नहीं सकता। उनके व्यक्तित्व के प्रति हमे आदर था और जब 
श्रीमती भवानीदयारूणी ने अन्य महिलाओं के साथ जेलूबयात्रा के लिए 
प्रयाण किया तब उन दोनो के प्रति हमारे मन का आदर बहुत बढ गया। 

ये महिलाए ट्रान्नयवाल के दो-दो, तीन-तीन सीमा-स्थानों पर गई 
और बिना परमिट के सीमोल्ठघन करके फिर से ट्रान्सवाल में आई | 
परन्तु पूज्य वा को पकटने से ही दक्षिण अफ्रीका की सरकार पर देश-विदेण 
में लानत बरसने लगी थी, तव औौर भी वहनों पर हाथ डालने का साहस 
उसने नहीं किया। ज्यो-ज्यों सरकार ने उन्हे गिरफ्तार न करने की साव- 
धानी वबरती, श्रीमती थम्बी नायड़ की टोली नये-नयें कानन तोडती गई । 
क्षत में वापूजी की सूचना से वे सव वहने कोयले की खान के मजदूरों के पास 
चली गई और जवतक सरकार तीन पोड का कर हटा न ले तव तक हडताल 
करने के लिए उन्हें समझाने रूंगी । 


इधर स्मट्स सरकार ने वहनो को गिरफ्तार न करके तग कर डाला। 
उबर ट्रान्सवाल से अनेक पुराने और मजे हुए सत्याग्रही उन्हीं कानूनो को 
तोड कर जेल पहुच गए। मुत्किल से एक महीना पूरा हुआ होगा कि सत्या- 
ग्रह की छडाई का मोर्चा रग में मा गया। वापूजी को इस प्रगति से सतोप 
हुआ और वह अपने प्रहार को अधिक प्रभावोत्पयादक बनाने के उपाय 
करने लगे । 
फीनिक्स से निकलते वाले साप्ताहिक का काम वहुत कम आदमियों 
में ठीक तरह चलता रहे ऐसा परिवर्तन करना वापूजी ने आवध्यक समझा। 
पहले वह शनिवार को प्रकाणित होता था, अब उसे वृष को प्रकाशित करने 
का निरचय किया गया । इस सवधी व्यवस्था का उल्लेख करते हुए वापूजी 
ने नीचे लिखे आशय का छेख इडियन ओपिनियन के इस अक में लिखा 


अब से वृुधवार के दिन यह अखबार प्रकाशित करते का निरचय 
किया गया हैं। इस अक को तैयार करने के लिए तीन ही दिन का समय था। 
इस वजह से इस अक के चार ही पृष्ठ हे। गनिवार के दिन प्रकाशित करने 
से यह डरवन आदि नेंटाल के स्थलो में उसी दिन पहुच जाता है। परतु 
जोहान्सवर्ग और ट्रान्सवाल में सोम या मगल के दिन पहुचता है। इंडियन 
ओपीनियन के अधिकतर पाठक काम-धधे में इतने व्यस्त रहते है कि अबली 
शनि-रवि की छूट्टी आनें से पहले उन्हें यह साप्ताहिक पढने का अवकाण 


२८० जीवन-अभात 


नही मिलता । यह नई व्यवस्था उनकी सुविधा के लिए की गई हैं, ताकि 
शनिवार के दिन ही उनको यह साप्ताहिक मिल जाया करे | 


/हिन्दवासियों की वर्तमान परिम्थिति के सबंध में सही-सही जान- 
कारी पहुचाने के छिए यह साप्ताहिक चालू रहना चाहता है । यदि छोगो 
को इसको आवश्यकता नही है और वे इसके सर्च का बोझ उठाना नही चाहते 
तो भले-बुरे विज्ञापन आदि की भरमार करके जसे-तंसे इसके छापते रहने 
में और इसके द्वारा पैसे बटोरने में मुद्रक-प्रकाणक जनता के प्रति तथा 
देश के प्रति गभीर अपराध करते प्रतीत होते है । इस समय इसके नौ-मौ 
ग्राहक है। यह ग्राहक सस्या यदि गिर जायगी तो यह पत्र चलाना सभव 
नही होगा । इसलिए यह आवश्यक है कि कोई इसकी घटी हुई पृष्ठ ससया 
को देखकर हैरान न हो । असल में जो पन्ने कम किये गये है, उनमे केवल 
विज्ञापन और बेकार की चीजे ही छाटी गई हे। पटने की जो सामग्री 
वाकी रह जाती है वह कोई पोलो या थोथी नहीं है। हमे आशा है कि हम 
थोडी पढाई मे ज्यादा-से-ज्यादा उपयोगी बाते देगे । एक शब्द भी वेकार 
नहीं होगा। इस कम पन्नेवाले अख़वार को प्रकाशित करने के श्रम भीर 
सर्च में अधिक पन्ने वाले असवार के मुकाबले विशेष अत्तर नहीं पडता । 
अत इसका वार्पिक चन्दा कम नही किया जा सकता । प्रत्येक पाठक का 
कर्तव्य है कि वह इसमे प्रकाणित होने वाछे विवरण और बिचारो को अपनी 
जान-पहचानवाले सभी हिन्दियों मे प्रसारित करे और जो छोग पैसे से 
'इडियन ओपीनियन' की सहायता करने में समर्थ हो, ऐसे अपने-अपने मित्रो 
को इसके ग्राहक वना दे ।” 

अखबार भ्रकाश्ित करने का दिन बदलने के साथ बापूजी ने एक 
बडा परिवर्तेन और भी किया। सोलह पृष्ठ छापने वाछा बा थत्र तैल के 
इजन से चलता था। वापूजी ने ते के इजन का प्रयोग सर्वया वर्जित कर 
दिया। मिट्टी का तेल प्राशन करने वाल वह दैत्य जब रूठता था, किसी के 
वस का नहीं रहता था। उसके मुख्य चक्र--फ्लाई व्हील को चाल करने मे 
तेगई-तगड़े जवानों का दम भी फूछ जाता था। छपाई के दिन मद्रण-यत्र पर 
काम चढ़ने से पूर्व पाच-पाच छ -छ घटों तक हमारे हव्णी जवान चार्ली ओर 
भी गोविन्दसामी जैसे पहलवानों को उसकी आराधना करनी पडती थी। 


का वाबूजी नें उस तेलिये-भूतर के बदले अपना वाहु-बछ काम में छाना 
न्द किया। साढ़े चार या पाच फुट ऊचा एक बहुत बडा छोहे का चक्ते-- 
हाथ से चछने का--वहा रखा गया था। इजन के विगड जाने पर उस पर 


पट्टा चढाकर मुद्रण-यत्र चालू किया जाता था और चार आदमी मिल कर 


सत्याग्रह फी प्रगति २८१ 


उसे चलाया करते थे। बापूजी ने इसी पहिये से नियमित रूप से काम छेने 
का निश्चय किया । हर आधब घटे वाद चारो आदमियों की वारी वदली 
जाती थी, इसलिए मद्रण यत्र उस्ती वेग से काम समाप्त कर देता था जिस 
वेग से उजन के द्वारा होता था। उसे चलाने के लिए स्थानीय हत्णी-मजदूरो 
को लगाया गया था, फिर भी वापूजी ने स्वय अपने लिए भी चलाने की 
वारी रखी थी। और बज़वार छपने के दिव उसे चलाने के लिए वह विला 
नागा उपस्थित हो जाते थे । उन दिनो बापूजी फलाहार ही करते थे। लेख 
लिखने, गोखलेजी के साथ पत्र-व्यवहार करने तथा नत्याग्रह-सचालन 
सवधी यूचनाए भेजने का भारी काम घटो तक मेज पर वैठ कर उन्हें करना 
पडता था। फिर भी गरीर-श्रम करने का आग्रह इतना उग्र था कि दो-दो, 
तीन-तीन वारी चदल जानें तक वह पहिये पर से हटते नही थे । 

पहले वधवार को जब वापूजी लोहे का वह भारी पहिया घुमाने 
गये तब उन्होने अपनी जोडी में मुझे चुना । में छोटा वालक था, और पहिया 
ऊचा था इसलिए उसे घुमाने में मेरा जोर कम लगता था । परतु मेरी कमी 
वापूजी सवाबा जोर छगा कर पूरी कर रहे थे | इतनी निकटता से वापू 
जी के साथ काम करने का अवसर मुझे कई दिनो वाद मिला था। जीघु 
ही वापूजी जेल चले जाने वाले थे और कब यह अवसर फिर मिलेगा इस- 
का पना नहीं था इसलिए बापूजी से बाते करने के इस मौके का लाभ उठाने 
का मेने प्रयत्त किया । वहुत सोच-विचार कर मेने कई प्रइन वापूजी से पूछे । 
बापूजी भरसक मौन रहकर चितन करते हुए पहिया चलाते थे । फिर 
भी मेरे प्रब्तो का उत्तर उन्होंने घीरज से पहिया घुमाते-घुमाते दिया। 
उनमे से दो-तीन उत्तरो का सार इस प्रकार हैं 


मेने पूछा था कि साप्ताहिक में लेख आप अकेले लिखते हैँ फिर भी 
हमारी यह राय है, हम यह कहते हे” ऐसा वहुवचन का प्रयोग क्यो करते 
इसके उत्तर में बापूजी ने कहा, कि सम्पादक जो लिखता है वह 
उसके अकेले का ही विचार नही होता । उसके अनेक साथियों के विचार 
भी उसके विचार में मिले हुए होते हे इसलिए वह अपने लेख में अपने लिए 
एक वचन के स्थान पर वहुवचन का प्रयोग करता है । 


इसके बाद विज्ञापत हटाने के सबंध में मेरे प्रश्न के उत्तर में वापू- 
जी ने कहा, दृकानदार छोग अपनी चीजों का बहुत चढा-बंढा कर 
बखान छपवाते है । हमारे छापने से उनके ग्राहक बढते है लेकिन हम पैसे 
के छालच से आजतक जो विज्ञापन छापते थे वहु गलत काम करते थे । 
टूकानदार अपना माल अच्छा न होने पर भी अच्छा बतावे अथवा जैसा हो 


) 


२८२ जीवन-प्रभात 


उससे कई गुना श्रेष्ठ बतावे, यह झूठ ही तो हुआ । सच्चा आदमी ऐसी 
झूठी वाते व्यो कर छाप सकता हैं । फिर जो चीज हम अपने उपयोग मं 
लाते नहीं और लाना गलत समझते हे उन चीजो की लेने का, हमारा 
अखबार पढ कर, छोगो का मन करे तो वह हमारी ही भूल कही जायगी 
ने ५ 4) 

एक और प्रब्न के उत्तर में बापूजी ने मुझे समझाया कि जब तू टोली- 
नायक है तब अपनी टोली के करने का काम अबूरा न रह जाय, यह देखना 
तेरा कर्तव्य हे । तेरे साथी लडकों में से कोई आलम करे तो उस दिन 
तू दुगना काम कर लेकिन काम वाकी मत रहने दे । 


: एड: 
वह चिरजीवी इतिहास ! 


सत्याग्रह के इस इतिहास को ओऔरो की दृष्टि मे देखने के बदलें उसके 
प्रणेता के शब्दों में पढ़ना ही अच्छा होगा । तीन पौड के कर को हटाने में 
विजयी होने के तुरत वाद स्वयं वापूजी ने इंडियन ओपीनियन के 
विशेषाक में गुजराती मे एक लेख लिखा था। उसका कुछ अश लेकर 
उस इतिहास का दशेन कराना जरूरी समझता हू । वापूजी ने 
लिखा था-- 

“फीनिक्स की टोली के जेल जाने के वाद जोहान्सवर्ग से नही रहा 
गया । वहा की औरते अधीर हो गई और उनको जेल जाने का बहुत 
उत्साह हुआ। श्री कैलनवैक उतको लेकर फ्रीनिख़न गये। वहा जाने मे उम्मीद 
यह थी कि वे फ्री स्टेट (औरेज कॉलोनी) की सरहद पर जा कर लौटते 
समय गिरफ्तार हो जायगी । उनकी उम्मीद पूरी नही हुई । कुछ दिन उन्होने 
फ्रोनिखन में ही सुख-दुख में विताये । वहा पर डालिया सिर पर छे-ले 
कर फेरी लगाई | परन्तु किसी ने उनको पकडा नही | इस निराशा में अमर 
आशा छिपी हुई थी। सरकार ने महिलाओ को फ्रीनिसन मे ही पकड लिया 
होता तो कदाचित्‌ हडताल न होती । यह तो निद्चिचत वात है कि वह जम कर 
जिस पैमाने पर हुई उस पैमाने पर नही हो सकती थी । किन्तु कौम पर ईश्वर 
का हाथ था । 

“सदैव भगवान्‌ सत्य का रक्षक हैं। महिलाएं पकडी न गई तब तय किया 
गया कि वे नेटाछ की सीमा पार करे । यदि उनको पकडा न जाय तो श्री 


वह चिरजीबी इतिहास ! २८३ 


थम्बी वायडू के साथ वे न्‍्यूकेसल मे अपनी छावनी डाले | निए्चय यह 
किया गया था कि सत्याग्रही महिलाए न्यूकेसल में गिरमिटियो तथा उनकी 
स्त्रियों से मिले । उनकी दु्दंशा का उनको खयाल कराये और तीन पौड के 
कर के वारे में उनको हडताल करने के लिए समझाये । जब में न्यकेसरूू 
पहुच जाऊ तव हडताल की जाय । किन्तु महिलाओ की उपस्थिति ने सूखे 
इंधन पर दियासछाई का काम किया । सेज-पलूग के बिना न सोते वाली 
और मुब्किल से अपना मुह खोलने वाली इन महिलाओ ने गिरमिटियों की 
आम सभा में भाषण दिये । वे जाग उठे और उन्होने मेरे पहुचने से पहले 
ही हइताल करने का आग्रह किया। यह बहुत खतरनाक काम था। मुझको 
श्री नायडू का तार मिला । श्री केलनवक न्‍्यकेसलू गये और हडताल शरू 
8 गई। मेरे पहुचने तक कोयले की दो खानो के भारतीयो ने काम बन्द कर 
याथा। 


“मिस्टर होस्केन की अव्यक्षता में यूरोपियनों की सहायक समिति 
ने मुझे बुलाया । मे उनसे मिला। उन्होने हमारे आन्दोलन को पसन्द किया 
और प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया । एक दिन जोहान्सवर्ग में वर्क कर 
मे न्यूकेसल पहुचा और वहा रुक गया। मैंने देखा कि छोगो में बेहद उत्साह 
था। सरकार महिलाओ की उपस्थिति को सह नहीं सकी और उसने अन्त 
में उनको आवारागर्दी का जुर्म लगाकर जेल भेज दिया। 


“श्री लेझरस का मकान अब सत्याग्रहियों की धर्मशाला बन गया। 
वहा सैकडो गिरमिटियो के छिए खाना पकाना जरूरी हो गया । फिर भी 
श्री लेझरस ने निरुत्माह को अपने पास फटकने नही दिया । न्यूकेसल के 
भारतीयों ने एक समिति नियुक्त की। श्री सीदात प्रमुख नियुक्त हुए । 
जोरों से काम चर पठा। दूसरी खानो के भारतीयों ने भी काम छोड दिया। 


इस प्रकार, खानो के मजदूर काम बन्द करते चले तव कोयला- 
खानों के मालिकों के मडलू की सभा हुईं | वहा वहुत बातचीत हुई, पर 
कोई फंसला नही हुआ । उनकी माग यह थी कि यदि हमारी ओर से हडताल 
रोक दी जाय तो वे लोग सरकार से तीन पौड के कर के वारे में लिखा-पढी 
करेंगे । सत्याग्रही यह स्वीकार नही कर सकता । हमे मालिको से कोई वेर 
नहीं था। हडताल का उद्देश्य मालिकों को दुख पहुचाने का नहीं था, केवल 
हम दु स उठाए, यही था | इसलिए कोयला-खानों के मालिकों की सलाह 
को स्वीकार किया जा सके, ऐसा नही था । में फिर न्यूकेसछ छौट गया। 
उस सभा का नतीजा मेने सुनाया तो उत्साह वढ गया । और भी खानो में 

काम बन्द हो गया । 


२८४ जीवन-प्रभात 


“अब तक मजदूर छोग अपनी-अपनी खानों पर ही रहे थे। न्यूकेसल 
की कार्यवाही समिति ने सोचा कि जब तक गिरमिटिये छोग अपने सेठ 
की जमीन पर रहेंगे तव तक हडताल का पूरा प्रभाव पटते बाला नहीं है । 
वे छोग छाछच में आकर या टर कर काम धुरू कर दें, यह सतरा ही था । 
और सेठ का काम न करने पर भी उसके घर में दसना अथवा उसका नमक 
खाना अनीति कही जायगी। अर्थात्‌ गिरमसिटिए का खान पर रहना दोप- 
युक्त था। यह दोप सत्याग्रह के जुद्व प्रयास को मलित करने वाढा मालूम 
दिया। दूसरी ओर, हजारो भारतीयों को कहा पर रखा जाय, उनकों किस 
तरह भोजन कराया जाय, ये सव विकट समस्याए थी | श्री लेझ्षरस का 
मकान जब छोटा महसूस हुआ । फिर भी चाहे जैसा खतरा उठा कर भी 
खानों को साली ही करने का निः्चय किया गया । गिरमिटियो को 
अपनी खाने छोड कर न्यूकेसछ चले आने का सदेशा पहुचाया गया । 


“ख़बर मिलते ही खानों से कूच घुर हो गई । बेलगी की खान के 
भारतीय पहले आ गए । न्यूकेसल में ऐसा दृष्य वत गया मानो हर रोज 
यात्रियों का सघ ही आ रहा हो । जवान, बूढ़े, औरते--कोई बकेली तो 
कोई गोद में बच्चे बाछी, सभी स्त्रिया अपने-अपने सिर पर ग्रठरिया 
लिये हुए चल दी, मर्दों के सर पर पेटिया वजर आती थी। कोई दिल में 
आ पहुचते ये, तो कोई रात मे । उनके छिए भोजन का इन्तजाम करना 
पडता था। इन गरीब लोगो की सतोप-वृत्ति का में क्या बयान करू । जो 
कुछ थोडा-सा मिल गया उसे वे सुख समझते थे। कोई रोता हुआ शायद ही 
नजर आता था। सब के मुख पर स्मित दमक रहा था । मेरे मतसे तो वे 
तेतीम कोटि देवताओं मे से थे । स्त्रिया देवी रुप थी | उन सब के लिए छत 
की व्यवस्था कैसे सभव हो सकती थी ? सोने के लिए 'तृणझय्या' थी, छत 
के स्थान पर आकाण था। उनका रक्षक ईश्वर था। किसीने बीडी की 
भाग की | मेने उसको समझाया कि उन्होने गरिरमिटियों के रूप मे यात्रा 
नही की है, भारत के सेवकों के नाते निकले हुए हे। धामिक लडाई मे 
झाविल हुए है, और ऐसे अवसर पर तम्बाक्‌ आदि व्यसनों को उन्हें 
त्याग देता चाहिए | इन साथु पुरुषों ने ऊपर वाली सलाह स्वीकार कर 
ली और इसके वाद किसीने वीडी के लिए पैसा खर्च करने की माग मेरे 
पास नही की। इस प्रकार खानो में से पात-की-पात छोगों की चल पडी। 
उनसे “क अर्भवती स्त्री को चलते-चलते रास्ते मे गर्भपात हो गया। ऐमे 
सनक दुख उठाने पर भी कोई थका नही, पीछे हटा नहीं। 


4, ०. भारतीयों 
च्यूकेसछ में भारतीयों की सस्या बहुत बढ गईं। वहाकें भारतीयों 


वह चिरजीदी इतिहास | २८५ 


को स्थान भर गये | उनके पास से जितने मकान मिले सके उनमें स्त्रियों 
छोर बूढो का समावेश किया जा सका । यहा पर कहना होगा कि न्यूकेसल 
१ >. रे उन्होने 
में बसने वाली गोरी जनता ने बहुत विनय का वर्ताव रखा था। उन्होंने 
अपनी सहानुभूति भी दरसाई थी। एक भी भारतीय को उन्होने सताया 
नही । एक भली महिला ते अपता मकान मुफ्त में ही उपयोग के लिए दे 
दिया था । और भी बहुत-सी छोटी-छोटी सहायता गोरो के पास से मिलती 
रहती थी । 

“परन्तु न्यूकेसल में हजारो भारतीयों को सदा के लिए रखा जा सके 
ऐसी हालत नहीं थी। 'मेयर' घवरा गए थे। साधारणता न्यूकेसल की 
आवादी तीन हजार मानी जाती थी। ऐसे देहात में दूसरे दस हजार मनुष्य 
समा ही नही सकते थे । अन्य खानो के मजदूर भी काम बन्द करने लगे, 
तब यह प्रश्न उठा कि क्‍या किया जाय | हडताल करने का उद्देश्य जेल 
जाने का था। सरकार चाहे तो वह मजदूरों को गिरफ्तार कर सकती थी। 
किन्तु हजारो के लिए उसके पास जेले भी नही थी । इसलिए उसने मजटूरो 
पर हाथ नही डाला | इस हालत में जब द्वासवाल की सरहद को पार करके 
गिरफ्तार होने का सरल उपाय हमारे पास था यह भी खयाल किया गया 
कि ऐसा करने पर न्यूकंसल की भीड कम होगी और हडताल करनेवालो 
की अधिक कसौटी भी होगी । 


“त्यूकेसल में खात-मालिकों के जासूस छोग हडताल वालो को लकचा 
रहे थे । एक भी मजदूर गिरा नही फिर भी उस लालच से उनको दूर रखना 
कार्यवाहक मडली का कत्तंव्य था। इन कारणो से न्यूकेसल से चार््सटाउन 
कूच करके जाना उचित मालूम हुआ। मार्ग करीब पंतीस मीछ का था। 
हजारो मनुष्यों के लिए रेलभाडा वही खर्च किया जा सकता था। जो स्त्रिया 
चल मे सके उनको रेल मे ले जाने का निश्चय हुआ। रास्ते में गिरफ्तारिया 
होते की सभावना थी | और फिर यह पहला ही अनुभव होने वाढा था। 
इसलिए निश्चय हुआ कि पहली टुकडी को में ले जाऊ। पहली टोली में 
लगभग पाच सौ व्यक्ति थे, जिनमे यभग साठ स्त्रिया अपने बच्चों के साथ 
थी । इस टुकडी का दृश्य में कमी भूल तही सकता । यह टुकडी द्वारका- 
वाथ की जय, रामचन्द्र की जय, वन्देमातरम्‌ के नारे लगाती हुई चछती थी। 
दो दिन के लिए आवश्यक मात्रा में पका-पकाया दाल-चावक सबके साथ 
दधवा दिया था । सब अपने-अपने बोझ को वाघ कर चल पडे । उनको 
दीचे लिखी शर्ते सुना दी गई थी 


५१ में गिरफ्तार कर लिया जाऊ, ऐसा सभव था। यदि ऐसा हो 


२८६ जीवन-प्रभात 


तो भी दुकडी अपना कूच जारी रखे और जब तक खुद नहीं पकड लिये 
जाय, तवतक वे चलते रहे । रास्ते मे साने के लिए और पीने के पानी के लिए 
व्यवस्था करने का सब प्रयत्न किया जायगा, फिर भी यदि किसी दिन खाना 
न मिले तो सतोप रखें । २ लछडाई मे जबतक रहें, भराव आदि का 
दुव्यंसन छोड दे । ३ मौत आने पर भी पीछे कदम न करें। ४ मार्ग में 
रात हो जाय तो टिकने के लिए मकानों की आश्या न करके घास पर ही 
पडे रहने को तंयार रहें।५ रास्ते में आने वाले पेड-पीधो की जरा भी 
नुकसान न पहुचाया जाय और पराई वस्तुओ को बिल्कुल छुआ न जाय | 
६ पुलिस जब गिरफ्तार करने आय तब अपने को पर्क कवा लिया जाय। 
७ पुलिस से या और किसी से मुकावला न किया जाय, किन्तु जो मार पढे 
वह सहन कर ली जाय तथा प्रहार के सामने प्रहार करके अपना रक्षण न 
किया जाय। ८ जेल में जिन कप्टो को भुगतना पडे उन्हें भुगत लिया जाय 
और जेल को महल समझकर वहा पर दिन विताए जाय । 


/इस सघ में सभी वर्ण वाले थे--हिन्दू, मुसलमान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
चैद्य और ब॒ूद ये। कलकतिये थे, तमिल थे। कुछ पठानों और उत्तर की 
ओर के सिधियों को मार खाकर भी अपना बचाव न करने वाली 
शर्त कठित महसूस हुई थी, किन्तु उन्होंने उसे खुशी-खुशी स्वीकार कर 
लिया । यही नहीं, कसौटी का मौका आने पर उन्होने अपने बचाव में भी 
अपना हाथ नही उठाया । 


“ऐसी परिस्थिति में पहली टुकडी का कूच शुरू हुआ । पहली रात 
को ही जगल में घास पर सोने का अनुभव मिला। रास्ते में करीब एक सो 
पचास आदमियी के लिए वारट आए। वे लोग खुबी से गिरफ्तार हो गए । 
उनको पकड़ने के लिए केवल एक ही पुलिस अफसर आया था । उसकी 
सहायता के लिए और कोई नही था । जो पकडे गए उनको कैसे ले जाय, यह 
प्रश्व सामने आया | हम छोग चार्ल्सटाउन से केवछ छ मील दूर थे, इसलिए 
मेने अफसर से कहा कि यदि वह चाहें तो पकडें गए आदमियो को मेरे साथ 
कूच करने दे और चाल्संटाउन में उत्का कब्जा ले ले, अथवा अपने अधि- 
कारी से पूछऊर जैसा हुक्म मिले, करे | अफसर ने मेरी सलाह स्वीकार की 
ओर वह छोट गया। हम छोग चार्ल्सटाउन पहुचे। चार्ल्संटाउन बहुत । 
छोटा देहात है। मुश्किल से उसकी आवादी एक हजार की होगी । उसमें 
एक हो जाम सडक हूँ। बहुत कम भारतीय वहा वसते है । इसलिए हमारे 
सघ को देखकर गोरें लोग आश्चर्यचकित हुए। इतने भारतीय चाल्से- 
टाउन में कभी दाखिल नहीं हुए थे। पकडे गए छोगो को न्यूकेंसल ले जाने 


वह चिरजीवी इतिहास ! २८७ 


के लिए रेलगाडी तैयार नही थी। पुलिस उन्हे कहा रखें, यह सवाल था। 
थाने में भी इतने कैदियों को रखने की गुजायश नही थी । इसलिए गिरफ्तार 
किये गए लोगों को पुलिस ने मेरे हवाले किया और उनके भोजन का विरू 
चुका देना स्वीकार किया। सत्याग्रह के प्रति यह कोई थोडे मान की बात 
नही थी। उनमे से कोई लापता हो जाय तो हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। 
लेकिन सत्याग्रही का काम पकडे जाने का ही होता है, ऐसा सबने समझ 
लिया था और इसलिए उन्हें विश्वास वेठ गया था। इस प्रकार ये पकडे 
गए लोग चार दिन तक हमारे साथ ही रहे । पुलिस उनको हे जाने के 
लिए तैयार हुईं तव वे खुशी से उसके अधीन हो गए 


“टुकडियों की भरती होती चली गई। किसी दिन चार सौ तो किसी दिन 
उनमे भी अधिक लोग आते रहे | वहुत-से लोग पैदल आते थे और स्विया 
ग्राय गाडी से आती थी। चार्ल्सटाउन के भारतीय व्यापारियो के मकानों 
में जहा पर जग्रह थी वहा सुविवा की गई। वहा के कोपेरेशन ने भी मकान 
दिये। गोरे लोग बिल्कुल सतातें नही थे, वल्कि महायता भी देते थे। वहा के 
डाबटर ने मुपत में चिकित्सा व शुध्रूपा का काम करने अपने ऊपर ले लिया। 
हम लोग जब चाल्सेंटाउन से आगे बढें तव उन्होने मूल्यवान दवाइया और 
कुछ आवश्यक ओऔजार नि शुल्क दे दिये । रसोई मसजिद के मकान में 
होती थी और चूल्हा चौवीसो घटे जलता रखना पडता था। रसोई का काम 
करने वाले हड्तालियो मे से ही तैयार हुए थे। अन्तिम दिनों में तो चार से 
पाच हजार आदमियों को भोजन कराना पडता था। फिर भी काम करने 
वाले हारे नही। सर्वेरे-सवेरे मकाई के आटे की मीठी छूपसी दी जाती थी 
और मकक्‍की की रोटी भी । शाम को चावल ओर दाल तथा शाक दिया जाता 
था। दक्षिण अफ्रीका मे सब छोग प्राय तीन वार खाने वाले होते हे। 
परन्तु उन हडतालियों ने सत्याग्रह-सग्राम के समय दो बार भोजन करके 
सतोप माना । वे लोग स्वाद का आनन्द लेने वाले होते हू, पर वहा वह स्वाद 
भी उन्होंते छोड दिया। 


“चार्स्सटाउन में इतने मनुप्यो को लम्बे अरसे तक सुविधा-असुविधा 
में रखने पर लोगों का उपद्रव फैल जाने का खतरा था। ये हजारो व्यक्ति: 
जो सदैव काम करने वाले ही होते है, वेकार बेठे रहे यह उचित भी नहीं 
था। यहा पर यह वता देना आवश्यक हैं कि इतने गरीव आदमी वहा 
इकटढे हो गए थे, फिर भी चाल्संटाउन में एक भी व्यक्ति ने चोरी नहीं 
की। किसी भी समय पुलिस की आवश्यकता पैदा नही हुई, ओर न पुलिस को 
किसी भी समय अधिक काम ही करना पडा । इस पर भी अब चार्ल्सटाउन 


२८८ ज्ञीवन-प्रभात 


में ही न बैठा रहा जाय, यही उत्तम मार्ग जान पडा | इसलिए ट्रासवाल में 
प्रवेश करने का और यदि पकडे न जाय तो टाल्स्टाय-फार्म पहुचने का 
निदचय हुआ । कूच करने से पहले सरकार को खबर दी गई कि गिरफ्तार 
होने के छिए हम लोग ट्रासवाल में प्रवेश करने वाले है । हम छोगो को वहा 
पर रहना नही है, वहा पर बसने के अधिकारो की हमें अपेक्षा नही है, परन्तु 
जबतक सरकार नही पकडेंगी, हम टाल्स्टाय-फार्म में जाकर डेरा डालेंगे । 
सरकार यदि तीन पौंड का कर हटा देने का वचन दे देगी तो हम लोट 
जाने के लिए तत्पर रहेगे। 


“इस नोटिस पर कुछ भी गौर करने की मनोवृत्ति सरकार की नहीं 
थी। उसके जासूस उसको चक्कर में डाल कर उकसा रहे थे । लोग थक 
जायगे ऐसा आइवासन वे अधिकारियों को देते थे। सरकार ने सभी भाषाओं 
में चुनौतिया छपवा कर हडतालियो के वीच वटवा दी । 


“अन्त में चास्सेंटाउन से आगे बढने का समय आ गया। तारीख 
छ नवम्बर (१९१३) को तीन हजार के सघ ने प्रभातवेला में प्रयाण 
किया । सारी पक्ति एक मील से भी ज्यादा लम्बी थी। श्री कैलनवैक तथा 
मे पीछे के हिस्से में थे। सघ सरहद पर पहुच गया। वहा पुलिस की 
दुकेडी मौजूद थी । हम दोनो वहा पहुचे, तव पुलिस से वातचीत हुई । 
उसने हम छोगो को गिरफ्तार करने से इन्कार कर दिया। तब सारा 
जूस अनुगासन के साथ शातिपूर्वक वालकऋ्ट के सध्य से गुजरा | शहर के 
बाहर स्टाउर्टन रोड पर जाकर सभी ने पडाव डाछा । सबने खाना खाया । 
स्त्रिया कूच में शामिल न हो ऐसी व्यवस्था की गई थी, परन्तु उनके जोग की 
बाढ को रोकता कठिन हो गया और कुछ स्त्रिया झामिल हुईं | फिर भी 
कुछ स्त्रिया तथा वालक अब भी चाल्संटाउन मे रह गए थे। उनकी सार- 
सम्हाल के लिए वालक्रस्ट की सरहद से पार होने के बाद, मैने श्री कैलन- 
बेक को भेज दिया ।” 


भप५्‌: 
सत्याभ्मह का घवाह : बापू की कठोर साधना 


कर पाठक पीछे के अध्याय में पढ चुके हैँ कि श्रीमती थवी नायड के नेतृत्व में 
 .पवर्ग की महिला सत्याग्रहियो के कारण न्यूकेसल की कोयले की खानो मे 
+ हडताल प्रारम्भ होगई थी। यह भी पाठक वापूजी के छेख में पढ चुके है 


सत्याग्रह का प्रवाह : बापु की फठोर साधना २८९ 


कि वह हडताल जोर पकड गई और वापू ने उसका सचालन स्वय अपने 
हाथो में ले लिया था । पाठक यह भी जानते हे कि वापूजी ने सात दिन के 
उपवास के वाद साढे चार मास के एकासने (एक समय भोजन) का ब्रत 
लिया था, जो इन दिनों भी चछ रहा था। इस कारण उनका बरीर पहले का- 
सा मजबूत नही रह गया था। उस पर सत्याग्रह और हडताल की यह भारी 
जिम्मेदारी ! यह सब देख-सुनकर हम फीनिक्सवासी लोग और खासकर 
मगनकाका बडे चिंतित रहने लगे | मगनकाका तो वार-बार यह कहा करते 
कि अच्छा हो बापू जल्दी ही गिरफ्तार हो जाय। समय-समय पर कोई- 
न-कोई न्यूकेसल से फीनिक्स वापू का सदेसा छेकर आता । उससे बापू की 
हालत का पता चलता रहता । इससे भी हम सव फीनिक्सवासी चितित 
रहने लगे क्योकि वापू अपने ब्रतो के पालन में बडे कठोर थे। दूध-घी आदि 
का त्याग वह वहुत पहले कर चुके थे | एक वार के भोजन में भी वापू केवल फल 
लेते थे । और जब हडताल करने वाले गिरमिटिये मजदूरो का नेतृत्व उन्होने 
अपने ऊपर ले लिया तो उन भूखे भर निराधार स्त्री-पुरुषों के साव रह कर 
भहगे फल और मेवे वह अपने लिए कंसे मगा सकते थे | दूसरी मोर अपने' 
काम करने का वेग और परिश्रम दुगना-चौगुना कर दिया | उन दिनो वापू 
की दिनचर्या निम्न प्रकार थी 


प्रात चार बजे से पहले ही अपने नित्य-कर्म से निवृत्त होकर ठीक चार 
बजे से वापूजी अपनी देखभाल में रसोई का काम प्रारभ करा देते थे और दिन 
निकलते ही हडताली मजदूरो की प्रथम टोली को भोजन के लिए बैठा देते थे। 
वापूजी स्वयं अपने ही हाथो उन सवको खाना परोसते थे। इप्त प्रकार 
वारी-वारी से उत साढे चार हजार मजदूर स्त्री-पुरपो और बच्चों को 
खाना खिलाने का सिलसिला लगातार रात के दस बजे तक चलता था। 
एक वार की रसोई परोस चुकने के वाद दूसरी रसोई तैयार होने तक जो 
समय मिलता था उसमे नये-वयें आने वाले हडताली दलो की व्यवस्था 
करने मे उनका समय जाता था। वह यह देखते थे कि कोई भूखा, प्यासा 
न रह जाय । औरतो, वच्चो व वृढो को भरसक सुविधा मिले । 


परोसने का तरीका यह था कि एक मेज पर खाना रख दिया जाता 
था। भेज के सामने से होकर हइतालियों की कतार हाथ में अपने वर्तत' 
लिये आगे बढती जाती थी और बापूजी प्रत्येक की थाढी में खाना परोसते 
थे। रागन यू” और इस यू में अन्तर यह था कि पका-पकाया अन्न परो- 
सने में बापुजी हजारो छोगो के साथ अपना व्यक्तिगत सपक साध लेते थे 
भौर उनके मुख के भाव पर से सबके सुख-दुख, आशा-निराशा, उत्साह- 


२९० जीवन-प्रभात 


भीरुता आदि को भरसक जान लिया करते थे । इतना ज्यादा भोजन बनाने 
मे खाना कच्चा या जला-अधजला रह ही जाता था। सख्या के हिंसाव से कई 
वार आधघा पेट खाना परोसना पडता था और थोडा सतोप रखने के लिए 
कहना पडता था। इस प्रकार हजारो व्यक्तियों को स्वय परोसने में सुबह 
से लेकर आधी रात तक एक पल के लिए भी वापूजी कुर्सी पर या जमीन 
पर बैठ नहीं पाते थे। रात को दस बजें रसोई उठा देने के बाद भी बह 
हडतालियो के बीच चक्कर लगाने के लिए निकल पडते थे । और सारी 
व्यवस्था देखने के वाद सबके साथ ही घास में पड जाते थे । वह प्राय रात 
के वारह बजे सो पाते थे और ब्रह्म मु्तत्तं में दो-ठाई वजे फिर उठ बैठते थे 

उठकर दातौन आदि से निबटने के बाद वापूजी तुरत ही अपना 
चौवीस घटो मे एक वार का फलाहार भी कर लिया करते थे, क्योकि दिन 
भर में फिर फलाहार करने के लिए उनको पूरा समय नही मिल पाता था | 
मृगफली के दाने चवाने की फुरसत न होने के कारण उन्होने अपने आहार 
में मृगफली की मात्रा भी घटा दी थी । 


सवेरे भी समय दी कमी का कारण यह था कि ऊपा का आलोक 
होने से पहले ही बापूजी को यह देखना पडता था कि कोई अबेरे मे गलत 
जगह पर पाखाना-पेणाव तो नहीं करता ? तथा जहा भी ट्टटदी-पेशाब 
किया जाता है वहा ठीक तरह से उस पर सूखी मिट्टी डाली जाती है या 
नहीं ? यदि इस वारे में पूरी चुस्ती से काम न लिया जाता, गदगी को शुरू 
में ही न रोक दिया जाता, तो इतनी भीड के जमा होने पर किसी भी समय 
भयावह बीमारी फैल सकती थी | अगर ऐसा होता तो गोरो की आवादी 
वाले उस शहर में भारतीयो की प्रतिष्ठा को बडा भारी धक्का लगता, 
और सत्याग्रह के सघर्प को हानि पहुचती । 


इस प्रकार एक ओर तो दरुण परिश्रम व अल्पाहार से वापूजी अपने 
अरीर को सुसा रहे थे और दूसरी ओर एक दूसरा सकट भी उनके सिर पर 
मडरा रहा था । गिरमिटिया लोगो की इस हडताछ के कारण सारे 
नेटाल प्रान्त के वातावरण में ऐसी गरमी छा गई थी और निहितस्वार्थ 
वाले गौर-प्रभुभो की मनोवृत्ति इतनी आपे से बाहर हो रही थी कि किस 
समय वे कया कर वैठेगे इसका कोई अन्दाजा नही था | हर समय यह डर लगा 
रहता था कि बहकावे मे आकर कोई भी हडताली वापूजी पर हमला न' 
कर बंठे ! ऐसे वातावरण में उस परदेस में गोरे मालिको की नौकरी छोडते 
ही उनको कही से एक कण भी अन्न प्राप्त होत। कठिन था। इस हालत में 
भूख की ज्वाला से पीडित होकर और हडताल के कप्टो से तग आकर यदि 


वहु चिरजीवी इतिहास-२ २९१ 


किसी हडताली का दिमाग फिर जाय और वह वापू को ही अपना जाती 
दुश्मन मान बठे तो भी आइचर्य की वात न थी । 


ऐसे वातावरण में एक दिन जब वापूजी मेज पर रसोई के वरतन लगवा 
रहे थे और परोसने की तैयारी हो रही थी तव एकाएक छोगों की भीड में 
खलवली मच गई । कुछ लोग दूसरो को धक्के देकर आगे बढे और उन्होने 
परोसने की मेज पर घावा बोलना चाहा । लेकिन वापूजी ने उन्हे बागे 
बढने से रोक दिया और समझा-वन्नाकर शान्त कर दिया। वे वोले, 
घीरज खोने का कोई कारण नही है। यकीन रखिए कि आप छोगो में से 
एक को भी में भूखा नहीं रहने दगा। एक बच्चा भी भखा नहीं रहेगा। 
लेकिन आप लोगो ने हुल्लड किया और छिना-झपटी की तो पहले मुझ पर 
वार करना होगा ।” 
बापूजी के इन गब्दो ने उफनते हुए दूध में पानी की वृद की तरह काम 
किया। सारी भीड चान्त हो गई भौर वे वाकायदा कतार में रहकर वारी- 
बारी से अपनी थाली परोसवाने छगे। 


इस प्रकार वापुजी एक ओर तप से अपने घरीर को कस रहे थे तो 
इसरी ओर सत्याग्रह को पवित्र और जोरदार बना रहे थे। 


४५६: 
वह चिरजीवी इतिहास-२ 


तीन हजार भारतीय गिरमिटियो के सघ को लेकर बापूजी ट्रान्मवाल 
की सीमा में आगे वढे तव अधिक देर तक सरकार चुप नही रह सकी | उनको 
गिरफ्तार करने के लिए वह मजबूर हो गई । इसके वाद का विवरण बापूजी 
के शब्दो में निम्न प्रकार हैं, जो पिछले ( वह चिरजीबी इतिहास ! ) 
प्रकरण में उद्धव किये गए इंडियन ओपीनियन' के लेख का शेप बरा हैं। 
अगले दिन सवेरे पामफर्ड के पास पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया । 
मुझपर अनधिकारी लोगो को ट्रान्सवाल मे प्रविष्ट कराने का अपराध लगाया 
गया था । औरो को गिरफ्तार करने का हुवम नहीं था | इसलिए वालकऋस्ट 
पहुचने पर सरकार को निम्न प्रकार तार दिया 'सत्याग्रही की 
लडाई के मुख्य प्रचारक को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया हूँ इससे 
में खुश हुआ हू, लेकिन साथ-साय यह भी कहे बिना मुझसे नहीं रहा जाता 


२९२ जीवन-प्रभात 


कि गिरफ्तारी के लिए जो मौका साथा गया है वह दया की दृष्टि से अत्यंत 
नाजुक गौर खतरनाक है | सरकार को घायद पता होगा कि इस कूच में 
१२२ स्त्रिया और ५० बालक है। मव छोग, जवतक अपने-अपने स्थान पर 
नही पहुचते, केवल जिन्दगी टिकाने भर के लिए थोडे से आहार पर गृजद 
कर रहे हे । सर्दी-र्मी से रक्षण की कुछ भी सुविधा उन छोगो के लिए नहीं 
है। ऐसी परिस्थिति में मुझको उन छोगो से अछय करना जतिमय हानिकर 
होगा। जब कल रात को मुझको गिरफ्तार किया गया, मे अपने साथ के छोगों 
को पता दिये विना ही, उतको छोड कर आ गया । वे छोग कदाचित क्रोध 
से बेहद पागल हो उठेगे। इसलिए मे यह माग करता हु कि या तो सरकार 
उनके साथ मुझे कूच करने की स्वीकृति दे या वह उन लोगो को रेलगाड़ी 
से टाल्मठाब-फार्म पहुचा दे और उतके लिए भोजन की भी व्यवस्था करे। 
जिस पर उनका विज्वास है उससे उनको पृथक कर देना, साव-ही-साथ 
उनके लिए खाने-पीने का कुछ भी इन्तजाम न करना बनुचित होगा । मुझे 
उम्मीद हैं कि पुनविचार करने के वाद सरकार अपना निर्णय वदलेगी । 
यदि कूच के बीच में ही कोई आकस्मिक घटना घटेगी और विशेषता 
यदि किसी दुधमहे वच्चे वाली स्त्री की मृत्यु होगी तो उसका उत्तरदायित्व 
सरकार पर रहेगा । ” 


“मघ आगे वढा । मुझको वालक्रस्ट के न्यायावीण के सम्मुख पेश किया 
गया । अपना बचाव तो मुझे करना ही नहीं था, लेकिन जो छोग पामफर्ड से 
भागे निकल गए थे, ओर जो क्षमी चार्ल्सटाउन में पडे थे, उनके लिए कुछ 
व्यवस्था करनी वाकी थी । इसलिए मेने मियाद मागी । सरकारी वकील ने 
उसके खिलाफ वहस की , लेकिन न्याबाबीण ने कहा कि जमानत की नामजूरी 
केवल खून के मुकदमे में ही की जा सकती हैं। इसलिए उसने मुझसे पचास 
पाउंड की जमानत भाग छी और एक सप्ताह की मियाद दी। में छूटकर 
सीवा कूच करनेवालों से जा मिला। उनका उत्साह दुगना हो गया ! 
इस बीच प्रिटोरिया से तार आ गया कि सरकार का इरादा मेरे साथ 
वाढ़े भारतीयों को पकड़ने का नहीं है, नेताओ को ही पकडा जायगा। 
इसका बर्ध यह नही था कि अन्य सव को छूट दे दी जायगी, छेकिन सबको 
पकेंड कर हमारे काम को सरल वनाने का अबवा भारत में खलबली 
मचाने का सरकार का इरादा नही था । 


“हमारे पीछे-पीछे श्री कैलनवैक एक वडी ठोली लेकर जा रहे थे । 
नव हमारा दो हजार लोगो का सघ स्टैन्डटंन तक पहुचा तव मुझको दुबारा 
गिरफ्तार किया गया, औौर मुकदमे की तारीख ११वीं डाल दी गई। 


वह सिरजीवी इतिहास-२ २९३ 


हम तो आगे चले, किन्तु अव सरकार से यह सव वर्दाइत नही किया जा सकता 
था । इसलिए उसने इन सबसे पहले मुझको तत्काल पृथक कर देने का कदम 
उठाया । इस समय श्री पोलकको डेपुटेशन लेकर हिन्दुस्तान भेजने की तैयारी 
चल रही थी। विदा होने से पहले वह मुझसे मिलने आये । किन्तु अपना 
किया आरभ अधवीच में ही रह गया और 'हरि करे सो होय' के अनुसार 
रविवार के दिन मुझे तिवारा ग्रेलीगस्टाड के पास पकड लिया गया । इस 
वार वारण्ट डडी से निकाला था और मुझपर ग्रिरमिटियो से काम छडाने 
का अपराध लगाया गया था। मुझे वहा से वहुत ही लुकाछिपा कर डडी 
हे जाया गया। में बता चुका हू कि श्री पोलक कूच में हमारे साथ थे । उन्होने 
यह काम सम्भाल लिया । मगल के दिन डडी में मुपपर मुकदमा चला । 
मुझपर लगाये गए तीनो अपराध मुझको पढकर सुना दिये गए। मेने उनको 
स्वीकार किया मोर कोर्ट की अनुमति लेकर मेने कहा--- 


४ न अपने प्रति और सारी जनता के प्रति न्याय के लिए मुझे बताना 
चाहिए कि जो अपराध मुझपर लगाये गए है उनका सारा उत्तरदायित्व एक 
वकील के नाते और नेटाल के पुराने निवासी ती के नाते मे अपने ऊपर ले रहा हू। 
इन लोगो को नेटाल कालोनी से वाहर ले जाने के कारण जनता के दिल पर 
जो प्रभाव पडा हूँ उसका उद्देश्य उत्तम था। खान के मालिको के साथ कोई 
झगडा नही है । इस लछूडाई से उन छोगो को गम्भीर नृकसान पहुचता है, 
इसके लिए मुझे खेद है । भारतीय मजदूरों को अपने यहा रखने वालो से 
भी में निवेदन करता हू कि ३ पौड का कर मेरे देशवासी वधुओ पर भारल्प 
है और वह हटा दिया जाना चाहिए । में मानता हू कि माननीय श्री गोखले 
और जनरल स्मट्स के वीच जो बात पैदा हो गई है उसे देखते हुए मेरः 
कर्तेव्य था कि जिस पर अत्यन्त ध्यान आकपित हो ऐसी ऊूडाई में चछाऊ। 
स्त्रियों को और गोद के बच्चों को जो सकट सहन करने पडे हे उनको में 
महसूस करता हू, फिर भी में मानता हू कि छोगो को सलाह देने का मेरा 
कतंव्य था और मेने उसका पालन किया है । जव तक वह कानून रह नहीं 
किया जाता तब तक अपने देशवासियों को काम न करने व भीख माग कर 
पेट भर लेने की वार-बार सलाह देना में अपना कतंव्य समझूगा । मुझे 
विश्वास हैं कि दुख उठाये विवा उनपर होने वाले जुल्मो का अन्त नहीं 
होगा। 


“म् तो जेल में स्विरता से बैठ गया । वाद मे मझपर वालकस्ट में मृकदमा 
चलाया गया और इडडी मे मूझे जो नौ महीने की सजा हुई थी उसके अतिरिक्त 
तीन महीने का कारावास और दे दिया गया । 


२९४ जीवन-प्रभात 


“इस बीच मुझे पता चला कि श्री पोलक गिरफ्तार कर छिये गए है 
और वह हिन्दुस्तान जाने के बदले जेल में जाकर बैठ गए है । में तो खुश ही 
हुआ। मेरे मन से उस डेपुटेशन के मुकाबले यह डेपुटेशन वडा था। इसके बाद 
तुरन्त ही श्री केलनवँक भी गिरफ्तार हो गए और वह भी पोलक की भाति 
तीन महीने को जेल में जा बैठे । नेताओं को पकइ लेने के वाद लोग झुक 
जायगे ऐसा मानने मे सरकार ने गलती ही की । सभी हडतालियो को करीब 
चार विद्येप ट्रेती मे भर कर डडी और न्यूकेसल की सानो पर छोटा दिया 
गया। वहा उन पर बेहद जुल्म ढाये गए। उनको बहुत कष्ट सहन करना 
पडा । लेकिन वे सव सहन करने के लिए निकले हुए थे ही । सभी नेता थे । 
कथित नेताओं के विना उनको अपना वल बताना था, जो उन्होने बता 
दिया । किस प्रकार बताया यह ससार को विदित है । कवि दयाराम ने ठीक 
ही गाया है कि कष्ट पाम्या विना कृष्ण कोने मक॒या, चारे जुगना जुओ साधु 
शोधी--(कण्ट पाए विना कृष्ण किसे मिल हे ! चारो यूग के साथुओ को 
जाच कर देखो । ) ” 


_ जिस दिन प्रयम बार वापूजी के गिरफ्तार होने की खबर फीनिक्स 
में आईं उस दिन मगनकाका ने प्रसन्नता के साथ हम वारूकों को सुनाया 
कि “वालकस्ट की हद तो वह पार कर गए, परन्तु रात को जब सब छोग 
सो रहे थे, सरकारी आदमी इस प्रकार चुपचाप उन्हे पकड ले गए जिससे 
किसीको पता न चल पाए ।” 


इसके वाद प्रत्येक डाक से नई-नई खबरे आती गई । सारी परिस्थिति 
इतनी तेजी से बदलती जा रही थी कि एक वात पूरी तरह से समझ लेने से 
पहले ही दूसरी नई बात उपस्थित हो जाती थी । अधेरे-अधेरे मे गिरफ्तारी, 
फिर छूट जाना, दुवारा हडताली-संघ के बीच जा पहुचना और कूच का 
नेतृत्व करना आदि बातो की तह मे पहुचने की हम कोणिश कर रहे थे। एक 
दिन बुधवार होने के कारण रात के नौ-दस बजे तक छापाखाने मे कामकाज 


चल रहा था कि मगनकाका के पास बापूजी का पत्र आया | उसका सार 
कुछ इस प्रकार था 


“आज यहा पर मुकदमा चला । छूटते के लिए काफी गुजाइश थी । 
पर्तु सत्याग्रही इस तरह कैसे छूट सकता हैं ? अपने बचाव में मेने एक शब्द 
भी नही कहा । सारा आरोप अपने ऊपर ओढ लिया है। यहा के व्यापारी 
जमानत पर छूडाने के लिए और पैसे भर देने के लिए व्याकुल हो रहे है। 
जमानत पर निश्चित समय के लिए छूटा जा सकता था, परन्तु ऐसा करना 
आवश्यक नही हूँ। में जेल से वाहर रहुगा तभी हमारी छूडाई ठीक तरह से 


वह चिरजीबी इतिहास-२ २९५ 


चलेगी, यह मानना अभिमान हूँ । इसमे ईश्वर का हाथ है। वह सव कुछ 
ठीक तरह से पार उतारेगा ।” 
इसके बाद जेलसे उनका दूसरा पत्र आया। वह इस प्रकार है * 
१९१३ 
जेल से, मगल 
चि० मग्रनलाल, 
नौ महीने की सज़ा हुईं है। दूसरी दो जगहो में छ -5 महीने की और 
मिल जाय तो २१ महीने को होगी और में सवसे अधिक भाग्यशाली वन 
जाऊगा। वेज बदले विना ही जेल मिल सकी, यह एक झझट से बचना ही 
हुआ। हडताल के आरम्भ के बाद आज प्रथम वार मुझे फूरसत मिली है । 
जेल हमारे लिए सह वात वन गई है। फिर भी अब जेल जाने से मुझे 
सकोच नही करना चाहिए, ऐसा मजे प्रतीत हआ । आज के मकदमे में कानून 
की यू क्ति-अत्युवितयों से भरपूर अवकाश था। किंतु उसका लाभ कैसे लिया 
जाय ? वह तो मोह होता | में बाहर रहुगा तो अधिक काम कर सकूगा 
यह अभिमान उसमे होता । इसलिए मे चुस्त रहा। 
इस पत्र के आने के दो-चार दिन वाद पता चला कि वालत्रस्ट की जेल में 
बापूजी, श्री पोलक और श्री केलतवैक तीनो पर एक साथ म्‌कदमा चलावा 
गया है और तीनो को तीव-तीन महीने की कंद सुना दी गई हूँ । इसके वाद 
पूरा सप्ताह भी नहीं वीता होगा कि वाबूजी, श्री पोलक और श्री केलनवैक 
वालक्रस्ट की जेल से कही दूसरी जगह ले जाये गए । हम लोगो को पता 
नहीं चला कि उन्हे कहा ले जाया गया है। हमारा खयाल था ही कि तीनों 
को सरकार साथ में नहीं रखेगी, इसलिए जहा-जहा उनके होने की 
सम्भावना थी वहा के व्यापारियों को तार देकर मगनकाका ने समाचार 
मगाए, परन्तु नेंटाल और ट्रान्नवाल की किसी भी जेल में वापूजी के 
वहा नहीं पहुचने के समाचार से अधिक जानकारी हमे नही मिली । चार-छ 
दिन वाद समाचार मिला कि बापूजी को सुद्र आरेज फ्रीस्टेट की राजधानी 
ब्लमफोटीन की जेल में रखा गया हैं और श्री कैलनवेक तथा श्री पोलक को 
ऋमझ प्रिटोरिया व डिप्लफ की जेलो मे रखा गया है। 
वापूजी के जेल जीवन के बारे में पता चला कि उनको पु० कस्तूरवा की 
तरह फल देने मे सरकार ने सताया नहीं। कंद भी सादी हैँ । उनको 
एक दर्जन केले, चार टमाटर, दो चम्मच जोलिव आइल और मृगफली 
दी जा रही हैं। उनकी दुर्वछता को देखकर जेल के डाक्टर ने उन्हें दूध- 
मवखन लेने के लिए बहुत कहा, पर उन्होनें वह नही माना। डाक्टर के आग्रह 


२९६ जीवन-प्रभात 
के वश वह अव वादाम॒ व अखरोट ले रहे हे। उनको वहा पर हर तरह से 
आराम है। पढने के लिए पुस्तके मिलती हैं और उन्होने पुस्तक मगवाई भी 
है। साथ-साथ सादी कैद होने पर भी जेल वालो से उन्होने काम मागा है। 
वापूजी के जे जाने पर सव छोगो को एफ प्रकार से सतोष हुआ ! 
परन्तु हमको, जो बच्चे ये, इस विचार से वडी ग्लानि होने लगी कि हमे एक 
वर्ष तक उनके दर्णन नही हो सकेंगे । माता-पिता आदि की तीन महीने की 
सजा ही हमारी वालदृष्टि में बहुत बडी मियाद थी, फिर यह पूरा वर्ष 
कैसे गुजरेगा इसकी कल्पना स्वभावत ही हमारे लिए वडी दुखदायी हुई | 


; ७०७ : 
गांधीराजा के नाम पर. ,.. 


वापूजी की गिरफ्तारी ओर कडी सज़ा के वाद स्मट्स-सरकार 
ने सोचा होगा कि भारतीयों का सत्याग्रह-आन्दोलनस ठंडा पड 
जायगा। परन्तु सरकार की मन्दा पूरी नही हुईं। उसके लिए तो यही मिसारू 
सही साबित हुईं कि 'मज़ वढ़ता गया ज्यो-ज्यो दवा की ।' जब गाधीजी, 
पोलक व कैलनवंक की त्रिपुटी जेल में पहुची तोफि निक्‍स में समाचारों 
का ताता वध गया। फल स्टेशन से ६०० आदमियो को ट्रेन में भरकर वाल- 
अर्ट ले जाया गया है',इतने सी व्यक्तियों को जेल दी गई है'/ट्रेन भर कर 
हडतालियो को खानो मे छोटा छाया गया है', खानो को ही जेल वना दिया 
गया है खानो के चारो ओर पुलिस का घेरा डाछ दिया गया हैं, जेल में 
कपडे की कमी पड गई है', गिरजाघरो में भी कैदियो को भर दिया गया है', 
इत्यादि समाचार हमें उठते-बैठते सतत मिलने लगे । मानों हम प्रत्यक्ष 
रणक्षेत्र के मोर्चे पर ही हो । 

गिरमिट मजदूरो के पराक्रम सुन-सुनकर हमारे जैसे छोटे वच्चो का 
मन भी वीरता से भर जाता था । कोयले की खान के मालिको का गुस्सा 
दिन-दित बढ़ता जा रहा था ! जब समझाकर, मनाकर और धमकाकर 
में मजहूर। को दुबारा काम पर नही बुला पाए तव उन लोगो ने छाट-छाटकर 
एड मजदूरा पर चमडे के कोडो को मार शुरू कर दी। हमने सुना कि 
कोड़ो की मार से पीठ की सारी चमडी उबड जाने पर भी हमारे भारतीय 
वीरो ने काम पर जाना स्वीकार नही किया। तव और भी आग-बबछा 
टैंकर उन भोरे प्रभुओ ने उन्त वीर-मजदूरो की स्त्रियो के भी कोडे छलगाए। 


शाधीराजा के नाप्त पर २९७ 


बगुवातो को कोठरियो में अलग-अलग बन्द करके ताले छग्रा दिये गए । 
परन्तु इस आतक से वे मजदूर जरा भी दवे नहीं, वल्कि हडताल की आय 
चहा नही पहुची थी उन खानो में भी पहुच गई । सुबह से शाम दुगनें और 
शाम से सुबह चौगुने मजदूर हडताल में शामिल होने छगे। 

खान के मालिको के दिमाग का पारा अब बहुत ऊचा चढ गया | जब 
खानो की गहराई से पानी को फेकते रहने वाले पपो को चलाने का काम बन्द 
हो जानें की नौवत पहुची तव तो उनकी बेचेनी का का क कोई ठिकाना ही न रहा । 
भारतीय मजदूरों की जगह उन्होने नेटाल प्रान्त के आदिवासी जलूओं को 
एप चलाने के काम पर छगावा । यद्यपि गरीर में जल लोग भारतोयों के 
मुकाबले ड्योटे-दुगने तगडे होते है, उनके हाथ पैर के स्तायु शेर के स्नायु 
जैसे सुगठित दीखते है, फिर भी वे सतत परिश्रम करने मे भारतीय मजदूरों 
का मकावला नही कर पाते थे | थोडी ही देर में वे थक जाते । देर तक एक 
काम पर जुटे रहने की उनकी आदत ही नही होती । अधिक मजदूरी देने पर 
भी शाम से पहले वे उस काम को छोड जाते थे । इस प्रकार भारतीय 

मजदूरों के विना कोयले की खानों में हानि बढती गई । तब गोरे मालिक 

क्रोधाध होकर हडतालियो पर और भी सितम ढाने लगे । परन्तु 
ज्यो-ज्यो उनका कहर वबढता गया त्यो-त्यों हडताल का दावानल भी 
अधिकाधिक दूर तक फलता गया | यहा तक कि चाल्संटाउन व न्यकेसरूू 
के आस-पास की वह हडताल पचासो मील आगे बढती हुई हमारे फीनिक्स 
की चौहदी पर भा पहुची । और इस तरह हम लोगों को, यानी फीनिक्स के 
तावालियो को, सत्याग्रह के उस अपूर्व युद्ध-मो्चे पर उपस्थित होने का जो 
सौभाग्य प्राप्त नही हो रहा था, वह प्राप्त हो गया। हम मोर्चे पर नहीं जा 
पाये तो वह मोर्चा खुद हमारे आगन में ही भा गया | 

फीनिक्स के चारो ओर चीनी की बहुत-प्ती मिले थी। उनके गिरमिटिए 
मजदूर अपने-आप हडताल में गामिल हुए। विना किसी के कहे-सुने, विना 
किसी के निमनन्‍्त्रण के फीनिक्स में आासरा लेने आ गए। गावी-वबावा का वहा 
घर था इतना उनको मालूम था। पाच-पन्द्रह आदमियो की आबादी वाले 
हमारे फीनिक्स आश्रम में जव हजारों आादमियों की रौनक हो गई ।सुबह 
से शाम तक नये-नये दल जाते ही गए। पूछने पर वे कहते थे हमारे राजा 
को सरकार ने कंद किया हैं, उसकी रानी और वच्चो को भी कद किया हैं, 
ठो फिर हम क्यो काम करें ?” 

उन भोले छोगो को नेता, अगुआ' आदि शब्दों का भी ज्ञान नही था । 
इन्होने वापूजी को, जो उनके सुख-दुख के सायी थे, 'राजा' की सज्ञा दे दी थी। 


२९८ जीवन-प्रभात 


भारत के प्राचीन इतिहास मे जहा कही भी अस्नयुद्ध की कहानी 
पढने को मिलती हूँ, वहुधा यह विवरण मिलता हूँ कि ज्यों ही राजा कैद कर 
लिया जाता था या वह घायल हो जाता था तो उसके दल के सैनिकों में तत्काल 
भगदड मच जाया करती थी और विरोधी पक्ष अकस्मात विजयी हो बैठता 
था। यह प्राचीन परम्परा दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह संघर्ष में जड-मूलसे 
वदछ गई । गिरमिट्या मजदूरों मे न तो कोई तालीम पाये हुए सैनिक थे, 
न जन्मजात क्षत्रिय, अधिकतर लोग बूद्र थे। उन्हें हम छोटे वच्चे भी गया- 
गुजरा समझते थे। हृत्शी पडोसियों से जान-पहचान करने में हमे आनन्द 
आता था, परन्तु गन्ने के सेतो में गोरे मालिको की मजदूरी मे अपमानित 
होकर दिन-रात जुदे रहनेवाले अपने भाइयों को देखकर हल में जुते हुए 
वैलो के प्रति होनेवाला भाव हमारे मन में पैदा होता था। 

ऐमे दीन और श्रीहीन गिरमिटियों मे, वापूजी के अहिसामय सत्याग्रह 
आन्दोलन ने विजली की-सी गवित पैदा कर दी थी। बडे बडे सुमस्कारी और 
पढे-लछिखे शिष्टजनो को मात कर देने वाले महान सदगुण और पराक्रम की 
झलक उन गिरमिटिया मजदूरों ने बताई | नेटाल में प्राय पीन छाख 
भारतीय मजदूर गोरों की गुलामी मे थे। अमरीका के ह॒व्णी गुलामो और 
दक्षिण अफ्रीका के इन भारतीय अर्घगुलामो के दुस-दैन्‍्य को कहानी करीब 
एक-्सी ही अकथनीय थी । 


न्यूकेसल के कोयले के क्षेत्र मे, जो अधिक विस्तृत नही था, श्रीमती थम्वी 
नायडू को टोली ने हडताल की भाग फैलाने मे तेल छिडकने तथा दियासलाई 
देने का काम किया था। परन्तु फीनिक्स के आस-पास गन्ने के खेतिहर मजदूरों 
मे हडताल का प्रचार करने के लिए शायद ही कोई गया हो। वहा प्रचार करना 
आसान भी नहीं था। डरबन से उत्तर में पचास मील से भी अधिक 
दूरी तक गन्ने की खेती के क्षेत्र फैले हुए थे । चीनी की मिलो के माउटेजकम्ब, 
वैहलम, टोगाट, स्टेगर, अमजीन्टो आदि बड़े केन्द्र फीनिक्स आश्रम से दस, 
वीस और पचास मील तक दूर थे । वहा के गिरमिट मजदूरों को वापूजी 
के सपर्क में आने का प्रसग कभी आया ही नहीं था | तब बापूजी महात्मा 
नही बने ये , न गाधी' शब्द मे तव कोई जादू ही समाया था। 

इस पर भी अज्ञान के दरूदल मे फसे हुए इन हतभागे भारतीयों के 
अन्तर में न्याय को प्राप्त करने और अन्याय का प्रतिरोध करने के लिए 
_वाढछा भड़क उठी वापूजी के विशुद्धतम और अति उग्र तप का यह परिणाम 
४0 भारतीय महिछाओों के अहिंसक आक्रमण का यह सुफल था और 
निष्ठावान सत्याग्रहियो के 'मर जायगे पर झुकेंगे नही,' इस अठल सकलप 


गाघीराजा के नाम पर॒ . २९९ 


का यह परिणाम था। 


नेटाल प्रान्त का शायद ही कोई कोना ऐसा वचा होगा जहा पर भारतीय 
गिरमिटिए गोरे मालिको की नौकरी मे वाबे गये हो और वहा पर हडताल 
की आग न पहुची हो । आब्चर्य की वात यह थी कि वापूजी, श्री पोलक 
और श्री क॑लनवेक जैसे प्रभावशाली नेता ही नहीं, छोटे-मोटे प्राय 
सभी प्रचारक कारागार के गहन गहवर में छिपा दिये गए थे। 
बाहर की प्रवृति से जेल में बैठे हुए नेताओं का सपर्क पूरा-पूरा 
कटा हुआ था। न कोई प्रचारक थे, न भाषण प्रवीण दूत थे, ने दैनिक 
पत्रिकाओं की वाढ थी, न किसी प्रकार के गुप्त व साकेतिक सदेगो 
का सिलसिला था। रेल, मोटर, तार-टेलीफोन, घोडे-माइकिल से या पैदल 
ही रोज-रोज के कार्यक्रम को स्थल-स्थल पर पहुचाने का आयोजन या प्रयास 
भी नही किया गया था | उन अवूज्ञ लोगों की आत्मा अपने-आप जग उठी 
थी और कप्ट-ही-कप्ट भुगतने वाले इस सघर्प मे वे लोग स्वय प्रेरित होकर 
अपने-आप कूद पडे थे । प्रति दिन दक्षिण अफ्रीका की सरकार के विरुद्ध 
वह अहिसक आक्रमण दुगने से चौगुना होता चछा जा रहा था। मानों किसी 
देवी शक्ति द्वारा उन सहस्नो श्रमिको का संचालन, सग्ठव और स्वा्षण 
कराया जा रहा हो ! वापूजी ने अपने हृदय में जिस पुनीत ज्योति को जगाया 
था वह गढ़ तरीके से अपने देश-भाइयो की अन्तर्ज्योति को, दीप-से-दीप' 
के न्याय से जगा रही थी। 

रावजीभाई को, जो सोलह सत्याग्रहियो की प्रथम टोली मे गिरफ्तार 
होकर उस समय जेल में थे, नेटाल के उन परगनों का अधिक परिचय था, 
जहा चीनी की मिले और गज्ने की खेती करानेवाले गोरे जमीदारों की कोठिया 
थी। जेल से छूटने के वाद उन्होने वहा के अपने परिचित मित्रों से उन 
हडतालियो की वीरता और सस्कारिता की कहानिया सुनी थी। उसका 
वर्णव उन्होने अपनी पुस्तक “गाधीजी की साधना” में इस प्रकार किया है 


पे 


“गाधीजी को ऐसी एकान्त जेल में वन्द किया गया था कि उनके 
विचारों का सक्रामक रोग भूलकर भी अन्य भारतीयों तक न पहुच जाय । 
इस बार सरकार ने अपनी ओर से पूरी खबरदारी से काम लिया था। 
परन्तु उनकी गिरफ्तारी के वाद जिन्होने गाधीजी का नाम तक सुना न होगा 
या वे कैसे आदमी है इसकी झाकी तक न देखी होगी उन हजारो भारतीय 
गिरमिटियो के हृदय उमड़ पडे, जो अज्ञान थे, एक प्रकार के जगली 
वातावरण में ही पडे हुए थे। उन्होंने हहताल कर दी। और वही 
पर वे रुके नही, कुछ कोठियो से दो-दो सौ मजदूरो के यूथ हडताल करके 


३०० जीवन-प्रभात 


सीधे अपने परगने के हाकिम की कचहरी में पहुचे। वहा पुलिस और 
मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने ऐंछान किया हमें सजा दो, हम लोगो को जेल 
भेज दो, हमने गिरमिट का कानून तोडा हैं, गिरमिट्ये मजदूर होते हुए हम 
लोगो ने हडताल की हैं और अपने-अपने मालिक की आज्ञा के विना ही 
भाग कर हम यहा आये है। हम पर मुकदमा चलाओ और हमे जेल भेज दो ।' 

“उनकी यह निर्भय पुकारे सुन-सुनकर पुलिस हाथ मे कोडे छेकर उनको 
डराने-धमकाने ऊगी । मैजिस्ट्रेट कहता, भाई ! तुम लोगो ने कोई कसूर 
नही किया, छौट जाओ अपने काम पर ।' तव वे भोले ग्रिरमिटिये मजिस्ट्रेट 
से पूछते थे हमारे गाधीराजा ने और उनकी रानी ने तथा उनके कुअरो ने 
क्या कसुर किया था ? हमे भी उनके साथ जेल भेज दो | या उनको छोड 
दो । अन्त मे मजिस्ट्रेट कहता, चलो, तुम छोगो को आठ दिन की कौद दे 
दी गई।' ग्रिरमिटिये पुकारते, नहीं, तीन-तीन महीने की कैद से कम 
नही लेंगे।' तब हार मानकर मैजिस्ट्रेट उनको एक महीने की सजा दे देता 
भौर सबके नाम लिखकर उन लोगो को पुलिस के हवाले कर देता। 

“ये छोग जेलो के फाटक मे प्रवेश करते समय 'गाधी राजाकी जय ! ' 
भीर वन्देमातरम' के नारे छगाते और सारी जेल मे वे नारे गूज उठते थे। 

“दूसरी ओर जो छुट-पुट मजदूर भिन्न-भिन्न गोरो की दुकानों में-- 
कंपनियों मे--नौकरी करते थे उनमे से भी प्रत्येक ने काम छोडने का सिल- 
सिदछा अपनाया। ये तो अपना स्वतन्त्र जीवन विताने में समर्थ थे परन्तु गिर- 
मिटिय मजदूर विलकुल लाचार थे। डरवन के चारो ओर पचास-साठ मील 
के क्षेत्र में हडताल फैल चुकी थी। उनकी सेवा और सहायता के लिए, उनको 
अनाज पहुचाने के लिए, डरबन के व्यापारियों ने अपनी दुकानों से व्यवस्था 
को । भूख का कष्ट किसीको उठाना न पडे ऐसी कोशिश उन बहादुरो ते की । 

“उन मजदूरो को मार्ग दर्शन कराने वाला कोई समर्थ या तामी, नायक 
नही था, फिर भी सत्याग्रह के नियमो पर वे लोग समझवूझ कर कायम रहे । 
डरवन शहर में उन घरो पर शान्त धरने बैठाये गए, जहा भारतीय मजदूर 
काम पर थे। साथ-साथ स्वय मजदूरों ने ही यह आदेश अपने मजदूर भाइयो 
को दिया कि जो छोग अस्पतालों मे और स्थुनिसिपेलिटी के स्वच्छता- 
विभाग में हो, वे काम न छोडे । अर्थात्‌ उस निरकुद् हडताल में भी नेतिक 
नियमन कायम रहा। 

“सरकार से यह सहन नही हो सकता था । उसने अपना पूरा बल लगा 
दिया । हडताली लोग अज्ञाति और ऊषम मचावे ऐसे सुबोजित प्रयत्न सरकार 
को ओर से किये गए। हृडताछी छोग दगा-फिसाद पर उतारू हो कि फौरन 


हु 


गाघीराजा के नाम पर ३०१ 


ही उन पर गोली जादि की वौछारे करके हजारो को मटियामेट कर देते की 
वाकाबदा व्यवस्था की गई । परन्तु सरकारी अफसरो की मुराद पूरी न हुई । 
भारतीयों ने शाति-त्षत का पुरा-पूरा पालन किया । फिर भी पत्थर फेंके 
गए! का वहाना बनाकर पुलिस ने छूट-पुट गोलिया चला ही दी और चार 
निर्दोष गरीबो की हत्या कर डाली ।” 

अशिक्षित, व्यसनी, अज्ञानी और चरिव्रहीन माने जानेवाले उन 
भारतीय मजदूरो ने क्या-क्या सहन किया, इसकी कल्पना उस एक प्रसंग 
से मिलेगी जिसकी आखो देखी वात एक सुप्रतिप्ठित अफ्रीकी मूल- 
निवासी, पढे-लिखे सज्जन श्री जान डुबे ने मि० पियर्सन गौर श्री रावजी- 
भाई को सुनाई थी 

“मे भारतीय मजदूरो को जगली मानता था और उन्हे धृणा से देखता 
था । पर अव प्रत्येक भारतीय के प्रति मेरे दिल मे बडा आदर-भाव पैदा 
हो गया है । हम हव्णी छोगो में भारतीयों की वह दिव्य जव्ति नही है। अपनी 
आखो से जो मेने देसा, उसमे चकित रह गया हु । सत्याग्रह आन्दोलन चल 
रहा था। एक दिन में उरवन से आ रहा था। फीनिक्स स्टेशन पर उत्तर 
कर अपने यहा जा रहा था । कुछ दूर जानें पर रास्ते के एक छोटे से मैदान 
में प्राय पाच सौ भारतीय जमा होकर बैठे थे। अपनी कोठी में हडताल करके 
वे वहा पर आये थे | गोरा मेनेजर, उसके आदमी और गोरी पुलिस उतके 
चारो ओर घेरा डालकर खडी थी। मे आधे घटे तक यह देखने के लिए वहा 
रुका रहा कि क्या अन्जाम होता है । बैठे हुए भारतीयों की पीठ पर कोडो 
की मार पडने लूगी | गोरे लोग वेत और लाठी से उन्हे पीटते जाते थे और 
चीखते जाते थे, चलो उठो, काम करो, काम पर चलते हो या नही ?' 
केंकिव कोई उठा नही | किसी भारतीय ने अगली तक नही उठाई और ढड़े 
द्विमाग से जवाब देते रहे, 'जवंतक गाधीराजा जेल मे हें तवतक हम काम 
करने वाले नही है ।' 

“जब कोडो और लाठियो की मार से मामला सुरुझा नही तब वन्दृक 
के कुन्दी का प्रयोग शुरू हुआ । पुरुषो के साथ-साथ स्त्रियों और बच्चो पर 
भी चोटे पडने लगी । कुछ तो हाय-हाय' करके रो पडते थे, किन्तु अपनी 
जगह से हटते नही थे। अन्त मे घुडसवार आये और उन पर घोडे दौडाये 
गए। कुछ आदमियो के पैर और पीठ के ऊपर घोडो की टापे पडी। 
उत्तकी चमडी छिल गई। घोडो की लातो की चोट भी पडो | छेकिन वे लोग 
वहा से हट नही । 

/इस बीच एक मुकादम को पकड करके वहा लाया गया । वह इन लोगो 


३०२ जीवन-प्रभात 


का अग॒वा माना जाता था । उसने तो और भी साहस के साथ गोरो को 
उत्तर दिया। उस निर्भीक उत्तर के इनाम के लप में उस पर बेहद जुल्म किया 
गया । इस अत्याचार को देखकर मेरे रोगटे सडे हो गए | मारपीट से भी 
जब वह मुकादम झुका नही तब पुलिस अफसर ने हब्णी पुलिस से डपटकर 
कहा, देखते क्या हो” बेब डालो इसे अपने भाले से, इसी बदमाश 
कायह सब पड़यत्र है / उस हच्छी पुलिस ने तत्काल आज्ञा का पालन 
किया और मजदूरो के उस नेता को भाले मे बेव डाला । इस घटना से 
भारतीयों मे जोश आ गया। इस बहाने गोली चछाकर और भी दो को भून 
डाछा गया। वह नेता तो स्वर्ग पहुच गया, दसरे आहत हुए, फिर भी भारतीय 
लोग ज्यो-के-त्यो वही वेठे रहे । उनमे से एक भी भागा नही, हटा नही ।” 

अपनी कथा समाप्त करते हुए श्री डूबे ने कहा “मे गोरे छोगो की इस 
ऋरता से कापता हुआ और भारतीय भीड की सहनशीलता और दृढता 
से आइचर्य-चकित होता हुआ घर लौट आया ।” 


* पट 5 
तपोधन सगनकाका 


गोस्वामी तुलसीदास ने पावंती के तप का मािक वर्णन करते हुए 
रामायण मे लिखा है, (विसरि देह तर्पाहि मनु छागा'। कुछ इसी प्रकार का 
तप वापूजी के जेल जाने के वाद मगनकाका फीनिक्स मे रहकर करते रहे । 

जो लोग कारागृह मे डाल दिये गए थे वे सत्याग्रह सग्राम के सचालन के 
प्रत्यक्ष वोझ से निवृत्ते हो गए थे। किन्तु जो बाहर रह कर उस भारी भार 
का वहन कर रहे थे उनमे मगनकाका, कुमारी स्लेशिन और श्री वेस्ट के नाम 
अग्नगण्य थे। बापूजी के सत्याग्रह के तरीके को समझने की अदम्य गक्ति के 
स्रोत को जानते के लिए मगनकाका के काम तथा तप का परिचय देना 
आवश्यक हूँ । 

जैसा कष्टमय जीवन मगनकाका घर में रह कर फीनिक्स मे बिता 
रहे थे उसकी तुलना में कारागार के कप्ठ अल्प ही कहे जायगे | सबसे बडी 
वात यह थी कि उस समय फीनिक्स मे वह अकेले भारतीय थे, जिनको 
सत्याग्रह-युद्ध की गतिविधि पर स्वयं मननर्नचतन करके ध्येय-पूर्ति के लिए 
सत्य और अहिसामय सघर्प पर प्रेरणात्मक विचार 'इडियन ओपीनियन 
पत्र में प्रति सप्ताह प्रकाशित करने पडते थे। भारतीयों के भीषण अपमान 


तपोधद मगनकाका ३०३ 


दि 


ओर उत्पीटन की गाथाए नेटाछ-द्रान्नवाल के हर क्षेत्र से दिन-रात या 


करती थी। उन आपातो को पीकर उन्हें दक्षिण अफ्रीका के भारतीय भावधयो 
में गान्ति ओर धैर्य कायम रखना था। इस भारी सपादकीय काम के साथ- 
साथ साप्ताहिक का मुद्रण और प्रकाणन तथा हम सब वच्चो का समोपन 
और निक्षण आदि से उनका सारा समय भरा हवआ था । जब उत्त पर हड- 
तालियो के स्वायत का काम जौर जा गया। घरीर से मगनकाका मजबत 
और गठे हुए बदन के थे। लेकिन काम के बोझ से उनकी देह सूखती गई। 
उम समय यह अनुमान नही था कि यह भारी सवर्ष कब तक चलाना पडेगसा , 

परन्तु तीन महीने वाद जब समझौता हुआला और नव जेलवासी फीनिस्स में 
आ गए तब वान्यापू की तरह ही, शायद उनसे कुछ अधिक, मगनकाका 
दुर्बल हो गए थे । उनका गरीर आया भी नही रह गया था | छेकिन तपोमय 
जीवन के कारण उनके स्वभाव की उग्रता घुल-सी गई थी और उनमे शान्ति 
तथा प्रसन्नता का वडा विकास हआ था। ५ 


ध््ी 





मगनऊाका की दिवचर्या उस समय एक पक्के तपस्दी की विनचर्या 
थी | ब्राह्म-मुहत्तें मे पूर्व रात में दो या ठाई बजे उठकर वह 'इडियन ओपी- 
नियत के लिए लिखने वेठ जाते थे । अस्णोदय होने तक उनके बिस्तर पर 
उनके लिखने के कागजो का टेर लग जाता था| लिखने में काटछाट मुब्किल 
से कही नजर बाती थी और उनका प्रत्येक अक्षर एक-सा सुन्दर व छपा 
हुआ-सा प्रतीत होता था। बाउन्याढें-आठ वजने से पहले ही दीन आदि 
से निवट कर जलपान किये विना वह छापाखाना में पहुच जाते थे । फीनिक्स 
में प्रात काल जलूपान करने का चलते था, परन्तु इस अवधि में मगन- 
काका ने जलपान का त्याग कर रखा था। ब्राह्म-मह्र्त्त में उठने पर 
भी चित्त की एकाप्रता में विक्षेप न हो इस हेतु से लिखने की समाप्ति तक वह 
कुल्ला-दतीन भी नही करने थे । छापाखाना मे कम्पोज करना, प्रूफ पटकर 
सुधारना, डाक के ढेर का निपटारा करना इत्यादि कामो की सदव भरमार 
रहती थी । मधब्यान्ह में मुश्किल से हम छोगों के साथ भोजन के लिए 
वहूपीन घटा निकाल पाते थे। उसके सिवा सच्या के सम एक घटा वागीचे 
में खुदाई करने के लिए प्रेंस से वाहर आते थे। फिर रात को प्राव नौ 
बजे तक छापाखाना का काम करके घर छौटते थे । सोने से पहले प्राय 
घटा मर तक लिखने का काम करते थे । 








जो काम बालकों के जिम्मे किये गए थे उनमें वार-बार मगनकाका 
के पास पूछने और मार्गेदर्नन के छिए हमे जाता पडता था। एक-न-एक 
बालक हर आव-पौन घटे वाद अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुच जाता 


३०४ जीवन-प्रभात 


था। स्वभाव के वडे उग्र होने पर भी वह प्रत्येक वालक को प्रत्येक बार शान्ति 
पूर्वक ही नही उत्साहपूर्वक उत्तर देते 4 और वारीक-से-वारीक वात सम- 
झाने से चूकते नही थे । यदि कभी नियत समय पर नियत स्थान में वह नजर 
नही भाते थे, कुछ विगेप कारण होगा ऐसा समझकर, में उनकी तलाश में 
निकल पडता था | एक-दो वार मध्यान्ह में दो-तीन वजे के समय जब में 
उनको खोजने के लिए गया तो छापाखाना के सामने ऊची, हरी दूव पर 
उतको लेट लगाते हुए मेने पाया था । मेरे पहुचते ही वह उठ बैठे थे और 
स्वेंहवत्सल स्वर से पूछते थे “क्या काम है ?” फिर स्वय ही बताते थे, 
छापाखाना मे काम करते-करते आसे भारी हो गईं, बदन काम नही दे 
रहा या तव मेने बहा आकर दस-पन्द्रह मिनट लेट लगा छी | विस्तर पर सोने 
की अपेल। खुली जमीन पर लेटने से वडा लाभ होता है। यह मिट्टी हमारे 
घरीर की वकाबट को वहुत जल्दी चूस लेती है । सचमुच धरती माता का 
हम पर अगाव उपकार हैं। केवल दस मिनट लेट छगाने से शरीर में 
ताजगी आ जाती हूँ ।” सक्षेप मे काम के बोझ को पूरा करने के लिए 
अल्पाहार, फलाहार और अत्यल्प निद्रा की साथना मे सगनकाका ने अपने 
को बडी कडाई से वाथ रखा था । 


अपनी काया से कठोरतापूर्वक काम लेने के साथ-साथ अपने चित्त को 
उत्तेजित और ऋषित न होने देने के लिए भी वह अत्यधिक सावधान 
रहते थे , इस वात का चीचे के प्रसग से पता चलेगा । 


साधारणतबा फीनिक्स का जलवायू आरोग्यदायी भोर श्रेष्ठ था। वहा 
पर वीमारी का दर्शन क्वचित ही होता था। परन्तु मानों, मगतकाका की 
कसौटी के लिए ही उन दिनों णीत-ज्वर ने वहा अपना प्रताप दिखाया | 
दम बालको में से पाच-छ वारुक गीत-ज्वर के शिकजे मे जकड गए । और 
अन्त मे सुद भगनकाका को भी मलेरिया ने विस्तर पर पटक दिया | 
कुमीन वा जन्य चूर्ण आदि का प्रयोग बायूजी ने फीनिक्स मे निपिद्ध 
कर रखा था। हर बीमारी का मुकावला प्राकृतिक चिकित्सा से ही किया 
जाता था। यह चिकित्सा वेमे वबहत अच्छी है, परन्तु उसमे रोगी की सेवा 
करने में बहुत थम उठाना पडता हैं और चिकित्सक को इस विधि मे अपना 
वहत समय देना पड़ता हैं। वाम का भारी बोझ होते हुए भी मगनकाका ने 
प्रत्येक रोगी बाठक के छिए समय दिया और विना प्रमाद के पूरी 
बुथपा की | 

प्रथम तो रोगी के आहार में आवश्यक परिवर्तन किया, फिर जिनको 
वृलार आया था उतको दिल में दो-तीन वार वाप्प-स्तान कराया। वाप्प- 


तपोघन मसगनकाका ३०५ 


स्तान के लिए पाती खौलाना, रोगी को भाष देता, उसके कपडे बदल देना 
और विधिवत सुछा देना ये सभी काम दिता थक्के करते । रोगी वाहक को 
जेल में गई हुई माता का स्मरण दुणी न करे, इस बत्सलता से मगतकाका 
उन पर अपना प्रेम बरसाते थे। लेकिन जब वह स्वय पीडित हुए तब उन्होने 
हम लोगों से कम-मे-कम सेवा छी। 

एक दिन ज्वर कुछ कम हो जाने पर मगरनकाका विस्तर से उठकर 
प्रेस में काम करने चले गए थे। वहा पर उनका शरीर ढीला पड गया और 
ज्वर का आकप्रण फिर से होने की आशका पैदा हुई । इससे बचने के लिए 
उन्होंने भाष-स्तान करना चाहा और मुझसे कहा, “घर जाकर चूल्हा जला 
दो भौर उस पर पानी चढा दो, तव तक में आता हु फिर भाष ले लगा! 
परन्तु में घर आकर उस कत्तंव्य को भूल गया और घर आकर खेल में रग 
गया। में काम में काफी धीमा ह इस वात का हिसाव लगाकर मगनकाका 
करीब डेंढ घटे बाद प्रेस से आये | पर घर मे आने पर उन्होंने मुझे खिंडकी 
में मस्ती से बैठा हुआ और खेल करता हुजा पाया । मेने पानी गरम करने की 
कोई तैयारी नहीं की थी। मगनकाऊफा ने आकर चूपके से मेरे कन्धे पर 
अपने कमजोर हाथ रखें तो में सकपका गया ) लगा कि जभी एक अप्पड 
मुह पर पड जायगा। परन्तु उन्होने तो मेरे सिर पर अपना वत्सलछ हाथ फेरा 
और मधुरता से बोले “अभी तक तूने चूल्हा भी नहीं जलाया ? चल: 
अब और देर मत कर । आ मे तुझे जर्दी से चूल्हा जलाना सिखाता 


यह कह वह मुझे अपने साथ रसोई घर में ले गए। चूल्हा सुलगाया, 
चटपट पानी गरमे किया और मुझसे छोटी-मोटी सहायता लेकर वाप्प-स्नान 
करके सो गए । उस दिन की क्षमा का मझ पर इतना गहरा प्रभाव पडा कि 
मंगनकाका का इारा भी मुझे महान आज्ञा ता के रूप मे प्रतीत होने लगा । 
अहिंसा की उपासना में मबनकाका कितना आगे बढते जाते थे उसका 
एक दूसरा प्रसंग यहा देना अनुचित न होगा । 
एफ बार कृप्णपक्ष की अवेरी रात में छघमभग दस बजे जब लव बालक 
सो रहे थे में शोच-निवत्ति के लिए अपने वागीचे के गौचालय में गया। 
जब लौटकर आया तो घर के दरवाजे पर मैमे एक सुन्दर चित्तीदार तीन 
पहलवाली अजीव लकडी पडी देखी । आउ्चर्यचकित होने पर मेने अपने हाथ 
की लालटेन का प्रकाश उसपर डाला और तत्काल समझ गया कि यह तो 
साप हूँ। मंने कृदकर देहलीज पार कर ली और सीधा मगनकाका के पास 
पहुचा। वह अपने विस्तर पर बैठे लिख रहे थे। मेने उनको साप की सूचना 
दी तीन-चार दितो से उनके पैर में एक भारी फोठा निकल आया था । इस 


३०६ जीवन-प्रभात 


कारण उनको अपनी जगह पर बैठे ही रहना पडता था । फोडे पर मिट्टी 
की भारी पट्टी रसी हुई थी । साप की बात सुनकर वह छूगडाते हुए उठे 
थौर देहलीज के पास आये । तव तक साप किवाड और चोखट के बीच की 
दरार से घर मे आधा घुस आया था। समय सूचकता से मगनकाका ने किवाड 
को दवाया और साप पकड मे जा गया। फिर उन्होंने मुझसे साप को फासने 
की डोरी ओर लाठी मगाई, जो हम लोग सदैव तैयार रखते थे । लाठी 
लाकर मेने मगनकाका को दी । उन्होने मुझको वह किवाड मजबूती से दवाकर 
रफने के लिए कहा, जिसमे साप का आधा शरीर दवा हुआ था। फिर उन्होने 
चतुराई से लकडी और रस्सी के वीच साप की गरदन को पकड लिया। साप 
की जाति का परीक्षण करके उन्होने वताया कि यह अत्यन्त जहरीला है। 
तुमने इसे देख लिया यह हमारा सदभाग्य। यदि वालको के बिस्तर तक पहुच 
जाता तो वडी बुरी वात होती । ई-वर ने ही सवकी रक्षा की है। इसके बाद 
किसी सग्रहालय या चिडिया-घर मे भी मेने वैसा साप दुवारा नही देखा । 


उस समय उस साप को मगनकाका मार डाले, इसके अतिरिक्त और 
कोई उपाय मेरी समझ में नही आ रहा था। मुझमे वह वल या साहस नही था 
कि में उस साप को उठाकर ले जाऊ। मगनकाका से चला तही जाता था। 
परन्तु उन्होने साप को मार डालने के वजाय स्वय दुख उठाना ही पसन्द 
किया। लालटेन लेकर आगे-आगे रास्ता दिखाने का उन्होने मुझे आदेश दिया 
और खुद उस वोझ को लेकर लगठाते हुए जगल की ओर चल पडे। फीनिक्स 
आश्रम की जमीन पार करने के वाद विछायती ववूलो के घने जगल मे पहुचने 
पर, सापो के रहने के लिए अनुकूल और मनुष्य के लिए कम खतरे वाली 
जगह देसकर, उन्होने साप को जमीन पर रखा और रस्सी का फदा ढीछा 
करके उसे मुक्त कर दिया। धीरे-बीरे रेगता हुआ दो मिनट में वह साप 
घती घास में चछा गया। मगनकाका उसे तव तक एकटक देखते रहे, जब तक 
वह अदृष्य नहीं हो गया। मानो इतना भी कप्ट देने के लिए वह उससे मन- 
ही-मन क्षमा माग रहे थे। फिर अपने पैर के फोडे की पीडा को सहन करते 
हुए, लगठाते-छगडाते वह घर छौटे । मुझे ईश्वर की अगाघ दया और महिमा 
# दा शब्द सुनाये और ढाढस देकर तथा निर्भय बनाकर सुझा दिया। इसके 
वाद भी वह जागते रहे और लिखते रहे । सबेरे उठने के वाद ही देवदास- 
काका को और दूसरो को रात की साप की कहानी वताई गई | 


यहसारी 452 की है जब फीनिक्स खाली और सूना था । जब हड- 
पाल वाले गरिरमिटिये मजदूरों की वाढ फीनिक्स मे आानी शुरू हुईं तब 
सगनकाका के परिश्रम की पराकाप्ठा हो गई | एक-एक रात में कभी छ 


बापु के बाल-स्वयसेवक ३०७ 


सौ तो कभी आठ सी व्यक्ति आ पहुचते थे। जो दल आता था उसे दो गब्द 
आदवासन और स्वागत के कहने होते थे और ठहरने-लेटने की जगह बतानी 
होती थी । दिन का समय हो तो उनके भोजन आदि का प्रवन्ध भी करा देना 
पडता था। रात में एक दल को जगह देकर आध-पौन घटा की नींद हे 
उससे पहले ही नए हडतालियो के आ पहुचने पर उन्हें उठना पडता था। 
दिन भर के काम के वाद रात का यह काम बहुत ही थका देने वाला होता 
था। परन्तु मगनकाका एक दिन भी उत्तेजित नही हुए और और सभी 
काम पूर्णता से निभाते रहे । 

वापूजी ने जिस उच्च ध्येय से अहिसा के युद्ध का आरम्भ किया था 
उसी उच्च भूमिका तक उठकर मगतकाका ने उस युद्ध में अपनेको खपा 
रखा था। यह सही वात हैँ कि मगनकाका सत्याग्रह-युद्ध के अग्रणी या नेता 
नही थे। फिर भी कुशल और वहादुर योद्धा तो थे ही । उनकी यह विशेषता 
थी कि इतिहास लेखको की कलमसे अपनेको सर्वथा मुक्त रखने में उन्होंने 
सफलता पाई थी। मूक तप उनके जीवन का सूत्र था | तुलसी रामायण की 
जिस चौपाई का वह वारवार रटन करते थे उसे उन्होंने अपने आचरण में 
भी उतारा था। वह चोपाई थी 


अति सुकुमार न तनु तप जोगू 
पतिपथ सुमिरि तजेंड सब भोग | 


नित नव चरन उपज अनुरागा 
विसरी देह त्पहि मन्‌ छागा ॥ 


५९: 
वापू के वाल-स्वय॑सेवक 


अमंत्रमक्षर नास्ति नास्त्य मूल मनोषधम्‌ । 
अविद्य पुरुषों नास्ति योजकस्तनत्र दुर्लभ ॥ 

“एक भी अक्षर ऐसा नही जो मत्र का काम न दे, कोई भी वनस्पति 
ऐसी नही जो औषधि के काम न आवे और ऐसा एक भी मनुप्य नही जो 
थोडा भी विद्यावान या जानकार न हो, कमी हैँ सवको परख कर ठीक काम 
में लगाने वाले की ।” 

बापूजी एक ऐसे विरलू योजक थे जो हरेक मनुष्य की शक्ति को 


३०८ जीवन-प्रभात 


परख लेते थे और उस शवित को ऊचे काम मे लगा देते थे। फिर वह 
पुरुष हो, स्त्री हो, वृद्ध हो या छोटा वालक ही क्यो न हो। प्रत्येक को भरसक 
काम में छगाना और उसकी बुद्धि तथा कर्त्तव्य-भावना को बढाना वापूजी 
की शिक्षा-विधि का उद्देश्य था । 


बच्चों से भी कितना अच्छा काम हो सकता है इसका उल्लेख 
बापूजी ने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास की अपनी पुस्तक में दिया है. “अब 
फीनिक्स, न्यूकेसल की तरह वामव्य दिगा के हडतालियों का केन्द्र बन गया। 
सेकटो ने वहा पहुचकर सलाह और आश्रय लेना आरम्भ किया । इस 
वजह से सरकार की दृष्टि फीनिक्स की ओर गये बिना केसे रहती” आसपास 
रहने वाले गोरो की आख भी छाल हुईं। फीनिक्स मे रहना अशत खतरनाक 
वन गया, लेकिन छोटे-छोटे बाछुक भी हिम्मत के साथ खतरे से भरे हुए 
कामों को करने लगे ।” 

दूसरी जगह इंडियन ओपीनियन, में बापूजी ने सन्‌ १९१४ के 
एक विलेप लेख में लिखा है 


“फीनिक्स में जो पीछे रह गए थे उनमे सोलह वर्ष से कम आयु वाले 
छडके भी थे। उन्होने और कार्यकर्ताओं ने जेल के बाहर होने पर भी जेल 
से जाने वालो से अधिक करके दिखाया | उन छोगो ने दिन-रात का भेद 
मिटा दिया। अपने साथियों और वडो के छूटने तक के लिए उन्होनें कठिन 
न्र॒त लिये। अछोने आहार पर गुजर की और खतरे वाले कामो को निर्भीक 
23938 । जब विक्‍्टोरिया काउटी में हडताल हुईं, तब सैकडो गिर- 
टियो ने फीनिक्स में आसरा छिया। उनका आतिशथ्य करना एक महत्‌ 
कार्य था। गिरमिट्यों के सठो द्वारा हमछा होने का डर होते हुए भी 
निर्भीकता से काम करते रहना दूसरा महत्‌ कार्य था। पुलिस वहा पहुची, 
श्री वेस्ट को गिरफ्तार किया | औरो का पकडा जाता भी सभव था, इन 
सव वातो के लिए तैयारी रखी गई । पर एक आदमी भी फीनिक्स से ह्‌ठा 
#है।। मे ऊपरवता चुका हु कि इसमे केवल एक ही कुटुव अपवाद रूप था। 
फीनिक्स के कार्यकर्ताओने इस अवधि में कौम की जो सेवा की है, उसका 
अनुमान भारतीय जनता छगा सके यह सभव नही है । वह गुप्त इतिहास 
अभी तकलिखा नही गया है। इसलिए उसका थोडा-सा अश् में यहा दे रहा 
हैं। पह इसआजा से कि किसी दिन कोई जिज्ञासु अधिक वत्तात प्राप्त करके 
फोनिक्स के कार्यकर्ताओं के काम का मूल्याकन कर सके । अधिक लिखते 


के लिए मुझे छालच हो रहा है, परन्तु फीनिव्स की बात को यहा पर 
छोडता हु ।” 


बापू के बाल-स्वयसेवक ३०९ 


में बता चुका हू कि वायूजी आदि के जेल जाने पर मग्रनकाका के 
पास हम दस बालक रह गए थे। उनमे ग्यारह वर्ष की आय का में और 
वारह का आयु के देवदासकाझा को छोड कर सभी वालूक वहत छोटे थे । 


संगनकाका और देवदासकाका छापाखाना के काम में ही आकठ 
डूब रहते थे । भोजन के लिए आते थे तव भी उनमे वाते छापाखाना की ही 
चलती रहती थी । उन दोनो को उठने से सोने तक छापाखाना के काम के 
कारण छोटे वच्चों के कामकाज पर ध्यान देने की वहत कम फरसत थी। 
फलत बच्चों की देखभाल करने ओर उनकी आवश्यकताए पूरी करने का 
उत्तरदायित्व मुझ्न पर था। ये बच्चे खेल-खेल में जितना काम कर दे इसके 
अलावा नित्यकर्म को पूरा करना मेरा काम रहता था। विस्तर समेठना, 
वहारना और रसोई का छोटा-मोटा काम करना। यदि वे बच्चे उन कामो 
को पूरा करने में मेरा हाथ न वटातें तो में बकेला जायद ही उस काम को 
पूरा कर पाता। 

काम करने से भी अधिक कठिन वात मेरे लिए यह थी कि म॑ अपने 

वाल-माभियो को पूरी तरह अकुण में नही रख पाता था। भिन्न-भिन्न स्वभाव 

वाल वच्चों पर गानन जमाने के लिए आवध्यक कोशल मुझमे नहीं था, 
जितना देवदासकाका में या। उनसे मुझे अनेक बार, र्ठने-ऐठने- 
वाले वच्चों ने काम लेने में सहायता मिलती थी । 

हमारी इस नन्‍हीं टोली में सवसे नटखंट वालक था छोटम । उसका 
गुणगान करते हम थकते नही थे । छ वर्ष की आयु होने पर भी गुजराती, 
हिन्दी, तमिछ और अग्रेती--इन चारो भाषाओं में छोटम नि सकोच वातो 
की झडी छगा देता था | उसके सवाल-जवाब से वडे व्यक्ति को भी मात 
खाती पडती थी, साहनी इतना था कि मना करने पर भी जगल के अनजाने 
चित्र-विचित्र फलो को चख कर देखा करता था, कुत्ते पर सवारी किया करता 
था,ऊची घास में घुमकर जमीन पर बेठे हुए पक्षी को चुपके से पकड लाता था। 
एक वार फीनिक्स स्टेशन पर वह गया। स्टेगन-मास्टर की गर-जानकारी में 
सिगनल भी गिरा दिया था। ऐसे महागय से काम लेना आसान वात नही 
थी। पर जब में उससे कह देता कि इतना काम बपने हिस्से का पूरा करने 
के वाद आपको खेलते-कदने की इजाजत है तो वह अपना सारा वानरपत 
भूलकर एकाग्रता से काम पर जुट जाता था, और सबसे पहले काम 
पूरा करने की कोशिग करता था। 

छोटम को यदि उत्तर छ व माना जाय तो भेयन दक्षिण अ् 


के 
समान था। अफीमची को भी मात कर दे, ऐसा आलसी ! दोनो हाथो से 


सय 


३१० जीवन-प्रभात 


अपनी तोद पर की पतलून उसे हर समय पकडे रखनी पडती थी। बीच- 
बीच मे मक्खी आदि को मुह पर से हटाने के लिए एक हाथ मुश्किल से 
पतढून से ऊचा कर पाता था। उसको वृहारने आदि का काम देना बेकार 
था। उसे काम पर लगाये रहने के लिए प्राय घास खोदने का काम दिया 
जाता था। लेकिन अपनी नन्‍हीं फावडी कंधे से रूगाकर अधिक समय वह 
अर्थोन्मीलित आस से समाषिस्थ खडा रहता था। 


आठ वर्ष का झान्ति मेरे और देवदासकाका के लिए सिरदर्द पदा करते 
वाला था। काम करने का सामर्थ्य उसमे था, पर था वह वडा जिद्दी। कभी- 
कभी वागीचे में इवर-उधर निकल जाय तो घटों तक उसका पता न चले । 
नाइते के समय तक मुह भी न घोये और अपने विस्तर के पास योही आध- 
पौन घटे तक खडा रहें | जब वह अडियल टट्दू की तरह अपने घुटनों को 
मिलाकर तिरहछे पैर से सडा हो जाता, तव हमे उस पर बडा गुस्सा आता था। 
देवदासकाका और मे उसे पुचकार कर समझाया करते थे कि जिद छोड दो, 
लेकिन वह अपने नथुने फुलाकर हम लोगो को जोरो से डाट देता था, “तुम 
चौधरी क्यों बनते हो ” हम हरगिज काम नही करेगे । जाओ, कह दो मगत- 
काका से । हमें किसी का डर नही । चलो, हमे नाव्ता भी नहीं चाहिये ।” 
. जब इस मूति से में थक जाता तब देवदासकाका को सौंप देता था। 
देवदामकाका भी उससे हार मानकर उसे मगनकाका के सामते सडा करते 
थे। अन्त में मगनकाका भी उकता कर सुना देते थे, “तू जिद नहीं छोडेगा 
तो ये दोनो तुझे पीटेगे ।” लेकिन वह इस धमकी में आने वाला नहीं था । 

धीरे-धीरे हम दोनो ने उसे पीटना शुरू किया। आरम्भ में सकोच 
हुआ फिर मारने में रस पैदा हुआ | जब तक उसके मुलायम गाल पर पाचों 
अगुली के निशान न उठते, और भी जोर से हम उसे तमाचा मारते थे । 
परिणाम यह हुआ कि उसकी जिद बढती चछी और हमने भी मारने 
का अपना विज्ञान विकसित किया । तमाचे के बाद बेत और बेत के वाद 
हलके तस्ते से गाछ पर जोर का थप्पड लगाने का ऋ्र आनन्द अनेक वार 
हमने लिया । फिर भी हमारे द्वारा मगनकाका के पास इस सफाई से सारी 
वात रखी जाती थी कि वर्णन सुतकर मगनकाका समझते थे कि बडी 
रहमदिली से ये लोग गान्ति को ठीक रास्ते पर काने का प्रयत्न कर रहे है। 

. एक बार ऐसा हुआ कि शान्ति को मारते-मारतें मेरी आख खुल 
गई और इसके वाद उसको मारने का मेरा स्वाद सूख गया | इतना ही नही 
सदा के लिए बह अनुभव मुझे याद रह गया कि मारने से कभी भी किसी 
के दिमाग मे कोई बात घुसाई नही जा सकती । शान्ति को मारने का आनन्द 


ह बापू के बाल-स्वयसेवक ३११ 


लेने के लिए मशविरा करके मैने और देवदासकाका ने एक योजना वनाई । 
उस दिन हमने उसको ऐसा काम सौपा, जो उसे अन्यायपूर्ण प्रतीत हो । 
समह में काम करने के बदले वागीचे के एक कोने मे उसे जमीन खोदने का 
काम दिया गया। घटे भर के बाद देवदासकाका ने मुझसे कहा कि जाकर 
उसका काम देखी। बान्ति को जिद में भर कर घटने से घटना मिला कर 
स्थिर खड् हुआ पाया । उसके पास जाकर मंने बुरी तरह उसे डाट दिया, 
फिर अपने दात पीसकर क्रोव से उसके दोनों कान ऐठे और जमीन से उसे 
ऊचा उठा दिया | फिर भी उस वहादुर ने 'उफ' तक नही की । केवल अपनी 
विल्ली की-यी आाखो से मुझे घरता रहा। मेने समझा उसे काफी पीडा 
नही पहची है, तव मंनें उसके कान को पकड नाखून से दवाया और जोर- 
जोर से पूछा, “बोल, जमीन खोदेगा या नहीं ?” पर वह कुछ न बोला । 
तब मेने तमाचो की झडी लयाई । काफी तमाचे लगाने के वाद मेने सोचा, 
जाने दो । मेने दे वदासकाका के पास जाकर सारी कहानी सनाई । मुझे याद 
नही है कि उस दिन देवदासकाका ने उसे और मारा या नहीं, परन्तु मेरा 

सारने-पीटने से सदा के लिए जाता रहा, और मंत्रे निश्चय किया 
कि उसको प्रसन्न रखकर जितना काम मिले उसी से सतोप करू । ज्योही 
मारना पीटना बन्द किया उससे काम लेने में मुझे पूरी सफलता मिली, 
और किसी के पास उसकी जिकायत ले जाने की आवश्यकता नही रही | 
उसके पूर्व इतिहास की भी मुझे जानकारी थी | उसके पिता एक व्यापारी 
थे और बडी बेरहमी से उसे पीटा करते थे । इसलिए वचपन से ही वह जिद्दी 
बन गया था। पर छोटम, भेयन और शान्ति से नवीन का मसलछा कम 
नहीं था । 

वह अधिक छोटा नही था । कामचोर भी नहीं था | लेकिन बडा 
नाजक मिजाज, भोदू और जरा-जरा देर में गुस्से में भर कर रो देने वाला 
लडका था। कोने में जाकर घटा-टो-पटा जी-भर रो लेने के वाद वह स्वयं 
मस्कराता हुआ हमारे काम में सहयोग के लिए आ जाता था और अपने 
रोने की कहानी खुद ही सुनाने लगता था | 


फीनिक्स क॑ नन्हे स्वयसेवकों में उक्त चार की अतिरिक्त दो भौर थे 
मेरा चचेरा भाई कंग और मेरा छोटा भाई कृष्ण । दोनों की आय में उतना 
भी अन्तर नही था जितना देवदासकाका की और मेरी आयु में था। थे 
दोनों भाई आपस में महोदर से भी अधिक घनिप्ठ थे। किसी भी काम में 
यह जोडी अलग वही होती थी। आपस में कभी र्ठने-झगडते भी नही थे । 
दूसरो से झ्गडा हो जाता तो दोनो साथ ही रहते थे । चतुराई में भी दोनो एक- 


लि आं 
री 


ग 


३१२ जीवन-प्रभात ॥ 
दसरे से बढ कर थे। केश दस्तकारी के काम में बहुत तेज यथा और हर काम को 
फर्ती से कर डालता था । कृष्ण में स्थिरता और आकछरून शक्ति बहुत 
गहरी थी। कंश की प्रगसा उसके सफाईटार काम के लिए होती थी और 
कृष्ण अपनी वावपटता एवं स्व प्रसन्नचित्त रहने के कारण लोगों को मग्व 
कर देता था। केग बहुत तेज मिजाज था दो ऊृष्ण मधर स्वभाव का। 
दोनो मिलकर जो भी काम हाथ मे लेते थे उसे स॒न्दर तरीके से पूरा करके 
ही छोडते ये । केश जव काम पर छग जाता था, तब उसे अपने चारो ओर 
की सुध नहीं रहती थी। औरो से बह कटा-सा रहा करता था । कृष्ण चाहें 
किसी भी काम में हो या कोई भी खेल कर रहा हो उसका ध्यान चारो ओर 
रहता था। एक बार नजर मे ही परिस्थिति जाचकर लाभ-हानि को कतने 
की उसमें शक्ति थी । क्या करना उचित या अन॒चित रहेगा इस वात की 
सूचना वह तुरन्त केगू को देता था। किसी काम में कृष्ण अग॒ुजा नही बनता 
था, केश की सरदारी में रहकर ही उसके काम मे योग देता था । केग को 
अपना बडा भाई मानकर भूल से भी उसका अनादर नही करता था और 
केश भी कभी अपने छोटे भाई कृष्ण को अपमानित नहीं करता था। दोनो 
की जोडी अभिन्न थी । 


ऐसे गक्तिशाली भाग़यो को प्राप्त करने से मेरा हृदय उत्साह से 
भर जाना चाहिये था, परन्तु न जाते कौन-सा मनोविकार मुझे सताता था, 
जिससे उनके साथ काम करना मेरे लिए कठिन होता था। उनके चातुर्य 
के। तुलना मे अपना भोदूपन देखकर मुझे कही भाग कर छिप जाने का जी 
होता था। किन्तु वहा के ममूह-जीवन मे अकेले रहने का अवसर दुष्प्राप्य 
था। अत मेरी कुढत मन मे ही रह जाती थी। 


अलोनात्रत और विजेपतत फलाहार होने के कारण मगफली छीलना 
हमारा एक अत्यावध्यक काम होता था । दो या तीन वबोरी मगफली हमे दे 
दा जाती थी जौर गनि-रवि की छठदी में घटों तक उसकी मीगी से 
कनत्तर भरने मे हम लोग व्यस्त रहते थे। काम का हिसाव लगाने के 
लिए एक कटोरी का नाप निश्चित किया था | दाने निकाल कर कौन पहले 
उस नाप की कटोरी भर छेता है, इसकी होड रूगती थी । केश तेरह मिनट 
भे, कृष्ण पद्धह मिनट में और में मुब्किल से वीस-वाईस मिनट में अपनी 
कंटारों भर पाता था। देवदासकाका कंश से आधी मिवठ पिछठ जाते थे | 


हो प्रकार अपनी जिथिलता मुझे वेहद चुभती थी और में बहत मायस 
जाता था। 


वागीचे के काम में मगतकाका ने एक रविवार के दित हम लोगो को 


बापु फे वाल-स्वयसेवक ३१३ 


गुलाव के पौधे पर दूसरे गुठाव की कलम चढाने का काम सिखाया। एक 
पोधे पर उन्होने खुद कलम लगाई दूसरे पर कंशु से लगवाई ओर तीसरें 
पर मुझ से । कलम चढाते समय वह मेरे पास बैठे थे और बहुत कुछ काम 
उन्होने खुद ही करवाया था | फिर भी आठवे दित मेरा पौधा सूख गया 
और केश ने जिस पर विना किसी के सहारे कलम छूगाई थी, वह मगतकाका 
के पौधे के समान ही पल्‍लवित हो उठा। 
मेने मान लिया कि देव ने मुझे वडा भाई बनाते मे भूल की हूँ। बडे 
भाई होने योग्य तो केशू व कृष्ण हे । अपनी इस मान्यता के कारण उनसे 
काम लेने में मुझे परेशानी होती थी । 
यह एक चमत्कार ही था जो इन छहो विपरीत स्वभाव वाले बालको 
का नेतृत्व मेरे हाथ मे महीनों तक रहा और उनके सहारे फीनिक्स आश्रम 
के नित्य-कर्म अवाध रूप से पार होते रहे । 
एक विशेष प्रसग से ज्ञात होगा कि छ बच्चों की यह छोटी टोली 
किस तरह भारी काम किया करती थी । 
एक शाम को छापाखाना का काम कुछ जल्दी पूरा हो गया । घटा भर 
की फ्रसत मिल जाय तो मगनकाका सीधे बागीचे में पहुच जाते थे और 
खोदने आदि का काम करते थे। देवदासकाका और में भी उनके साथ 
खोदने, पानी भरने मे जुट जाया करते थे। उस सध्या को गोभी के पौधे लगाने 
आदि में हम जुटे हुए थे। इस बीच अकस्मात आकाश में काले-काले बादल 
छा गए और जोरो से गर्जना तथा विजली का चमकना शुरू हो गया। 
नित्य की तरह कंभु, कृष्ण, नवीन, और छोटम स्टेशन पर डाक लेने यये थे। 
उनके लौट आने का समय कभी का होचका था और हम लोग प्राय घढे- 
भर से उनके आने की प्रतीक्षा में थे। हमारी यह चिन्ता बढ रही थी कि तेज 
वर्षा होने लगी । स्टेशन के रास्ते मे अनेक उतार-चढाव थे और पानी गिरते 
ही मिट्टी चिकनी और फिसलन वाली हो जाती थी। लगभग ६-७ दित 
पहले ही सवेरे की डाक लाते समय मे वर्षा मे फस गया था। रास्ते में चार- 
पाच वार रपट कर गिर पड था । और घर पहुचते-पहुचते भीग कर बेहद 
काप रहा था। तीन घटे देर से घर पहुच पाया था। तो फिर इन नन्‍हें 
स्वयसेवको की क्या दशा होती | 
' भगनकाका बोले, “छोडो काम को, तुम दोनो उन बच्चों को लिवाने 
जाओ ! ” आज्ञा पाते ही हिरत की तरह हम दोनों स्टेशन की ओर छूपके | 
लगभग पाच मिनट में पौन मील से अधिक दूर तक निकल गये । जब एक 
ऊचे टीले पर पहुचे तो देखा कि नन्‍हे-ननन्‍्हें हरकारे एक बडे विलायती वबूल 


३१४ जीवन-प्रभात 
के वक्ष को नीचे आराम से बैठे थे। डाक यैछी जमीन पर रसी थी भौर मजे 
में थे। हमने पूछा, “क्यों आज इतनी देर वयो लगादी ?” उन्होंने बताया, 
“बाज देश की डाक है। थैला बहुत भारी है। अकेले तो उठता नही, इस वजह 
से छकडी में ठाग कर हम द्वो-दो वारी-बारी से थोडी-थोडी दूर तक छा रहे 
है । बहुत थक जाते है, इसलिए बीच में आाराम करना पडता हूं। यहा पर 
वर्षा के कम होने की प्रतीक्षा में वठे है।” यह सारी बात सुनाते हुए चारो में 
से किसी वच्चे के मुख पर शिकायत या दस का भाव जरा भी नही था। 
ह॒ब्ताली छोगो ने फीनिक्स आकर जब तक हम पर नया वोजा 
नही डाछा हम लोगो के काम का सिलसिला ऐसा ही चछता रहा। 


४ ६० : 
पाखाना-सफाईे का प्रथम प्रयोग 


बापूजी के भारत लौटने के बाद का एक किस्सा है। वह मामूली मुसा- 
फिर की हैसियत से रेलगाडी के तीसरे दर्जे में सफर किया करते थे। एक वार 
ऐसी यात्रा में वह शौच्र के लिए रेल के पाखाने में गये | देसा, तो सारा 
डिब्वा मल से सना पडा था। तुरन्त वह अपनी जगह पर छीट आये। उन्होते 
अपने सामान से एक रही अखबार निकाला, सुराही से अपनी छोटी लुटिया 
में पानी लिया, जाकर पहले पाखाने की फर्न पर पडा हुआ मल कागज में 
समेट कर कदमचे के नीचे डाल दिया और फिर उस स्थान को पानी से धो 
डाछा। इसके वाद ही उन्होने उस पासाने का उपयोग किया। मुझे यह प्रसंग 
छोटे काका श्री जमनादास गावी ने सुनाया था। उन्होंने मुझसे कहा कि 
टाल्स्टाय-वाडी और फीनिक्स से बापूजी के साथ वरसों तक रहने के बाद 
भी जब मेने बापूजी का यह काम देखा तो में चकित रह गया और उस काम 
को करते समय बापू के चित्त की शान्ति, प्रसन्नता और क्रोव का विलकुछ 
अभाव देखकर मेरा मन आइचर्य से भर ग्या। 


पाछानो की स्वच्छता के बारे में वापूजी का इतना तीत्र आग्रह देखते 
हैए कल्पना की जा सकती है कि उनके आश्रमों में पाखाना-सफाई के लिए 
कितना पुस्पार्थ किया जाता होगा। फीनिक्स तो एक साक्षात जगल ही 
था। चारी ओर ऊची-ऊची घास थी, टीले थे, खदके थी और झरनो के 
किनारे घते वृक्ष भी थे। परन्तु वहा सुले मे शौच जाने की प्रथा वापूजी ने 
चलने नही दी। स्तानगृह के लिए बहा विशेष व्यवस्था नही की गई थी। 


पाखाना-संफाई का प्रथम प्रयोग ३१५ 


उस देश में पुरुष-वर्ग का झरने और कुए पर समूह में मिककर दिगवर स्नान 
करना सामान्य वात थी परन्तु पाखाने हर घर मे मौजूद थे। 

मेहतर या भगी कोई नही था। भगी के घर में जन्म लेने के कारण 
किसी व्यक्ति पर मनुप्य का मल ढोने का ढोझ्न डाला जाय, यह बापूजी को 
मजर नही था| फिर फीनिक्स से फलवक्ष और वागीचो को समद्ध बनाने 
के लिए उन्कृष्ट खाद की आवश्यकता थी। अत प्रारम्भ से ही मल को मिट॒टी 
में गाडकर खाद बनाने के प्रयोग होने लगे थे । 


छापाखाना के मकान के पास मेले को खेत मे दवाने की सविधा नही थी। 
वह मकान बहुत नीची सतह पर था और उसके दोनो ओर पानी के झरने 
थे । उसके इर्द-गिर्द खेती के योग्य जमीन नहीं थी | इसलिए छापाखाना के 


पास का पाखाना वहुत गहरा, खदकनुमा बनाया गया था। 


ख़द॒क-टट्टी की रचना इस प्रकार थी--सात जाठ फट गहरे और 
तीव-साढे तीन फठ चौकोर गड्ढे पर छकडी का ढाचा और कदमचे के 
स्थान पर तस्ते रख दिये गए थे। गड़ढा एक वाज्‌ में ढाल रखा गया था 
और मर इस टाल पर पडता था। भौच के वाद प्रत्येक व्यक्ति एक लकडी 
की फावडी से मल को गड़ढे में नीचे की ओर बकेल देता था| इस टट्टी के 
लिए मिट्टी या और किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। बरसात में 
भी वह अच्छा काम देती थी। उसे सरकाने या हटाने की भी आवश्यकता 
नही पडती थी। न उससे वदव ही उठती थी। मेरा खयाल हैं कि सारा 
मैला गहराई में पानी में जमा होता रहता था और मल के कीडे उसे खाकर 
जल को ग॒द्ध बनाये रखते थे। जगर की जगह थी और आसपास पीने के 
पानी का कोई कुआ नहीं था, इसलिए वहा यह खदक-ट्ट्टी चछ सकती 
थी। 

दूसरी ट्ठटी थी, जो एक पक्के फर्श की कोठरी में बनी हुई थी। इसमें 
तख्तों की वैठक के नीचे कनस्तर के कटे हुए दो डिब्बो को कोलतार पोतकर 
रखा जाता था। सफाई के समय लोहे की मुडी हुई साख से उन डिब्बों को 
खीच लिया जाता था । फिर किसी बडे वक्ष के मूल मे, तने से चार पाच 
फट दूर गड़ढा खोदकर उसमे मल्पात्र को पलट दिया जाता था और वह 
ग्ड़ढा मिट॒टी टी से से पाट दिया जाता था । 

इसके बाद सीधे ही खेत में टटुटी रखने की व्यवस्था की गईं। फल- 
वक्षो को घोने के लिए जो चौकोर गडढे वनाये जाते थे उन्ही पर छकडी की 
टटटी रख दी जाती थी। जो भी गौच जाय वह स्वयं मिट॒टी से अपता मेला 
ढक देता था। किन्तु इस प्रकार की टटूटी मे दो दिक्‍कते पैदा हुई । एक तो 


३१६ जीवन-प्रभात 


यह कि आबी के समय टट्टी का सारा ढाचा उठकर दूर जा पडता था 
भौर दूसरी यह कि वर्षा में सारा गड़ढा पानी से ऊपर तक भर जाता था । 


कई प्रयोगो और अनेक अनुभवों के वाद पाखाने का ठाचा ऐसा 
बनाया गया कि कैसी भी आयी में वह टिक सके । ऊपर की छत हटा दी 
गई। पर्दों को कमर से अधिक ऊचा वनाना छोड़ दिया गया और तस्ते तथा 
टीन की चहूरो की जगह वोरिया लछटकाई गई । फिर यह टटूटी सरकाते- 
सरकाते कभी केलो की पक्तियों के वीच, तो कभी सतरो की पक्तियों के 
बीच रखी जाने छगी। परन्तु वर्षा होने पर पानी भर जाने से ये गड्ढे 
वाली टट्टिया वेकार हो जाती थी। इसका इलाज न तो फीतिक्स में 
हाथ आया, ने सावरमत्ती में ही। इसलिए पक्‍के फर्णवाली स्थायी 
टट्टिया बनाना अनिवार्य हो गया । 


पक्के फर्श वाली टट्टी से मरूपात्र को ढोकर सेत में ले जाने और टोकरी 
मे सूखी मिट्टी का सग्रह करने का काम वहुत परिश्रम का होता है । इस परि- 
श्रम को बचाने और सुविवा एव जीघता की दृष्टि से फीनिक्स में भाति-भाति 
के प्रयोग चल रहे थे। मलपात्र में जब मल से दुगुनी मिट्टी पढती तव मल 
ढका रहता और मक्‍्खी-मच्छरो से वचा रह सकता । परन्तु यदि पाखाने 
को दस-बीस व्यवित वरतते हो तो मलपात्र इतना भारी हो जाता कि उसे 
भकेला आदमी दूर तक नही ले जा सकता था । 


इस सिलसिले में तरह-तरह की आजमाइश करते-करते मगनकाका 

इस निप्कर्प पर पहुचे कि फर्ण वाली स्थायी टट्टी मे मिटटी का उपयोग ने 
किया जाय । उन्होंने टीन का एक बहुत उथला, लूव-गोल मलपात्र वनवाया 
था। उसे कदमचो के वीच में रख दिया जाता था। कोठरी के दूसरे कोने में 
एक बडी, ढकक्‍्कनदार वाल्टी रखी गई थी । प्रत्येक व्यक्ति मलविसर्जन के 
वाद उस बडी वाल्टी में छोटा मलपात्र उलट देता था । और उसे उसी समय 
धोकर कदमचों के वीच रख देता था । वाल्दी का ढक्कत ऐसा च॒स्त होता 
था कि उसमे मच्छर या भुनगे घुसने नही पाते थे | चौबीस घंटो मे एक बार 
यह वाल्टी खेत में ले जाकर खाद के गड्ढे में साफ कर दी जाती थी । मिट्टी 
का वोझ न होने से यह काम अपेक्षाकृत जल्दी और आसानी से हो जाता था । 
यद्यपि इस प्रकार की टटूटी से मच्छर, मक्खी, दुर्गन्‍्ध आदि की परे- 
शानिया दूर हो जाती थी, फिर भी समूचे आश्रम में उसका प्रचार नही हो 
सका। बह प्रयोग घर वालो तक ही सीमित रहा, क्योकि प्रत्येक व्यक्ति हाथ- 
“हाथ शौचपात्र की सफाई कर लेना स्वीकार करे और पूरी सावधानी से 
बह काम करता रहे, यह कठिन बात थी । परन्तु सावरमती आश्रम में इस 


पाषाना-सफाई का प्रथम प्रयोग ३१७ 


प्रयोग को अपने लिए मबनकाऊा ने पूरे उत्साह से अन्त त्तक चालू रखा था। 
इस तरीके में खाद का थोडा-सा भी अब वरवाद नही होता था भौर जहा 
जितना चाहिए उतना ही पहुचाया जा सकता था। 


कौन-सी वस्नु कितने समय मे गबलकर साद वन जाती हूँ इसका प्रत्यक्ष 
बवनुभव संगनकाका को था और पाखानें की सफाई के साथ-साथ वह 
हमे सिलाया करते थे कि कौन-सा मैठा और कौन-सा कूडा कहा पर व किस 
भाति मिट्टी में मिल्लाना चाहिए । फीनिय्स में हम छोग पगु-पालन नहीं 
करते थे उसलिए गोवर की खाद उपलब्ध नही थी। फिर भी खाद की कमी 
से हमारी जाक-सब्बी और फड्-बृक्ष, सूसे और दुर्बल नहीं रहते थे। केले 
की पत्तिया, केले के तने, निराई की हुई हरी दब, फलवृक्ष को काट-छाट के 
वाद हुई बची हरी दहनिया--जिनमें से ईबन के योग्य छकडी अछकूग कर 
ली गई हो--पत्तिया, कपडे व कागज के बेकार टुकडें आदि प्रत्येक चीज 
को अलग-अलग स्थान पर गाउने की व्यवस्था मगनकाका ने कर रखी थी। 
उन चीजों को कितने सप्ताह या कितने महीने वाद खाद के लिए काम में 
छाया जाय, इन बातों का अपना अनुभव सुबह-गाम की साथारण वातचीत 
के समय बनेक वार वह हमें सुनाते थे। 

अब भारत के बहुत-पे आश्रमो और रचनात्मक सस्यथाओं में पाखाना- 
सफाई नित्य का आवश्यक कतंव्य वन गया है । नये आश्रमवासी को इस 
काम का पहला अनुभव कठिन बौर घृणित-सा मालूम देता है परन्तु वाद में 
अन्य कार्यो की तरह यह काम भी एक सावारण श्रमनयत्र प्रतीत होता हूँ । 
पाखाना सफाई की विधि अब काफी सरल अर साफ-सुथरी वन गई हूँ परन्तु 
फीनिक्स में जिस विधि से बह काम किया जाता था वह खाद की दृष्टि से 
बधिक छामप्रद परन्तु करने मे कठिन था | इस काम का सर्वप्रथम अनुभव 
मुझे और देवदासकाका को बहुत कप्टदायी मालूम पडा था। 

सोलह सत्याप्रहियों को विदा करने के दिन से पाखाना-सफाई का तथा 
सागसब्जी की देखभाल का काम मगनकाका ने अपने ऊपर ले लिया था। 

परन्तु जब वापजी भी सत्याग्रह के लिए फीनिक्स गये तव मगनकाका के 

इस काम के लिए आधा घटा बचाना भी असभव हो गया। तब देवदास- 
क्यका और में इस भारी काम को करने के लिए जागे बढें। मग्रतकाका ने 
वारीकी से हमें उसे करने का ढग बताया । 

पक्की फर्ण वाली कोठरी में प्राथः १८” या २०” इच की बडी भारी 
वाल्टी मल और मिट्टी से भरी हुई होती थी। घर के आगन से फुलवाडी में 
केले की क्यारी तक पहुचाते-पहचाते पाच-छ सात बार हमे उसे जमीन पर 


३१८ जीवन-प्रभात 


रखना पडता था । हम दोनो मिलकर भी बडी कठिताई से उसे उठा पाते 
थे। मूत्र वाली वाल्दी उठा कर ले जानें में इतनी भारी नही थी परन्तु उततकी 
बदव्‌ बडी वेज होती थी । वाल्टिया अछ्ग रख कर पहले तो हम सख्त 
काली मिट्टी मे गहरी लवी खाई खोदते | फिर मल वाली वाल्दी में से हाथ 
की चुटकी से कागज के उन छोटे-छोटे टुकड़ों को चुनकर अलग करते जो 
मलपात्र में पडें होते थे। अग्रेजो के तरीके के अनुसार फीनिक्स में कई छोग 
आवदस्त के लिए पानी न ले जाकर कागज छे जाया करते थे और वे टुकडे 
मलपात्र में रिकमिल जाते थे । मगनकाका का कहता था कि मानव-मर 
पाच-छ सप्ताह में ही जब मिट्टी से मिलकर सडकर पूर्ण खाद वन जाता 
हैँ तब कागज के टुकड़ों को गलने मे दस-पत्धह महीने रूग जाते है, इसलिए 
मल के खाद के साथ उसे मिट्टी में दवाना भारी भूल होगी। 
कागज के टुकडे बाल्टी से चुन लेने के वाद और भी कठिन काम हमें 
यह करना पडता कि वेलचे से सारे मल को बाल्टी से ही घोल-घोल कर 
एक-नसा प्रवाही रुप देता पडता । जब उसमें एक भी गाठ न रहती तव सारी 
वाल्टी को तैयार की गई ताली मे पलट कर मल को बहा दिय्रा जाता और 
करीब ढाई-तीन फुट की लवाई में प्रवाही मल को एक-सा विछा देते | मल के 
ऊपर मूत्र की वाल्टी को पलट कर बेलचे से सारे प्रवाह को फिर से खाई मे 
एक सार कर देते मौर तब इस साववानी से मिट्टी डालते कि उसके छीटे 
मुह पर नभावे । 


यह सारा काम करने मे जो बदव्‌ हमे सहन करनी पडती उससे हम छोग 
तग आ जाते। पहले दिन तो पाखाना सफाई के बाद हम बहुत मलमल कर 
नहाये, घूलें कपडे पहने, पर भोजन के समय भी उस वदव्‌ की याद मत से 
उतरी नहीं। मुझे कुछ ऐसा याद है कि इस अनुभव के दस-पर्द्रह दिन वाद 
तक मुझमे गोभी की तरकारी नही खाई जा सकी, क्योकि उसको देखते ही 
ट्ट्टी सफाई के समय की दुर्गधि याद आ जाती थी। जब लगातार ट्ट्टी-सफाई 
का काम हम करने छगे तव मन की यह घुणा दूर हो गई । 


जब भ्रथम वार पाखाना-सफाई का स्वानुभव मुझे हुआ तब मेरे मन में 

वह शइचर्य हुआ कि वापूजी और मगनकाका जैसे वहुत ही स्वच्छ रहने 

वाले व्यवित इस काम को कैसे कर सकते होगे ! उस समय सर्वप्रथम मेने 

देवदासकाका से जाता कि वापूजी की सूघने की शक्ति प्राय है ही नहीं। 
गूलाव के फूल की सुगधि भी बापूजी नही छे पाते । 


शौच-सफाई का यह अनुभव कागज पर शब्दाकित करना साहित्यिक 
दृष्टि से योदा-सा हेय माना जाय यह सभव है। परन्तु मनुष्य मल को उत्तम- 


बापु फे कुछ अन्य साथी ३१९ 


से-उत्तम साद के स्प में गीघ्-से-भीघ्य परिवर्तित करने के अनभव-सिद्ध 
प्रयोग छोटी वात नही है । वापूजी ने बडे गहरे अनुभव के बाद इसका 
सही मूल्याकब॒ किया और उसकी तुलना सुवर्ण से करके उसका नाम 
सोनखाद रखा । 


8 
बापू के कुछ अन्य साथी 


बापूजी के जेल जाने के कोई बीस-वाईस दिन बाद एक सध्या को 
मंगनकाका के पास एक गौराग युवती आईं । उसकी गरदन से नीचे के वाल 
कटे हुए थे ओर वह एक सफेद कमीज तथा काले रग का घारीदार 
कपडे का पेटीकोट पहने थी। वह बहुत प्रभावशाली और तेजस्वी दीसती 
थी । पहनावे में वह जितनी सादी थी, उसकी मुखाकृति उतनी ही गभीर 
जान पठती थी । बहुत ही चितित चेहरे से उसने मगनकाका के साथ थोडी- 
सी वाते धीमे से की । फिर उसने खुल कर बहस शुरू करदी | तब क्षणक्षण 
में उसके मुख पर स्मित लहराने लगा। मेने इतनी प्रफुल्लता और हास्य- 
तरयो का सातत्य क्वचित ही देखा था। मेरी जिज्ञासा वढ़ गई कि यह्‌ 
कौन है । पूछते पर देवदासकाका ने मुझे बताया कि यही तो है मिस स्लेशिन । 

मिस सोजा स्लेशिन के चातुर्य, स्फूति एवं कार्यदक्षता के वारे में मेने 
वहुत चुन रखा था। वडी पढी लिखी बताई जाती थी । जब वापूजी 
वरिस्टरी करते थे तव घटो तक वह उससे पत्र लिखवाते रहते थे लेकिन वह 
जरा भी थकती नही थी। शीघ-लेखन विश्ारदो में उसका स्थान श्रेप्ठ माना 
जाता था । जैसी उसकी चुद्धिमत्ता और दक्षता की ख्याति थी वेसी ही उसके 
विनोदप्रिय स्वभाव और नटखटपन की ख्याति थी। दक्ष, निर्मेल और तरल- 
स्वभाव वाली होने के कारण वापूजी की अन्तेवासिनी वतकर उसने थोडे ही 
वर्षों मे बहुत प्रगति कर ली थी। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के इतिहास में 
वापूजी ने उसके सवध में लिखा है 

“मेरे पास एक स्काच कुमारिका शार्टहल्‍्ड लेखिका और टाइपिस्ट 
के काम के लिए थी। उसकी वफादारी और नीतिमत्ता का अन्त नही था। 
इस जिन्दगी मे मुझे कटू अनुभव तो कई हुए हे, परन्तु मेरे सपर्क मे इतने अधिक 
सुन्दर चरित्र वाले अग्रेज और भारतीय आये है, कि इसे मै हमेशा अपना स॒दू- 
भाग्य मान रहा हू । इस स्काच कुमारिका स्लेशिन को श्री कंलनवैक मेरे 


३२० जीवन-प्रभात 


पास ले आये और बोले, 'इस वालिका को इसकी माता ने मुझे सौपा है। 
यह चतुर है, प्रामाणिक है, परन्तु इसमे नटखटपन और स्वतन्त्रता बहुत हूँ 
कदाचित वह उच्छुखल कहलायगी । अगर तुमको जचे तो इसे अपने पास 
रखना । वेतन के हेतु में इसे तुम्हारे हाथ के नीचे नही रख रहा हू । मतों 
किसी अच्छे शार्टहैन्ड ठाइपिस्ट को माहवार बीस पौड देने को तैयार था। 
कुमारी स्छेशिन की शक्ति का मुझे कुछ पता नही था। श्री कैलनवैक ने मुझसे 
कहा, फिलहाल छ पौड माहवार देते रहना ।' मुझे यह मजूर होता ही । 


“कुमारी स्लेशिन के नटखटठपन का अनभव मुझे तुरन्त ही हुआ, लेकिन 
एक महीने के अन्दर उसने मुझे अपने वश में कर लिया । रात और दिन, 
जब चाहो, काम के लिए तैयार | उसके लिए कुछ भी अशकक्‍्य या दृष्कर 
तो था ही नही । उस समय उसकी उम्र १६ वर्ष की थी | मुवक्किलों और 
सत्याग्रहियों के मन भी उसने अपनी सरलता और सेवा-परायणता से हर 
लिये | आफिस और सत्याग्रह-समचालन की नीति की वह एक चौकीदार और 
रखवाला वन गई। किसी भी कार्य की नीति के बारे में यदि उसे थोडी-सी 
भी शका होती तो वह बहुत ही खुलकर मुझसे वहस करती और जब तक 
में उसको यकीन न दिला दू तब तक उसे सन्तोप नही होता था। 


“सबके जेल जाने पर, जवकि केवल काछलिया ही वाहर रहे थे, उसने 
लाखो रुपये का हिसाव सभाला, भिन्न-भिन्न प्रकृति के मनुष्यों से काम लिया। 
काछलिया भी उसका आसरा छेते थे, सलाह छेते थे। हम छोगो के जेल में 
होने के कारण डोक ने इंडियन ओपीनियन” का काम अपने हाथ में लिया 
था। वह सफेद वालछोवाला अनुभवी बुजुर्ग 'इडियन ओपीनियन” के लिए 
लिखे गए लेखो को स्लेणिन से पास कराता था, और उसनें मुझे बताया 
था “यदि स्लेशिव न होती तो पता नही कि में स्वय अपने काम से अपने 
को सन्तुष्ट कर पाता या नही । उसकी सहायता और सूचनाओका मूल्याकन 
में कर नही सकता । अनेक वार उसके द्वारा सूचित घट-वढ को उचित ही 
मानकर मेने स्वीकार कर लिया था। पठान, पटेल गिरमिटिये---सब 
जातियो के और सव उम्र के भारतीय उसको घेरे रहते थे, उससे सलाह 
लेते थे और उसका कहा करते थे ।' 


“दक्षिण अफ्रीका में अवसर गोरे लोग भारतीयों के साथ रेलगाडी में 
एक ही डिब्बे मे नही बैठते है । ट्रान्सवाल में तो बैठने की मनाही तक की 
जाती है। सत्याग्रहियो ने तीसरे दर्जे मे ही प्रवास करने का नियम रखा था। 
इस पर स्लेशिन जान-वूझकर हिन्दियो के डिव्ब मे ही सवार होती थी और 
गार्डो से झगडा भी मोल लेती थी। मुझे डर था कि स्लेशिन को किसी-त- 


बापू के कुछ अन्य साथी ३२१ 


किसी समय खुद गिरफ्तार होने की उत्सुकता थी | परन्तु उसकी शक्ति 
सत्याग्रह-सचालन के बारे में उसका पूरा ज्ञान और सत्याग्रहियो के हृदय 
पर उसका जमा हुआ साम्राज्य--ये तीनो वाते ट्रान्‍्सवाल की सरकार के 
लक्ष्य मे होने पर भी उसने उसे गिरफ्तार न करने की नीति और विवेक का 
त्याग नही किया। 


“स्लेशिन ने किसी दिन अपने माहवार ६ पौड म बढीती की माग 
नही की, या चाही ही नहीं । उसकी कुछ आवश्यकताओं को जानने पर 
मेने उसको १० पौड देना शुरू किया | मगर उसने वह भी आनाकानी से 
लिया । किन्तु उससे आगे बढले के लिए उसने साफ इकार ही कर दिया । 
इससे अधिक मेरी आवश्यकता है ही नहीं, फिर भी यदि में लेती ह तो 
जिस निष्ठा से आपके पास आई हु, वह गलत सावित होगी ।' इस जवाब 
से में चुप रहा। पाठक शायद जानना चाहेंगे कि सलेशिन की तालीम कहा 
तक की थी ? केप-यूनिवर्सिटी की इटरमीजिएट-परीक्षा उसने पास की 
थी | शार्ट-हेड आदि में प्रथम नम्बर के प्रमाण-पत्र उसने प्राप्त किये थे । 
सत्याग्रह-आन्दोलन से मुक्त होने के वाद वह उस यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट 
वन गई और अब ट्रान्सवाल के किसी सरकारी कन्याविद्यालय मे प्रधान 
अध्यापिका है ।” 


अन्यत्र, कुमारी स्लेशिन के बारे में वापूजी ने गोखलेजी का अभिप्राय 
बताते हुए लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका के भारतीय एवं गोरे अग्रणीयो का 
पर्याप्त परिचय गोखलेजी ने फा लिया था । उनमें से सभी मृख्य पात्रों का 
सूक्ष्म विश्लेषण करके उन्होने मुझे सुनाया। मुझे सही-सही याद हैं कि उन्होंने 
हिन्दी और गोरे सभी में कुमारी स्लेशिन को सर्वप्रथम पद दिया था। “उसके 
जैसा निर्मल अन्त करण, काम में एकाग्रता और दृढता मेने वहुत कमर आद- 
मियो में देखी है । और भारतीयों की छडाई में छाभ की कुछ भी आशा 
के विना इस हुद तक सर्वार्पण देखकर में तो आश्चर्यचकित हो गया हू । फिर 
इन सब गूणो के साथ उसकी होशियारी व चपलता तुम्हारी इस लडाई में 
उसको एक अमूल्य सेविका साबित करती है । मेरे कहने की आवश्यकता 
नही हैँ, फिर भी कहूगा कि उसे अवश्य अपने पास वनाये रखना। 


मगनकाका के साथ कुमारी स्लेशिन की बातचीत से पता चला कि 
जव चार्ल्यटाउन से चार हजार हडतालियों को लेकर वापूजी ने कूच का 
श्रीगरणंग किया, तव से लेकर अन्ततक वह उस कूच में थी। वापूजी, श्री 
पोलक और श्री कैलनवैक के पकडे जाने के वाद, जवतक सभी हडतालियों को 
गिरफ्तार नहीं कर लिया गया, तवतक वह उनके वीच में काम करती 


है 


३२२ जीवन-प्रभात' 


बे 


रही और फिर वापूजी की ही सूचना के अनुसार अविलम्ब फीनिक्स आ 
पहुची । हि 

एक और वहन भी कुमारी स्लेशिन के साथ फीनिक्स आई थी | उसका 
परिचय देते हुए कुमारी स्लेगिन ने वताया, “यह फातिमा, इमाम अब्दुल 
कादर बावजीर की वडी बेटी है। इसके पिता जेल गये है, इसलिए वापूजी 
ने इसे यहा भेजा है। यह घर-कराम बहुत अच्छा जानती है । सिलाई-काम में 
निपुण है। तुम छोगो के साथ पढेगी भी ।” 

काले-काले कपडो मे लिपटी हुई फातिमा जब हमारे यहा थाई, तो 
उसका बूर्क का दुख देखकर उसके लिए मुझे हमदर्दी हुई | जब फाततिमा 
ने वुर्के का सबब अपने इस्लाम-धर्म के साथ अनिवार्य बताया, तब उसके 
प्रति दुख-भरी करुणा के अछावा हमारे मन में और कोई भाव पैदा नहीं 
हो सका । 

दस वर्ष की फातिमा दो-चार ही दिन में हमारी वाल-मडली में घुल- 
मिल गई । उसकी शव्ल-सूरत करीब-करीव गोरी छडकी की-सी थी। 
बोलने मे मानो कुमारी स्लेशिन की छोटी वहन ही थी । अग्रेजी में बडी तेजी 
से बोला करती थी। थोडी-थोडी हिन्दी उसे आती थी परन्तु अधिकतर 
वह अग्रेजी में ही बाते करती थी । डच भाषा के मधुर और मृंदु गीत भी 
उससे हम वार-वार सुनते थे। 

जब कभी मौका मिलता, फातिमा अपने पिताजी का गुण-गान करने 
लगती थी। वह वडी पितृ-भक्त थी। उसने बताया था कि इमाम साहव अपने 
वाहुबल से नवाव जैसे दौलतमन्द बने है । बग्घी और तागो का रोजगार 
करते हें । अगर कोई सईस या कोचवान घोडो को थोडा भी परेशान करता 
तो इमाम साहब वहुत दुखी हो जाते | वह बडे स्वाभिमानी है। पहली 
वार जब वह जैल गये तव उन्तको अपने रोजगार में बडा नुकसान हुआ। 
ओर इस वार वापूजी की और अपने मित्रो की राय के खिलाफ फिर से वह 
पत्यागह की लडाई मे कूद पडे। अपना सारा रोजगार उन्होने समेट लिया 
हैं और जेल से छूटकर वह फिर फीनिक्स में ही आकर रहने वाले है। फातिमा 
से यह सव हाल सुनकर उसके पिताजी के प्रति हमारे दिल में भी आदर 
पंदा हो गया । 
__ सन्‌ १९३२ में जब वापूजी यरवदा जेल मे थे तव सावरमती आश्रम 
के बच्चो को प्रति सप्ताह एक पत्र छिखा करते थे । उन पत्रो मे तीन सप्ताह 
तक उन्होने स्वर्गस्थ इमाम साहव के सस्मरण लिखे थे । उनमें इमाम साहब 
के जीवन की बात बताते हुए उन्होंने लिखा है. 'फीनिक्स मे आकर बसने 


बापू के फुछ अन्य साथी ३२३ 


की उनकी बात सुनकर में दिड्डमूढ वन गया । जिसने कभी एक भी दिन 
अपने हाथ-पैरों को कप्ट नहीं दिया ओर मानो पूरी नवाबी से ही रहा है 
वह एकाएक मजदूर कैसे वतन जायगा ? स्वयं इमाम साहब कदाचित फीनिक्स 
का जीवन सह ले पर उनकी बीवी हाजी साहेवा का क्या होगा ? फातिमा, 
अमीना का क्या होगा ”? इन सब बातो का इमाम साहब के प[स साफ और 
छोटा उत्तर था, मेवे तो खुदा पर भरोसा किया है। हाजी साहेवा को 

_ आप नही जानते । जहा मे, वहा वह रहने को तैयार होगी ही । जैसा जीवन 
में विताऊगा वह भी वितायगी | इसलिए मेने फीनिक्स आने का निश्चय 
कर लिया है। यह सत्यग्रह-सम्नाम कव पूरा होगा, कोई नहीं कह सकता । 
पर अव म॑ वसघी-तागो का या दूसरा कोई भी रोजगार कर नही सकता । 
मेने आपकी ही तरह देस लिया है कि सत्याग्रही को घन-दौलत आदि 
का मोह छोड देना चाहिए ।' 

*. फीनिक्स की प्रवृत्ति में इमाम साहव भाग लेने लगे. वह उस 
समय नाजुक शरीर के थे, लेकिन सवेरे तडके ही वहगी लेकर झरले पर पहुच 
जाते ये और पानी का वोझ छेकर पचास फुट वाली ऊचाई के टीले पर 
धीरे-धीरे चटते दिसाई देते थे। छापाखाना की मशीन रुक जाती 
थी तब वह भारी चक्कर चलाने मे योग देते थे । हर किस्म के छोटे-मोटे 
काम इमाम साहब, हाजी साहेवा, फातिमा और अमीना--चारों अपने 
हिस्से का करते थे। उस वृजुर्गी मे भी इमाम साहव ने छापाखाना मे कपो- 
जिग' का काम सीख लिया । वह आब्चय की वात थी। इस प्रकार इमाम 
साहव फीनिक्स में ओतप्रोत हो गए थे । वह और उनका परिवार रोज ही 
मास ख़ाने का आदी था परल्तु फीनिक्स मे इमाम साहव ने मास पकाया 
हो, ऐसा मुझे जरा भी स्मरण नही है। नमाज, रोजा आदि से 
कभी भी इमाम साहब या उनका परिवार चूकता नहीं था, वल्कि फीनिक्स- 
वासियों में हिछमिलकर और उनके लिए त्याग करके इमाम साहव इस्लाम 
की सम्यता का सु-दर्णन कराते थे । 


४... मेरादूढ अभिप्राय है कि इमाम साहव दिन-दिन प्रगति कर रहे 
थे , उनकी वृत्तिया शुद्ध होती जाती थी , उनकी ईव्वर्मव्ति बढती जाती 
थी , और आश्रम के नियमो के प्रति उनकी श्रद्धा वैठती जाती थी 
--(यरवदा मदिर, २१-३-३२) । 

एक और प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना आवश्यक है, जिनका आगमन 
करीव-करीब उत्ही दिनो फीनिक्स मे हुआ था जब मिस स्लेशिन वहा आई 
थी। उनका नाम या फकीरा भाई। जहा तक मेरा अनुमान हैं वह सूरत जिले 


झए४ जीवन-प्रभात 


के निवासी थे ओर पक्के गजराती किसान थे। जिन लोगो की सरलता, 
शान्तिप्रियता और तितिक्षा वृत्ति देखकर गावीजी ने भारत मे आने के बाद 
सत्याग्रह का उग्र सधर्ष करने के लिए वारडोली तहसील को चुना था, 
उन्ही लोगो का श्रेष्ठ प्रतीक, फीनिक्स में हमे फकीरा भाई मिले ये। 


फीनिक्स में आने से पूर्व फकीरा भाई ग्यारह बार कारावास भुगत आये 
थे । जोहान्सबर्ग में विना परमिट के शाक-फल की फेरी छंगाकर उन्होने 
वरसो तक वार-बार जेंलनामन किया था। ओर इस प्रकार उस समय के - 
वहा के जेल-यात्रियों मे वह प्राय सर्वेप्रथम थे । अब उनको जेल जाने से 
रोक कर फीनिक्स में आने वाले हडतालियो की सहायता के लिए फीनिक्स 
भेजा गया था। 


उनकी दो वाते अजीब माछूम देती थी, एक तो सिगरेट से उनकी 
वहुत ज्यादा मोहब्बत और दूसरी एक ही जगह पर बैठे बैठे-चाते करते रहना, 
ये दोनों ही फीनिक्स-वासियों के लिए अस्वाभाविक बाते थी। परन्तु जब 
फकीरा भाई काम करने के लिए उठते थे तव बेहद काम कंर डालते 
थे । भूखे हृडतालियो को सीधा तौल देने का उनका काम था। बारह- 
वारह ओर कभी पन्दरह-पन्द्रह घटे तक वह खडे-हो-खडे सीधा तौलते रहते 
थे । इतने भारी काम मे भी प्रसन्न रहते थे ओर किसी से भूल कर भी 
ऊचे बाब्दो में तू-तडाक नही करते थे । कभी-कभी उनको प्रतिदिन आठ सौ 
से एक हजार लोगों को आटा-दाल तौल कर देना पडता था । मुझे 
फकौरा भाई का सहायक नियुक्त किया गया था, इसलिए उनके साथ मुझे भी 
बहुत देर तक जुदा रहना पडता था | 


0 ६९२ हे 
सत्याग्रहियों की मोजन व निवाल-व्यवस्था 


एक दिन सुबह अचानक ही भारी शोर गुरू सुनकर से अपने विस्तर 
से चौक कर उठ बैठा । पूछने पर मगनकाका ने बताया “हमारे वागीचो मे 
रब जगह आदमी-ही-आदमी उमडे पडे है । तुम सब छोग तो भर नीद सो रहे 
थे, ओर रात भर हड्तालियो का सतत-प्रवाह आता रहा है। मझे तो रात 
भर जागते ही रहना पडा। जरा-सी झपकी लगते ही नई दोली आ पहुचती 
थी और उसके लिए मुझे बाहर जाना पडता था। अब हमारा काम बहुत 
बैंड गया हू | तुम सव जल्दी निवट कर काम पर रूग जाओ । ये हंडताली 


सत्याग्रहियों की भोजन घ निवास-व्यवस्था ३3२५ 


लोग गहा-सहा मच्धगी न करें इस वात की सावधानी रखनी होगी । 
रात को जब इतने आदमी बाये हे तो दिन मे इनसे भी अधिक लोग आयगे | 
उन सवकी व्यवस्था के छिए हम सब लोगो को तैयार हो जाना है।” 


अपना विस्तर समेट्कर में जल्दी त॑यार होकर हडतालियों को देवन 
के वास्ते निगल पडा । जिधर नजर डालो, उबर आदमी-हो-आदमी देखकर 
में चकित रह गया। फीनिक्स के उस एकान्त मंदान में एक साथ सौ आद- 
मियो से अधिक पहले कभी मैंने नही देखे थे। ऐसे स्थल पर एफ ही रात में 
जादू की तरह मानों जमीन मे आदमी फूट पडे थे। उन लोगो ने हमारे सभी 
वागीचो को वौर रास्तों को घेर लिया था और नग्ने छोग चले ही भा रहे 
थे। किसी टोली में पाच-सात व्यक्ति होते थे, तो किसी में चालीस-पचास का 
लण्ड होता था। 


ग्यारह बार जेल हो आने वाले वीर फक्ीरा भाई अन्नभडार के काम 

पर जट गए । हडत्ताली भाई-बहनो को देने के लिए दो प्रकार के सीवे-सामान 
की सूचिया मगतकाऊा ने तेबार की । एक सूची के मुताबिक दाल-चावल 
तथा नमक-मिर्च और दूसरी सूची के मुताबिक आटा और चीनी देने का 
नियम वनाया गया। प्रत्येक व्यक्ति के हिसाव से कितना अन्न दिया जाय 
यह भी ठहरा दिया गया । जो नये-नयथे परिवार आते थे उनके लिए टिकने का 
स्थान निश्चित कर देने के वाद मख्य व्यक्ति को में छापाखाना में मगन- 
काऊफा के पास ले जाता । वहा से चिद्दिया बनवा कर उनको अन-भडार में 
ले जाता और फकीरा भाई से निश्चित सीधा तुलवा कर उन छोगो को दे 
देता | फकीरा भाई बडी तेजी से काम करते थे और किसी पर भी नाराज 
नही होते थे , परन्तु में छोटा वच्चा होते हुए भी अकल्मात बडा आदमी 
बन गया था। इसलिए द्वारपाल का अपना कर्तव्य करते हुए हृठतालियों से 
अनेक बार अकड जाता था । उनमें कई हडताछी ऐसे भी थे जिनको 
दो-दो दिन के फाके हो चुके थे। भूखे पेट से वे लोग दिवराव वीस-चालीस 
मील का रास्ता चल कर मुब्किल से फीनिक्स तक आ पाए थे । रागन की 
चिट्ठी के हिसाव से तुले हुए अन्न का कागज में वधा थैल जब में उन छोगो 
के हाय मे रखता था तव उनके मुख पर प्रसन्नता झलक उठने के बदल 
कई बार गहरी निराशा प्रकट होती थी और खिन्न' होकर उनमें से कुछ 
छोग कहते थे, “इतने से क्या होगा । इससे हमारी भूख थोड़े ही मिटेगी ? 
थोडा-सा बादा (या चावल) गौर दे दो न ?” और इस माम को वे वार- 
वार दोहराया करते थे तवा भडार के दरवाजे से हटने ही नही थे। ऐसे 
समय फकीरा भाई दरवाजे पर जाकर उन छोगो को मवुरता से सम- 


३२६ जीवन-प्रभात 


जाने का प्रयत्न करते थे कि “भैया तुम एक-दो को अधिक कैसे दे दिया 
जाय ! यह समय ही कप्ट उठाने का है।” 
उन लोगो को रसोई के छिए जगह बताने में मुझे अपना बहुत समय 
देना पडता था | वार-वार उन्हें समझाना पठता था कि फल के वृक्षों को आग 
से नुकसान न पहुचे । परन्तु जब तक किसी फल-वृक्ष को भारी नुकमान 
होने का खतरा न हो तव तक मे किसी को व्यर्थ रोकता-टोकता नही था। 
यद्यपि उस समय हडतालियों का कोई वाकायदा संघ बना हुआ नहीं 
था, फिर भी जितने छोग आये थे, बड़े भाई-चारे से रहते थे । प्रत्येक परि- 
वार अपनी अलग रसोई पकाता था सही, परन्तु उनमें परस्पर मेल बहुत 
था। अकेला कुटुम्ब कही नजर नहीं भाता था। हर जगह अलूग-अरूग 
शुड मे वे लोग देरा डाले हुए थे। उनके दिलो में सवसे ज्यादा घवराहट 
इस वात की रहती थी कि अब यहा पहुच जाने के बाद भी उन्हें आराम 
मिलेगा या नहीं ? 
जब म॑ उनके वीच में घ्मने निकलता था तब वे लोग मुझे बुला-बुला 
कर वाते करने छगते थे। (एई४, छोटा बावा ! जरा इबर तो आओ देखो 
भैया, चावल तो मिला पर पकाने के लिए वरतन भी जरा मिला दीओ |” 
में उत्तर देता, 'भाई, यहा तो दाल-चावल मिलता हूँ | इतने वरतन भडार 
में कहा हे ?” कोई अपने मन की शान्ति के लिए पूछता था “ यहा से 
सोल्जर छोग हमको उठाकर नही ले जायगे न २” कोई भक्त गद्गद हो 
कर पूछता था, “ओ, छोटा बावा ! गाधी महाराज का घर कौन-सा है ? 
वे कहा रहते हैं ? उनको कहा से पकड कर ले गए ? गाधी महाराज तुम्हारा 
क्या रूगता हैं ? तुम्हारे माई-बाप कौन है ? यह वागीचा किसका हूँ ?” 
आदि। 
है उनके प्रश्नों का जोर जब कम होता था तव मेरी बारी आती थी। 
देखिये, वागीचे को कोई नुकसान न हो यह देखना मेरा काम है । आप छोग 
मिहरवानी करके एक भी फल न तोडे ।” मुझे तुरन्त उत्तर मिलता, “नही, 
नही, क्या हम इतना भी नहीं समझते ? देसो हम इन बच्चो पर खास निग- 
रानी रसते हे कि वे फलो को हाथ न लगावे। तुम वे-फिकर रहो । ” फिर में 
उनसे कहता, “वागीचे को नुकसान नही पहुचायगे यह आपकी मेहरवानी 
हूं। अब इतना ध्यान रखे कि यहा पास में कोई टट्टी वैठकर गन्दगी न 
फेलावे वे कहते, “ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इतने सारे लोगो के बीच यहा 
टटूटी जाय । कोई जायगा तो हम उसे पीट न डालेगे | ” 
वे अपनी बात के इतने पक्के थे, इसका एक किस्सा मुझे याद आ रहा 


सत्याग्रहियों की भोजन व निवास-व्यवस्था ३२७ 


हैं। एक वार मे निगरानी के लिए चक्कर काट रहा था । दो जवानों को 
मेने एक अमल्द के पेड पर हाथ मारते देखा। में तुरन्त वहा गया और 
जोर से चिल्लाया, 'ए, क्या वोड्ते हो |” वे दोनों उलट कर मुझ पर बा- 
धमके और डाटने छंगे, तुमने देसा ” हमने कहा कुछ तोडा है ? बच्चे 
होकर झूठ क्यो बोलते हो ” लेकिन में कुछ कह, उससे पहले उन्ही हड्ताली 
भाधषयो में से कई मेरी सहायता को दौड आये। उन्होने उन दोनों को 
बाड़े हाथो लिया, 'तुम वहा पर गये ही क्यो ”? हम सवकी आवर मिट्टी 
में मिलाना चाहते हो ? गावीराजा के वागीचे में चोरी करते शर्म मही 
आती | वे बेचारे इतने घरमा गए कि मुझे और कुछ कहना नही पडा । 

जैसे-जैसे दिन वीतते गए, हडतालियों की वाढ हमे हेरत मे डालती 
रही । जिस दिन सेकडो नये बादमी न आय हमे अचम्भा होता था । रोज 
शाम को राणन की चिट्ठियो से मगतकाका अन्दाजा लगाते थे, आज ७०० 
आदमी बढे, आज १००० बढे और आज १५०० नये आये। फकीरा भाई का 
और मेरा कार्यक्रम ऐना नियमित चलछ रहा था कि इतने आदमियो के 
स्वागत में हमे दिक्कत नही होती थी, न कोई घावली होती थी । 

छेकिन एक वडा जठिल प्रइन यह था कि इतने सारे आदमियो के लिए 
खाना केसे पूरा किया जाय ? मग्रनकाका के सिर पर अपार चिन्ता थी। 
स्टेगन से दाल-चावरू, आठा भर चीनी की वोरियाँ रोज भाती रहती 
थी, किन्तु कुछ घटे वीतने के वाद ही फकीरा भाई की चेतावनी मगनकाका 
के पास मुज्ले पहुचानी पड़ती थी कि सीचा खत्म है, और नई चिट्ठिया 
न काटे । 

जेल जाने से पहले वायूजी ने दक्षिण-जफ्रीका के भारतवासियों को 
अपना जो अन्तिम सन्देश दिया था, उसमें उत्होने हिन्दी व्यापारियों से इन 
हताली भाइयो को सहायता देने की अपील की थी । उनका वह पत्र 
'इडियन-ओपीनियन' में निम्न प्रकार छपा था - 

“इस वार की लडाई दुवारा नही होने वाली है । अब हद हो गई है । 
गरीब गिरमिटिये भारतीयों की हिम्मत की और उनके दुख की कोई सीमा 
नही रही है । डेढ रतलू (साढ़े ग्यारह छटाक) डबल रोटी और मुद्ठी भर 
चीनी पर रह कर प्रति दिन चौबीस मील कितने आदमी चलेगे ” यह काम 
हमारे गरीब भाइयो ने किया है। उन्होने घोडो की छाते खाई हे, गोरो 
की ठोकरे और उनके मुक्‍्के चुपचाप सहे हे । स्त्रिया दो-दो महीवो के बच्चों 
को गोद में छेकर, सिर पर गठरी उठाये भरी दोपहर में चली है । सभी ने 
सर्दी, धूप और वारिश को सहन किया है। यह सब किसके लिए ? भारतृ के 


३१८ जीवन-प्रभात 


लिए। ऐसे वलिदान से तीन पौड का कर जायगा ही, किन्तु भारत का दर्जा 
भी बढेंगा । 

“ट्रान्सवाल की कच पूरी फतहमन्द सावित हुई है, ऐसा में मानता हू । 
उद्देश्य गिरफ्तार होने का था और सव पके गए। 

“किन्तु लडाई का सही रग अब आयगा । इसमें वे सेकडो आदमी भी, 
जिनको जेल नही जावा है, क|म कर सकेंगे । उनको इतना ही प्रण छेना है 
कि वे स्वयं भूखे रह कर भी उनको खाना देगे, जिन्होंने हइताल की है । 
हिन्दुस्तान मे पैसे आये या न आये, हम छोगो को यहा से उनको खाना देना 
ही चाहिए | हडतालियो को हिम्मत और ऐसी सलाह देनी चाहिए कि यदि 
उनके ऊपर लातो के प्रहार हो तो भी वे मुकावल्य या मुठभेड न करें। इतना 
काम सभी भारतवासियो से हो सफता है । ऐसा अवसर छीट कर आने वाला 
नही है । प्रत्येक भारतीय ब्रत ले सकता हैं कि स्वयं जितनी वार भोजन 
करते हो, उसमें से एक बार कम खाकर, पैसे वचाकर, भूसों को अन्न देगे । 
हर एक गाव के व्यापारियों का कत्तंव्य है कि वे अपनी यहा आये हुए किसी 
भी हठताली को खाना और आश्रय दे और फिर जहा वहुतो को खिलाने 
की सुविवा की गई हो, वहा उन्हें भेज दे | इस महत्कारव में जो हिन्दी अपनी 
शक्ति भर हिस्मा नहीं छेगा, उसको में अभागा समझूगा ! 

>-मत्याग्रही हिन्दियों का सेवक 
ता० १९-१ १-१३ मो० क० गाघी ।” 
_ वापुजी की इस अपील का वडा असर हुआ | जब हम फीनिक्स में 
लोगो को खिलाने की चिन्ता में थे, तव खबर आईं कि डरबन में भारतीयों 
की एक विराट सभा हुई है और मारित्सवर्ग तथा डरवन के हिन्दू-मुस्लिम 
व्यापारियों ने वहुत-सा अनाज अपनी दूकानों से निकाल कर दिया है । 
साथ-साय हमने यह भी सुना कि हडताल की सारी बाते हिन्दुस्तान पहुच 
गई है और गोसछेजी महाराज ने तार देकर सूचना दी है कि वह अनाज के 
लिए इन्तजाम कर रहे है । 

डरवन की सभा के समाचार मिलने के तीसरे या चौथे ही दिन एक 
बडी खच्चर-गाडी अनाज की वोरियों से रद कर डरवन से हमारे 
यहा भाईं। उस गाडी के साथ थे--श्री सोरावजी, रुस्तमजीकाका के छोटे 
3 । सकडा हडताली उस गाडी के पास जमा हो गए। श्री सोरावजी ने 
वहुत-मा अन्न वहा गिरमिटियो को वाट दिया। फिर कई बोरिया फीनिक्स 
में छोडकर गाडी आगे वबढाई । वह कुछ अनाज गाम से पहले वहा से आठ- 
नौ मील दूर माउटेजकव के 'घमोले' (चीनी मिल) पर पहुचा देना चाहते 


सुर्धाई का बलिदान रेर९ 


थे, ताकि वहा पड़े लोगो को भी भोजन मिल सके । इन्हीं सोरावजी के 
एक दूसरे बडे पराक्रम के बारे में बापूजी ने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह 
के इतिहास में लिखा हूँ 

“एक प्रमग अकित रखने जैसा है। वेर्लूम में बहुत-से मजदूर निकल 
पडे थे। किसी तरह वे लीट नही रहे थे। जनरल यूकिन अपने मिपाहियों 
के साथ वहा पर मौजूद था। उन लोगो पर गोली चलाने का हुक्म देने को तैयार 
था। स्वर्गीय पारती रस्तमजी का छोटा बेटा बहादुर सोरावजी, जिसकी 
उम्र मुश्किल से १८ वर्ष होगी, डरवन से वहा पहुच गया था। वह जनरल 
के घोडे की लगाम पकड कर वोल उठा, आप गोली चलने का हुउम नहीं 
दे सकते। अपने लोगो को शातिपूर्वक काम पर लौटाने का जिम्मा में अपने 
ऊपर ले रहा हू ।! जनरल यूकिन इस नौजवान की वहादुरी पर मुग्घ हो 
गया और उसने उसको अपने प्रेम का बछ आजमाने की मोहलत दी । सोरावजी 
ने लोगो को समझाया। लोग समझे और काम पर छौदे । इस प्रकार एक 
जवान की मिय-मूचकता, निर्भवता बौर प्रेम से खूब-खच्चर होते-होते 
बच गया । 


: ६३: 
सूकोई का वलिदान 


नित्य नियमानुसार एक दिन दोपहर छापाखाना के कार्बालिय में में 
डाक की टिकठे लगाने में व्यस्त था कि छोटम ने दौडते हुए आकर मगन- 
काका को खबर दी कि हमारे घरमे एक आदमी जा बैठा है। वह चल नही 
पाता, उसका हाथ *अकड गया हूँ, उसकी पत्नी भी साथ हैँ और सहारा 
दे-देकर उस आदमी को चलाकर लाई हैं। वह जौरत वार-वार रो पडती 
है, जादमी का मह बडा भद्दा है, वार-बार कहता है, सेठ से मिलना है ।' 
वह दूसरे हृडतालियो के साथ रहने से इकार करता हैं । 

मगनकाका ने छोटम ओर उसके वाल-साथियों को तो विदा कर 
दिया और उन वच्चों को समझाया कि वे उस बीमार आद्मी को तग ने 
करें | सथ्या के समय काम समाप्त होने पर देवदासकाका और मुझे साथ 
लेकर मगनकाका उस व्यक्ति के पास पहुचे | पूछने पर उसने अपना 
नाम सूर्झाई' बताया भौर अपना फटा छुर्ता उठकर मगनकाका को अपनी 
पीठ दिखलाई | 


३३० जीवन-प्रभात 


उसकी सारी पीठ पर दो-दो अगुल की दूरी पर मोटी-मोटी छकीरे 
उछली हुई थी । कई जगह खाल फट गई थी और मास के छोयडे उभर आाये 
थे। हमसे तो यह देखा नही जाता था 


मगनकाका के पछते पर सर्शाई ने बताया “साव ने शौम्बक से 
भारा है ।/ “शैम्बक” गेडे के चमडे से बने हुए हटर को कहा जाता था। 


सर्झाई ने आगे बताया “हमारे लोग वीच-बचाव न करते तो वह 
और भी मारता ।” वह अधिक नही वोलछा और शेप वात उसने हमारे समझने 
और महसूस करने के लिए छोड दी । किन्तु उसके अन्तिम शब्द और भी 
मर्मवेधक थे “उसने मारा, सो तो कुछ नही , पर और दूसरा कोई आदमी 
जब उसके हाथ नही आया तब मुझ वीमार को ही पीट डाला, इसमें कौन- 
सी बहादुरी थी ? ” 
किन्तु सूर्झाई की स्त्री में सूर्माई की-सी सहनणीछता और दिमाग की 
ठडक कहा से आती ? वह रोती थी, विलखती थी मानो उसके हृदय के दो 
टुकडे हुए जा रहे थे । उसने कहा, मेरे पति ने कोई अपराध नही किया | 
उसने जरा भी विरोध नहीं किया । बीमारी के कारण बह तीन-चार दिन 
काम पर नही जा सका, वस इतने से ही उस पर यह कहर ढाया गया । वह 
भी खान से पहले ही निकल गया होता, भाग पाता तो इस मार से बच 
जाता । 
मगनकाका ने सव देखा, सुना भर हृदय को कडा करके सर्झाई तथा 
उसकी पत्नी को सात्वना दी । बाद मे उन्होने हमारी पाठशाला वाले छोटे 
से मकान की एक कोठरी उनके अलग रहने के लिए खाली कर दी । छोटे- 
छोटे बालक अपनी खेल-कूद छोडकर उन दोनो की सेवा तथा सहायता करने 
लगे। जव और हडताली फीनिक्स से लौट गए तव भी सर्झाई और उसकी 
पत्नी फीनिक्स में टिके रहे, यद्यपि सूर्झाई की पत्नी का उद्देग कई दिन वीत 
जाने पर भी कम नही हुआ, फिर भी स्वय सूर्झाई मानो मुनि वन गया था। 
उसके मुह से हमे कभी 'उफ' भी सुनने को नहीं मिला। अकस्मात एक 
दिन एक गोरा सोल्जर सर्झाई-दपति को फीनिक्स से ले गया । और एक दिन 
हमने सूना कि वह अब इस ससार मे नही है। सत्याग्रह का अन्त होने पर 
उसका मामछा चर्चा का विशेष विपय रहा । प्लेटर्स (वाग-मालिको ) 
अपना बचाव कंसे किया यह मुझे नही मालूम, किन्तु सूर्झाई मरकर 


सत्याग्रह के इतिहास मे अमर हो गया । वह अपने पीछे शौर्य और घैर्य का 
स्थायी प्रकाश छोड गया। 


फोनिक्स में गोरी पत्टन ३३१ 


द४: 
फीनिक्स में गोरी पल्टन 


फीनिक्स में हटतालियों की सख्या जैसे-जैसे वढती जाती थी, उस पर 
सरकार को कोप-दृष्टि की आमका भी अधिक होती जाती थी । वहुबा ऐसा 
लगा करता था कि मगनकाका, श्री वेस्ट और श्री देवी वहन को गिरफ्तार 
कर लिया जायगा। 


इन चर्चाओं से हम वारूको को आनन्द ही होता था । मेने एक 
दिन मगनकाका से पूछा कि आपकी गिरफ्तारी के वाद हम लोग अकेले 
हो जायगे, फिर अपने छोटे-छोटे भाई-बहनों की हिफाजत कंसे करेगे ? 
भगनकाका ने हमे समझाया कि उनके गिरफ्तार होने के वाद साप्ताहिक 
पत्र तो वन्‍्द हो जायगा, इसलिए काम भी कम रहेगा । फिर तम छोग 
छोटे भाई-बहनो को सभालता और श्री गोविन्द स्वामी ( जो पहले सोलह 
सत्याग्रहियों में थे ) की धर्मपली--श्रीमती सेम--के यहा जाकर खेला 
करना । 

उन्होने हमसे यह भी कहा, “मेरे पके जाने पर डरवन और मारित्स- 
वर्ग से लोग यहा आयगे, तुम पर दयाभाव दिखायगे भौर तुम्हें अपने साथ 
जहर में ले जाना चाहेंगे, परन्तु तम्हारा जाना उचित न होगा । कोई 
आकर इडियन ओपीनियन' पत्र निकालने की वात करे तो तुम वह भी न 
करने देना | पत्र वन्‍्द होने का समाचार भारत पहुचेगा ही, तव गोखलेजी 
व्यवस्था कर देंगे।” 

मगनकाका की गिरफ्तारी की वात बारवार उठती और प्राय 
रोज ही ऐसा मारठूम होता था कि वह गिरफ्तार कर लिये जायगे, वारवार 
हमें फीनिक्स के आसपास पुलिस घूमती हुई दिखलाई पडती और वारवार 
मयनकाका के जाते की तैयारी हो जाती, किन्तु लवी प्रवीला के वाद भी 
वह प्रसंग प्रत्यक्ष नही हुआ । 

नए हडताली वडी तादाद मे अब भी चले आ रहे थे। किन्तु उनके 

मख पर धं्य और उत्साह के चिह्न दिखलाई नही देते थे, उन्होंने अपनी 
मानसिक दणा से अन्य सभी छोगो को भयभीत कर दिया था । 

लोग आपस मे चर्चाए करते थे और यह अफवाह फैली हुई थी कि 
यदि आगामी सोमवार तक हडताली अपनी-अपनी कोठियो में छौट नहीं 


३३१२ जीवन-प्रभात 


जायगे तो उनकी खूब मर॒म्मत की जायगी । रविवार को सारी रात घटा 
बजता रहेगा । उसे सुनने के वाद भी जो काम पर नहीं पहुचेगे उन्हे गिरफ्तार 
करके ले जाया जायगा । फीजी छोग आकर उडे मार-मारकर उन्हें वापस 
ले जायगे । 

कुछ छोग उनमे ऐसे थे जो पुलिस की छाया देखकर भी घवडा जाते 
थे, किन्तु ऐसो की भी कमी नही थी, जो कहते थे. “जब आयगे तब देखा 
जायगा । यह उनका घर थोडे ही है, गाधी महाराज का घर है ।” बारी- 
वारी से भय और समाधान की लहर-सी उठती थी । 

एक दिन झरने के वक्षो के उस पार मेने मात-आठ घोडे देखे। प्रत्येक 
पर एक-एक ऊचा तगडा, गोरा सैनिक था। सव छापाखाना की ओर का रहे 
थे। उनके पीछे नए-नए घुडसवार भी आते हुए दिखलाई पड़ते थे । में प्रेस 
की दो सीढी उतर कर चार-पाच कदम उन गोरे सैनिकों की तरफ बढ़ 
रहा था कि वे छोग ठीक प्रेम के दरवाजे की ओर मुडे और एक ने बिलकुल 
४० घोडा खडा कर दिया। उसकी कमर पर और सीने पर चमडे के 
डे पट्ट थे। उनमे कार्तूसे भरी हुई थी और उसके एक हाथ में 
बंदूक थी । उसके पीछ दूसरा सवार भी कार्तूसो के पट्टे तथा बद्ूक 
लगाये हुए था। वाद के सभी सैनिकों के हाथ मे मोटे-वे डडे थे। पहले 
बुडसवार ने मुझे अपने पास बुलाया और पूछा, “मिस्टर गावी 
कहा हे हैं 2 । 

मेने पूछा, “क्यो ?” 

उसने कहा, “मुझे उनसे मिलना हैं।” 

“मि० गावी यहा नही है। वह तो जेल में हे ।” 
..... पर उसके पीछे के सवार ने कुछ आगे वढकर मुझे समझाया-- 

हम मि० एम के० गाधी के बारे में नही पूछते, मि० मगनलाल के० 

गावी के बारे में पूछते हे । वह तो यही पर है न ?” 

“हा, यही है , प्रेस मे काम कर रहे हे ।” 

_जादो उनसे जाकर कहो कि लेफ्टिनेट और कैप्टेन आये हे , 
उनसे मिलना चाहते हे ।” 

वे सीधे प्रेस में नहीं घुसे । उनकी यह शिष्टता मुझे अच्छी छगी। 

कुछ आइचर्य और कुछ आनन्द की भावना से में छापाखाना के अन्दर 
दोड गया और मेने मगनकाका से कहा, “सेनिको की एक बडी पल्टन 
भाई हैं। श्री वेस्ट के घर की ओर से सारा रास्ता घुडसवारो से छाया हुआ 


फीनिक्स में गोरों पत्टल ३३३ 


हैं। आपको बा रहे है, वार॒ट दे कर थाये दीखते है। उनके पास बदकें 
कारतनस, सब कुछ है ।” मेरी बात सुनते ही मगनऊावा, देवदासकछाका 
आदि छापाजाना से बाहर आपे । 
छठापाजाना के द्वार पर सब इकदठे हो गए। मगनकाका एक सीढी नीचे 
उतरे | केफ्टिनेट ने अपना घोड़ा एक पउदम आगे बढाया जीर वी रूबी- 
मोटो जाबाज से बात करने छूगा । देवदासकाका आर में मगनवकाक् 
से विलदुल सठऊर वात सुनने लगे । 
“मगनलाद फे० गाधी जाप ही हू ?” ऊंफिटनेंट ने पछा । 
श्वा” मगनकाका ने उत्तर दिया । 
में आपसे कहने जाया ह कि आप इन सब जादमियों से ऊह दीजिए 
कि वे यहा से अपनी-अपनी जगह पर छौट जाप, वरना इन्हे बहुत तकलीफ 
भोगनी पठेगी | इनको राजन देना तो आप बन्द कर ही दीजिए । ” 
बह नहीं हो सकता, जो लोग यहा जायगे, उनको जन्न औ” जगह 
तो हम देगे ही | हमारा यह कर्च॑व्य है 
“किन्तु आप इस लछोगो को मेरी बात समयाठा | इनसे कहिए कि 
सोमवार से पहले यदि वे काम पर नहीं चले जायगे तो उनकी बी दुर्दभा 
होगी।” 
“मर उनको यहा हु 
“अच्छा, तो जाप मेरे हरएक वाक्य का हिन्दी में अन॒वाद तो उनके 
लिए कर देगे न ? में बोलगा तो उन लोगों की समझ में नही आयगा । और 
मेरे साय का दुभाषिया क्हेया तो यह सारी भीट उन्तेजित हो जायगी | 
यदि धाति रसती हूँ तो जो में बोल उसका अनुवाद जाप सना दीजिए । 
बात स्वीकार की जा सकती है, पर में कुछ ऊन इससे पहले मे 
मि० बेस्ट से मिलना होवा। उनसे मिडने के वाद ही में कोई कदम उठा 
सकता हु । 
#म्ि० वेस्ट ने तो आय नहीं मिठ । उनको गिरफ्तार करके 
मोटर से रवाना कर दिया गया है । वह तो अब इरवन पहचने वाले होगे । 
क्या मि० वेस्ट पकड़े गये ? क्यो ?” 
हा, उनके नाम वारट था । वे गये। 
“पते लिए वारट क्यों नहीं है ?” 
सरकार आपको परकइना नहीं चाहती । आप हृइतालियो को 
समझाकर लौटा दे , उन्हे न रखे। इतना ही सरकार आपसे चाहती है ।” 





> 
। 
हे 
|) 
3) 
१4 
ड् 


है पु 
५ 
ग्ग्म्र 
कप 
०) । 
जा 
[| 
अमर 
| 
व्यू 
म। 
हे । 
कक | 
/ 
हि । 
दर 
अकम्नी 
। 
न 
| 
टी 
ब््च 


प्र३४ जीवन-प्रभात 


“डीक बात है, आपका सदेण में हडतालियो को सुना दूगा । लेकिन 
नो यहा आबगे और रहेंगे , उनको आश्रय हम अवश्य देंगे। 
तीन-चार मिनट में यह सारी चर्चा हो गई। इसके वाद मगतकाका ते 
भ्मे तरन्‍्त घर पर जाकर बच्चो को सभालने की आजा दी । में घर पहुचा 
तो वहा इमाम साहव की बडी पुत्री फातिमा वहन सव वच्चों को घेरकर 
बैठी थी । सभी बच्चे आनन्द में थे। मेरे पहुचते ही वे चिल्लाने लगे, 
“हमने मोटर देखी | हमने मोटर देखी | उसमे मि० वेस्ट बेठे थे । 
फातिमा बहन बोली, “हमे तुमसे पहले ही पता चल गया। हमने 
तो उनको गिरफ्तार होते ओर छेजाते हुए देखा । छाल मोटर थी । तुम 
इधर कैसे आए ? ” 
मैने प्रेम में आय हुए घुड-सवारों की वात सुनाई और कहा कि 
मगनकाका ने मुझे वच्चों को सभालने के लिए भेजा है। यह सुनकर फातिमा 
बहन ने कहा, तुम, वेफिक्र होकर जा सकते हो । हम सब बहुत मज़े में 
। मग़नकाका से कहना कि वह चिन्ता न करें। यहा किसीको घवराहट 
नहीं है ।” 
में फिर दौडता हुआ प्रेस की ओर चला । मार्ग में हमारी पाठशाला के 
पास, जहा बहुत-मी हडताली औरतो को टिकाया गया था, वडी घवराहट 
फंली हुई थी । कई स्त्रिया रो रही थी। म॑ उनके वीच पहुचा तो उनमे से 
एक बृटिया ने मुझसे पूछा, क्या, गोरी पलटन आई है? वह गोली 
चढ़ाने वाली है ?” मेने उसको धीरज बधाया ओर कहा, “नहीं 
गोली वरगेरा नहीं चेंगी , मगनक्राका उस पल्टन के मुखिया से वातचीत कर 
रेहे हैं । सभी लोग प्रेम में ही है । अगर वे इस ओर आयगे तो हम भी उनके 
साॉय-साथ यहा आयमगे। काका आप लोगो को अकेला नही छोडेगे | आप 
कोग बिल्कुल न घवराए। 
उन्हींमे से दोनीन अधेड आयु वाली वहनो ने औरो को साहस 
दिल्यतें हुए कहा, यहा, गाधी महाराज के घर में, कोई हमें नहीं 
सता सकता । डरने की कोई वात नहीं है। गोरे सिपाही आ गए तो क्या हो 
गया ?” एक वृद्धा ने मेरी ओर सकेत करके सबसे कहा, “ये बच्चे नही 
डरने तो हम सव तो बडी हे ।” 
में दीडता हुआ प्रेस में णहुचा । वहा गोरे घुडसवारों ने एक घेरा-सा 
बना रखा था । उसे पार करके पीछे वाले मैदान में पहुचा, जहा हडतालियो 
की बहुत वटी सख्या जमा थी और उनके बीच में मगनकाका खडे थे। 


। लेपिवनेट अपने घोड़े पर बैठा हुआ अग्रेजी में एक के वाद दूसरा 


फीनिक्त में गोरी पल्टन ३३५ 


वाक्य बोलना जाता था और मगनकाऊा उसका हिन्दी अनुवाद सुनाते थे। 
लोग लछेपिटनेंट जा भाषण ज्यो-ज्यो सूनते और समझने थे, त्यो-त्यों उनके 
चेहरों पर निराणा और ग्लानि की छाया बढती जाती थी। 


हताली भाइयों के चेहरों मे साफ मालम होता था कि वे अपनी- 
जपनी कोठियों पर लौटने को तैयार नहीं है। फीनिक्स मे , गाथी महाराज 
यहाँ, योरे छोगो के अत्याचारों और मारपीट का उनको इतना अधिक 
डर नहीं था, जितना कोठियों में पहुचने पर था । पर मगनकाका ने हडतालियों 
को फीनिक्स से लौट जाने के लिए जो समझाया था, वह सत्याग्रह संग्राम 
की निव्चित तीति के अनुसार ही किया था। 
सत्याग्रह सप्राम में सत्याप्रह करने वाले पत्र की ओर से योडी-मी 
भी अज्ञाति पंदा की जाय, हाथा-पाई या मारपीट हो तो दमन करने 
वाडो का काम सोलहो आने बन जाता है| सत्याग्रहियों का सवसे बडा 
मोर्चा यही होता है कि वे अपने धैर्य, जाति और सौजन्य को मरतें दम तक 
न छोडे। अव्यवस्था और दगेवाजी की ओर दढने से हर हालत में लोगों 
को रोक देना चाहिए। 
मुझे तव यह सत्र ज्ञान नहीं था, पर वाद में, दक्षिण-अफ्रीका के 
नत्याप्रह का इतिहास पटने पर मालम हुआ कि और ज्यादा गिरमिटियों 
को हडताल करने मे रोकने की स्पप्ट हिदायत वापूजी जेल जाते समय दे 
गए ये। 
उन्होंने लिखा है जेल जाते समय में तो साथी छोगो को सावधान 
कर गया था कि अब वे अधिक मजदूरों को हडताल करने से रोके। मुझे 
उम्मीद थी कि खान के (कोयछो की खान के ) मजदूरों की सहायता से 
संग्राम सिमट सकेगा । अगर सभी मजद्र अर्थात्‌ साठ हजार मनुष्य हडताल 
करेगे तो उन सवकी खिलाना-पिलाना भारी पड जायगा । इतने लोगों को 
कूच कराने हुए ले जाने का सामान ही हमारे पास नहीं था । इतने नेता 
नहीं थे और न इतने पैसे थे । फिर इतने आदमियो को जमा करने पर 
दगा-फिसाद करने से रोकना असभव हो जाता। 
परन्तु जव वाढ फैल जाय तव किसका वस चल सकता हूँ ? सब जगहो 
से मजदर लोग निकठ पडे । उन सभी जगहों पर अपनी ही सझ-वूज्ञ से 
स्वयसेवक उपस्थित हो गए । 
“प्रकार भव वन्दक-नीति पर तुल गई। लोगो को हडताल करने 
से जवरन रोका गया। उनके पीछे घुडसवार दौडे और उन्हें अपने स्थान पर 
लौठाया | लोग थोडा-सा भी दगा कर तो उन पर गोलिया चलाने की आज्ञा 


३३६ जीवन-प्रभात 


थी। मजदर छोग लौटने के सिलाफ हुए । किसीने पत्थर भी चलाये | उनपर 
गोलिया दागी गई बहुत घायल हुए । दो-चार मरे । किन्तु छोगी का जोग 


ु है] 


ठडा नहीं हुआ | इन जगहों में वडी मुब्किल से स्वथसेवकों ने हडताल 
होने से रोकी । सव तो काम पर गये नहीं कुछ छोग भय के मारे छिप 
गए, जो लौटे ही नहीं ।” 

लेफ्टिनेंट की बात का प्राय पौन घंटे तक उत्था करके मगनकाका 
हउताडियो को समझाते रहे और फिर सीधे छापाखाना में जाकर अपने नित्य 
के काम मे लग गए । थोटी देर बाद लेफ्टिनेंट ने दुधारा उन्‍हें बुलाया 
और उनसे कहा, “में जा रहा हृ । मेरी पुलिस के थोदे धुडमवार 
यहा रुऊेगे, और इस समय आपकी जमीत में सव जगह घूम कर सभी 
हड्तालियों को यहा से रवाना करेगे। इसके वाद मेरे मा तीन-चार सैनिक 
यहा रहेंगे और कोठियों से भाग कर आनेवाडे हइतालियों को लौटा देगे। 
हमारी छावनी उस बिलायती बबूढ वाछी टेकरी पर रहेगी । आप मेरे 
सैनिकों को सहायता दीजिएगा।* 

मगनकाओ ने उत्तर दिया, “आपके सैनिक यहा रह सकते हैं । 
हमें कोई एततराज नही । लेकिन जो हडताली यहा आयगे और  रहेगे उन्हें 
हम अन्न और जगह देंगे । उनकों आपके सैनिकों के हवाले करना हमसे 
नहीं हो सकेगा । यह हमारा काम नही है । हा, हम आपके सैनिकों के 
समझाने-युझाने के काम में वावा दही डालेंगे ।” 

दोनो अफसर अपने सनिकों के साथ घोडे दौडते हुए स्टेशन की ओर 
अदृश्य हो गए। छेकित वहा उतका आतक छा गया ओर हड्ताली धीरे- 
धीरे वापस छोट जाने का उपकम करने छगे | 

दिन ढल गया। प्रेस बन्द करके भारी मन से हम लोग घर पर 
लोटे । हमारा घर ऊची टेकरी पर था, वहा से पश्चिम-दिणा की ओर दूर- 
दूर तक दिखा देता था । सामान्यत उन टेकरियों पर छुटपुट झोपडिया 
और ऊची-ऊची घास के अछावा और कुछ नजर नही आता था । लेकिन 
उस दिन उन सब पर नीचे-ऊपर तक आदमियों का नचार हो रहा था । 
उस दिन सब्या के समय वाग-काम में मेरा मन नही लूगा। में एक चबूतरें पर 
बंठा देर तक लौटते हुए हृच्तालियो के प्रस्थात को एक टक देखता रहा । 

समूचे पश्चिम आकाझ में सध्या की छाछी फैलने छंगी थी। छोटे-मोटे 
जो वादल इधर-उधर लहरा रहे थे, छाल-छाल हो उठे ये, मानो हडतालियो 
के मन का कोध और उनके दिल का उद्देग उन वादलो में प्रतिविबित हो 
रहा हो ।पक्ति वाध कर आकाश मे सुदूर यात्रा के लिए जाने वाले पक्षियों 


अग्रेज मित्र और बरत्रु ३३७ 


की तरह क्षितिज में लप्त होती हुई, मानव-पत्तियों को मे देखता ही रहा। 
घीरे-वीरे वादल स्थाह पटने लगे। आकाश में अबेरे ने अद्टटा जमाना 
शुरू कर दिया । फिर भी हमारे आश्वम से छेकर टेकडियो की चोटियो तक 
सारी पंगटद्धियो पर आदमियों की कतारें चछी ही जा रही थी ! 
उस दिन भर मेने में विषाद और रठानि का जो अनभव हकआ था वह आज 
भी में नही भला हैं । में सोचता रहा कि क्या ये छोग इसी नतीजे के लिए 
इतना द ख उठा कर यहा आाये थे ? फिर अपने मन में मेने आगा रखी कि 
ऐसे वहादुर लोग कुछ भोच-समझकर ही छौट गए होगे । आज यहा मारकांट 
ने हो, गोली ने चले इसलिए थे सोमवार के दिन की हाजरी छगवाने गये 
होगे । हाजरी देकर फिर से यहा आने की तरकीबव उन्होंने सोची होगी। 
परन्तु यह नो वच्चे की एक कोरी कल्पना ही थी । हडताछी छोग गये सी 
गये ही । ऐसे बात और निर्दोप छोगो का दर्णन मेरे लिए पुनीत स्मृति 
बनी रही । 


४ ६५ ३ 
कप [4] 
अंग्रेज मित्र ओर शत्रु 


बाप के पास अनेक गोरे मित्र आते-जाते थे, परन्तु फीनिक्स-निवासी 
जा सके, ऐसे दो ही गोरे वहा पर थे और दोनों ही पक्के अग्रेज थे। 

एक थे मि० वेस्ट और दूसरे मि० टोड। मि० वेस्ट फीनिक्स आश्रम के 
स्वजन बने हुए थे और उनका प्रा परिवार हम छोगो में घुल-मिल गया 
था, लेकिन मि० ठोइ हमारे आश्रम के रुसे पटोसी ही थे । जब कभी टोड 
दिसलाई पटते तब अकेले ही नजर आते थे । हाथ में लम्बा शंम्बका (गेडे 
की खाल का कोड) लिये हुए वह घोटे पर अपनी ५हेस्टेगन का चक्कर 
काटने रहते थे। मीलो तक फैली हुई लवी-चीडी भूमि पर खेती करनेवाला 
किसान भला बरती पर पर कंसे रख सकता हैं ? वह तो दूसरों के कधो पर 
सवार होकर, अपने कर्मचारी और मजदरों का मलीदा बनाकर ही महा- 
कृषि को जोत-त्रों सकता हैँ और उससे घन प्राप्त कर सकता हैं। 

अपरिमित घन-पिपासा से झुलसा हुआ मनुष्य, मानवता को भूलकर 
किस प्रकार मनुप्येतर प्राणी बन जाता हैँ, इसका एक प्रत्यल उदाहरण मि 
टोड थे । 

इबर श्री वेस्ट ने बापजी से दीक्षा प्राप्त की थी। घन-लिप्सा का त्याग 


३३८ जीवन-प्रभात 


करके अपने निर्वाह भर के छिए इतना सीमित वेतन लेते थे जो एक अग्रेज 
परिवार को क्या, वहा वसनेवाले भारतीय परिवार की भी पूरा नहीं पड़ 
सकता था। स्वेच्छा से त्याग, सतोप-बृत्ति और सतत परिश्रम तथा घर मे 
खेती के अध्यवसाय के कारण श्री वेस्ट वबापूजी जैसे महामानव के 
श्रेष्ठ अतेवासी बन गए थे। उनमे साथुता का विकास हो रहा था । ठीक 
इसके विपरीत धन के अति लछोभ के कारण श्री टोड मानो अग्रेज जाति 
के नाम को बदनाम करने पर तुले हुए थें। हमारे ग्रिरमिटिये, भारत- 
वासी भाइयों के लिए तो श्री ठोड मानव ने रहकर दानव से वन गए 
थे । उनके नाम से ही हडतालियो का हृदय काप उठता था । जब अग्नज 
सैनिकों की पल्टन फीनिक्स आकर हतालियों को वापस ले गई, तबसे 
श्री दोड का फीनिक्स में चक्कर काटना बडी चिन्ता की वात वन गई थी। 
बच्चों को उनकी लपेट में आने से बचाने के लिए बहुत सावधानी रखनी 
पडती थी । 

हड्ताली भाइयों के चले जाने के वाद मगनलालकाका उद्विग्न 
मन से कहने छगे, “वेस्ट पहले पकड़ लिये जायगे, इस बात की मुझे स्वप्न 
में भी कल्पना नहीं थी। रोज की घटनाओं का हाल वेस्ट ही गोखलेजी के 
पास भेजते थे। जान पडता है, सरकार से यह वर्दाग्त नही हुआ ।” 

वात चल ही रही थी कि श्रीमती वेस्ट वहा आ गई। अत्यन्त गदगद्‌ 
स्वर में उन्होने सारी वाते मगनकाका से कह डाली । उन्हे और उतकी 
बृद्धा माता को श्री टोड के वर्ताव की बहुत गिकायत थी। उन्होने बताया कि 
श्री वेस्ट को पकडाने का सारा पडयत्र टोड का था | शाम को घर आकर 
ज्यो ही श्री वेस्ट चाय के लिए मेज पर बैठे, एक छाल मोटर घर के सामने 
आकर खडी हो गई । उस वदूक आदि से लेंस तीव सैनिक बेठे थे। मोटर 
के पीछे चार घुड सवार थे, जिनमे एक खुद टोड थे। टोड तुरन्त दो कदम 
आगे आये और उन्होने श्री वेस्ट को अपने पास बुलाया । वैस्ट मोटर के 
पास पहुचे तो उनको वारट दिखाया गया । वारट पर दस्तखत करके वह 
कपडे पहनने के लिए घर में छौटे, उनके पीछे-पीछे एक सोल्जर भी घर 
में घुस आया । पूरे पाच मिनट का मौका भी नहीं दिया गया । वारट है, 
डरबन जाता हैं--इन अब्दी के अछावा वेस्ट घर वालो से कुछ वात 
नही कर सके । चाय और नाव्ता मेज पर रखा का रखा रह गया । और वह 


छाल मोटर श्री वेस्ट का अपहरण करके चोर की तरह डरन की 
विश्ञा मे अदृद्य हो गई । 


श्री वेस्ट को गिरफ्तार करवाकर टोड का यह साहस नही हुआ कि 


अग्रेज मित्र और शत्रु ३३६ 


वह हड्तालियो के वीच में से होकर छापाखाना तक घृडसवारों की पल्टन के 
साथ जाय। वह तो मोटर को विदा कराकर फौरन ही अपना घोड़ा: 
दोडाता हुआ भाग गया । 


इस बात को सुनाते-सनाते श्रीमती वेस्ट सिसक-सिसक कर रोने छूगी । 
उनका दू ख सकारण था। फीनिक्सवासी भारतीय महिलाएं तो वरसो से 
जेल जाने के गीत गाती थी और अपने स्वामी, भाई तथा प॒त्रो को राष्ट्रीय गीत 
गानगाकर जेल के लिए विदा करती रहती थी। परन्तु श्रीमती वेस्ट जेंसी 
निर्दोष महिला पर, उनके निर्दोप पति की गिरफ्तारी का प्रसंग निरभ्र 
आकामब मे वजूपात-सा था। सत्याग्रह सग्राम भारतीय लोग कर रहे थे। 
सरकार गोरो की थी | वह अपनी जाति के अग्रेज गहत्थ पर डालेगी, 
ऐसी विद्येप कल्पना नहीं थी । ऐसी हालत में पति को गिरफ्तारी उनके लिए 
असह्य हो जाय, यह स्वाभाविक था। 


मगनकाका ने श्रीमती वेस्ट को भरसक तसल्ली दी और यह निर्णय 
किया गया कि देवी वहन अर्थात्‌ श्रीमती वेस्ट की बडी वहन उनको डर्‌बन ले' 
जाय, श्री वेस्ट से मुलाकात करने की कोणिज करे और जैसा श्री वेस्ट बताए, 
आगे के लिए घर की व्यवस्था करें। इस प्रकार हम वाल-्गोपालो की 
पालिका देवी वहन भी फीनिक्स से चली गई और हमारा रसोई आदि का 
काम भी वढ गया। श्री वेस्ट के पकडे जाने के बाद दो दिन तक उनके वारे 
में कोई समाचार नही मिलों। दो दिन बीतने के बाद रात को खबर आई 
कि जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई हवालात में मारी रात उनको भूखा 
रखा गया । दूसरे दिन अदालत में पेश किया गया और सात दिन 
की जमानत पर छोडा गया । वहा के सत्याग्रह संग्राम में जमानत 
पर छटने का चलन नही था । परन्तु श्री वेस्ट के अग्रेज होने के कारण वह 
अनुचित नहीं माना गया । । 
तीनरे दित संध्या के समय फकीरा भाई वदहवास दौडने हुए आये 
बौर वोले, “चलो, चलो, श्री वेस्ट बहुत ही खतरे में हें। टोड ने हटर 
लेकर उनका रास्ता रोक लिया तुरन्त ही मगनकाका और देवदास- 
काका दौडे । प्राय आध घटे बाद मेने देखा कि छाल घोंठे पर एक सुसज्ज, 
घडसवार, मगनकाका, देवदासकाका और वेस्ट-दम्पति आ रहे हैं 
मगनकाका और देवदासकाका के मुख पर स्मित था और श्रीमती वेस्ट के 
मुख पर वडी घबराहट | 
किस्सा यह था कि जमानत पर रिहा होने के बाद जब श्री वेस्ट 
सपरिवार फीनिक्स छोटे तब स्टेशन के सामने टठोड हटर लेकर खडा हो 


३४० जीवन-प्र भात 


गया और हवा मे हटर घुमा कर उसने वेल्ट से कहा कि जरा रेल की 
हद से वाहर तो आओ, चमडी उद्ेड ठालूगा | हमारे आश्रम का रास्ता 
मीलो तक टोड के प्लेन्टेशन में से होकर गुजरता था, इसलिए टोड साहब 
की धमकी से श्री वेस्ट स्तब्ब हो गए। वे लोटकर स्टेगन जा बढ । स्टेशन- 
मास्टर एक भला अग्रेत था और हमारे आश्रम का काम वडी हमदर्दी से 
करता था। उसने टेलीफोन करके अगले स्टेणन माउन्टेजकम्ब से एक सैनिक 
को बुलाकर, उसकी सुरक्षा में श्री वेस्ट के आश्रम जाने की व्यवस्था कर 
दी । 

भाउन्टेजकम्व में चीती का जो बडा कारखाना था, उसका मालिक 
टोड साहव से कही वडा जमीदार था। उसका नाम था कंम्पबेल। 
उसकी ख्ू्थाति थी कि वह बडा भला है और तीन पींड के कर को हटा देने 
के पक्ष मे है। हडताछ तो उसके यहा भी हुई थी। किसी बहाने गोली भी 
चली थी और एक हडताली मारा भी गया था। फिर भी कंम्पवेल ने अपना 
सत॒लन नहीं खोबा ध्ग । उसने अपने यहा गाति बनाए रखने के लिए 
सरकार से एक फौजी टुकठी मगा रखी थी । उसी टुकटी के घुडसवार ने 
वेस्ट-परिवार को हिफाजत मे फीनिक्स पहुचाया था | 


अगले दिन नवेरे ही अपने घर पर ताला टालकर थी वेस्ट मय परिवार 
के डरबन चले गए। देवीवहन उन सबको पहचाकर फिर से फीनिक्स 
लौट आईं तथा उन्होने हमारे लिए मात॒त्व का अपना काम जारी रखा | 


जब से हडताली छोग गये, फीनिक्स में तीन-चार सैनिक अड्डा 
जमाए ही रहे । एक तगडा डच जवान छापाखाना के दरवाजे पर कागज की 
गठरी पर आसन लगाकर दित-भर बैठा रहता था । कोई दो सप्ताह के 
भीतर फीनिक्स मे एक भी हडताली बाकी ते रहा । फिर से फीनिक्स 
विलकुल निर्जन और सूना वन गया। 


एक दिन मगनकाका ने एक आनन्द का समाचार सनाया “गोखले 
महाराज ने एक बहुत भरे ओर्र विद्वान पादरी को और उनके साय 
उनके एक घनिप्ठ मित्र को, जो चेस्ट साहव के स्थान पर फीनिक्स में काम 
करेगे, हिन्दुस्तान से रवाता कर दिया है। थोंडे ही दिनो में वे लोग यहा 


आ जायगे । जब में पकंड लिया जाऊगा तो भी तुम लोग अकेले नही 
रहोगे ।” 


हम बाछकों ने रेवरड सी० एफ० एन्ड्रयज़ तथा उनके साथी मि० 
डब्न्यू० डब्ल्यू० पियर्मन के नाम रटने झुरू कर दिए 


सादगी का कठोर सकल्‍प ३४९१ 


: ६६: 
सादगी का कठोर संकल्प 


बापूजी को अपने बीच पुन पाकर हम लोग सत्याग्रह-संग्राम और 
अपने जेलवासी वधुओ को घड़ी भर के लिए भूछ कर आनन्द में मग्त हो 
गए | लेकिन वापूजी जेल से छूट कर बिना एक क्षण का भी विलम्ब किये 
सत्याग्रह के काम में जुट गए । हड्तालियों के कूच के समय उनकी 
दुबली-पतल़ी काया योगाग्नि मे समिधा की तरह जल रही थी। उनके 
मुख की हड्िडिया बाहर निकल आई थी । उनके हाथ-पर इतने पतले पड 
गए थे मानो ये उनके थे ही नहीं। फिर भी रिहा होते ही उन्होने काम में 
दिन-रात एक कर दिए । 

जेल से निकल कर वापुजी ने देखा कि अवोध गिरमिटियों ने अकल्पनीय 
भर अनुपम वलिदान दिए थे और सरकार ने अकथनीय और निर्मम अत्या- 
चार किया था। ज्यो-ज्यो यह कहानी वापूजी सुनते गए उनकी देह में आग-सी 
लगती गई। कितु मोध किया जाय तो किस पर ? सारी मुसीबत की जड़ 
तो एक प्रकार से वह खूद ही थे। अहिसा के यूद्ध और भीषण-से-भीपण कप्ट 
को चुपचाप सहन करने का पाठ भी तो उन्हीने पढाया था ' 

रिहाई के वाद जब वह वा सहित केपटाउन चले गए तो फीनिक्स- 
आश्रम के विद्यार्थियों के लिए सूचनाए देते ये और जमतादासकाका के 
पत्रों द्वारा हम लोगो को उनकी सावना एवं तप का भान होता रहता था ! 

जमनादासकाका ने केपटाउन से मगतकाका के नाम कई पत्र भेजे 
थे। उन पन्नों का सार, जो कुछ मुझे याद रह गया है, अपने शब्दों में यहा दे 
रहा हू 

बापू का तप बडा भारी है। फलाहार तो है ही और वह भी एक ही 
जून | फिर वा की सेवा मे हर समय खडे रहते हे और दोपहर की कडी धूप 
में केपटाउन की कोलतार की बनी हुई पक्की संठकों पर कई मील नगे पर 
चलते है । उनके पैरो के तलुवे नाजुक है, सडको का कोलतार मव्यान्ह में 
बहुत गर्म हो जाता हैं। जहा जाते हूँ, पैदल ही चलने का आग्रह रखते है । 
समझौते के सिलसिले में वातचीत करने के छिए उनको कई जगह जाना पडता 
हैं । इस पर भी पैरो में जूते न पहनने का ब्रत जरा भी ढीला नही करते, 
मानो द्वारीर के ऊपर होने वाले कप्टो की ओर उनका कुछ ध्यान ही वही 
जाता | बापू के इस भारी तप का प्रभाव केपटाउन के कई गोरो के ऊपर काफी 


३४२ जीवन-प्रभात 


पड रहा है। उनके हृदय पिघल जाते है और बडे-बडे घराने के गोरे स्मद्स 
के पास जाकर कहते है, अब इन भारतीयों की समस्या का निवटारा 
शीघ्र ही करदे तो अच्छा । हमारे कारण गाधी को और भी कष्ट उठाना पडें, 
यह ठोक नहीं है । 

अव सत्याग्रह की बलिवेदी पर अपने जीवन की आहुति चढान वाले 
उन गरीबो के साथ और उतके परिवार वालो के टूठे हुए हृदयो के साथ तादा- 
त्म्य स्थापित करने के लिए बापूजी ने अपनी तपस्या और त्याग में वृद्धि 
करने का निश्चय किया । वह तीन घटे से अधिक नही सोते थे । आहार में 
अल्प-से-अल्प फलों पर निर्भर थे। इतना ही नही, पहनावे में भी उन्होने वडा 
भारी परिवत्तंन कर डाला। उन्होने मद्गासी गिरमिटियो के समान लगी और 
कुरता धारण करने तथा नगे पैर और नगे सिर रहने का व्रत ले लिया । 


वापूजी के मन में अनेक शहीद वस रहे थे। पौन शताब्दी की आयु का 
बूढ़ा हरबससिह कुछ दिन जेल में बापूजी के साथ रहा था। वापूजी ने उससे 
जल से लौट जाने का आग्रह किया था, लेकिन वह वीर सत्याग्रह से हटने 
को राजी नही हुआ ओर आखिर जेल में ही उसने अतिम सास ली । 
बाहर एन्धोनी मुत्तु का वाप और अन्य हड्ताली वीर गोछी के शिकार हुए 
थे।गोी से घायल एन्थोनी मुत्तु, उसका छोटा भाई और सिसकती हुई उसकी 
विधव्ग माता जव फीविक्स आए तब उनका दूख देखा नहीं जा सकता था। 
सूर्साई का किस्सा भी कम खेदकजनक नही था। इसके उपरात वापूजी के 
छटने के तीसरे ही दिन जोहान्सबर्ग मे कुमारी वालीआमा की जेल से रिहा 
होते ही मृत्य हो गई थी। इन सारी बातो का असर बापूजी के हृदय पर खजरो 
के घावों से भी अधिक हुआ । कुमारी वालीआमा का बलिदान स्वेच्छा से 
हुआ था। वह जठारह वर्ष की वालिका वीमार होते हुए भी जेल से रिहा होने 
को तैयार वही हुई थी और उसका चल वसना उसकी मा त्था उसकी सखियो 
के लिए असह्य होगया था । 


खौलते हुए तेल के कडाहे में कूद पडने वाले परम वेष्णव-भक्‍्त 
सुधन्वा बापूजी के लिए नित्य ही एक व्यानमूत्ति बने हुए थे। असहनीय कष्ट 
भें भी अन्तर में शीतरूता का आनन्द भोगने की अभिलापा अक्षण्ण रखी 
जाय, यह वापूजी ने सत्याग्रह-भावना की चरम सीमा निर्बारित की थी । 
इसलिए अपने या अपनो के दूख-कष्ट चाहे कितने ही असह्य क्यों न हो, 
वापूजी हक भी शोक, खेद, विलाप आदि को टिकने नहीं देते थे । 
रं के साथ यदि बापूजी खुद भी आसू गिराने छूगे तो सत्याग्रह- 
सग्राम का और वलिदान का सारा तेज ही मारा जाय । दूसरी ओर 


सादगी का कठोर सकल्प ३४३ 


सेनापति की कंठोरता को जल्छादी की छाया से बछता रखने के लिए मर्मा- 
हत हृदयों के साथ समभाव स्थापित किये बिता भी कँसे चल सकता था ? 


इस सबंध में वापूजी के अतर में जो उग्र विचारवारा वह रही थी 
उसकी दुछ् झाकी उन बातो से मिलती हूँ जो रिहाई के वाद प्रथम वार 
फीनिक्स आने पर वायूणी ते आवी रात के समय मगतकाका से की थी । 


मेरे कहने पर भोले और निरक्षर हजारो आदमियों ने अपनी आहति 
दी हूँ । मेरे लिए उनकी जो श्रद्वा थी उसीके वलू पर ये लोग सत्याग्रह- 
सम्राम के दावावल में कूद परे । देखा न जा सके, ऐसा भीपण कप्ट उन्होंने 
भोगा हूँ । इनसे जलग में केसे रह सकता हू ? अब मुझे इनमें से एक बनकर 
रहना चाहिए। चाहे गोरो के वीच जाता पडे, चाहे राजधानी में, जवतक 
सत्याग्रह के इस युद्ध का अन्त नहीं होता, में कोट-पतलून नहीं पहनूगा, 
नेटकाई ही लगाऊगा । सफेदपोंग समाज में यह मर्थादाहीन माना जाय तो 
कोई चिन्ता नहीं। इनेगिने मनुष्यों में मुझे विजेप रस नहीं है। मुझे तो इन 
हजारो दुखी गिरमिटियो के बीच एक वनकर रहना है । इस सत्याग्रह के 
कारण जो विधवाए हुई है, उनके आसू पोछने के लिए इतना तो मुझे करता 
ही चाहिए। कल सबेरे से लगी और एक कुरता हीं मेरा वंश रहेगा। चाक, 
पसिल, कागज, रूमाल आदि चीजे रखने के लिए कल डरबन जाकर एक 
बगल का बैठा सिल्वा लूगा। छुगी, कुरता अभी आज ही तैयार कर दो । 
मगनकाका ने दलील करते हये कहा, “छुगी के बदले धोती पहन 
तो ठीक न होगा ? घमने-फिरने में वह अधिक अनुकूल रहेगी। फिर हमारा 
मूल पहनावा भी वहीं हैं। 
वापजी ने समझाया, “बात नहीं है । मुझे बोती पसन्द भी हूँ, 
परन्तु इस समय सवाल गिरमिटियो का हूँ । उतमे से अधिकतर लोग मद्रानी 
हैं। मरी लगी फटी नहीं रहेगी, इतना अन्तर रहेगा । वे छोग अधिकतर 
कुछ-तन-कुछ सिर पर बावते है, किन्तु हम लोगों ने यह पहले से हो छोड 
दिया है, तो उसे दुबारा शुरू करने की जरूरत नहीं है। जो मेरे है, उनकी 
याद में शोक के चिन्ह-ल्प मूछो का मुडन भी जलरी है। पैरो में चप्पढें भी 
अब में नहीं पहनगा । असख्य ग्रिरमिटियों को पैरों के लिए कहा कुछ 
मिलता हैं ?” 
बापजी ने अब चप्पलों को भी छोडने की वात की तो मगरनकाका 
कहा. छेकिन आपके पैर उतव लोगो की तरह अभ्यस्त नही है। पैरो की 
एडियो में यहा के तीखे ककड कदम-कदम पर चुमेंगे। इससे आपकी ज्यादा 
कष्ट होगा और चलना तो दिन भर रहेगा ही । 


३४४ जीवन-प्रभात 


“ठीक बात हैं, मेरे पैर के तल्वे तुम सव लोगो से ज्यादा मुलायम 
हैं और वेवाई सदेव रहती है, किन्तु जब में और छोगो को ऐसे दुस में 
उकेल दू तब कुछ काट तो मुझे भी उठाना चाहिए न ? बहुत पीडा होगी 
तो थोडा धीम चला जायगा, यही न * 

इस प्रकार फीनिक्स के एकान्त कोने में मध्य रात्रि के समय मगन- 
काका तथा भऔरो की साक्षी में बापूजी ने वह कदम उठाया | बाद में वे 
लगोटीवाबा के रूप में विस्यात हो गए । भारत में आकर जब 
उन्होते कच्छ धारण किया तव तो उन्हें महात्मा की उप्रावि मिली । 
त्याग की महिमा उस देश में कितनी अधिक थी, उसकी कल्पना भारत में 
बैठे करना असम्भव है | जहा सूटवूट के बिना नगर के मार्गों पर चलना 
अभद्र माना जाय वहा वस्त्र-त्याग एक प्रकार से दी अवगत से भी कठिन 
कसौटी की बात थी । रास्ता चलने में किसी को उपवास का पता नहीं 
चल सकता, परन्तु जो व्यवित बरसों तक बैरिस्टरी का चोगा पहन कर 
डरवन और जोहान्सवर्ग-जैसे गहरो में सुप्रसिद्ध हो चुका था, वह अपना 
नित्य का सूट उत्तारकर कफ्ती और लूगी पहने तो यह कम आलो- 
चना की वात नहीं यी। वहा की आग्ल जाति के बीच रहकर ऐसा परिवर्त्तन 
करना बापूजी का ही साहस हो सकता था । 

हमारे देश-भाइयो ने बापूजी के इस परिवर्तन का स्वागत उत्साह से 
नहीं किया | फिर भी लोगो पर इसका गहरा जसर पडा ही । छोगो मे 
नम्रता वढ़ी और भारत-माता की जान बनाये रखने के लिए सकल्‍्प में 
दृढ़ता आई । तीन पीड के कर विरोधी-आदोलन की समाप्ति के बाद जब 
विलायत जाने के छिए फीनिक्म से वापूजी ने प्रस्यान किया तब भी 
लुगी-कफनी में वहा से विदा हुए । जोहान्मवर्ग छोड़ने के दिन उन्होंने 

कोट-पतलून पहना, ऐसा हमने सुना, परलु उसका तो फोटो देखकर ही 
सन्‍्तोप करना पठा । 

. मब्यरत्रि के निश्चय के अनुसार प्रात काल में ही नहा-नोकर बापूजी 
ने अपना नया वेश बारण किया ओर मूछे भी निकाल दी। उस समय 
वापूजी क॑ मुख पर जो कान्ति चमक रही थी, उसे देखकर हम सहम गए । 
हसना यथा रोना कुछ भी नही हो सका । थोडी देर वाद जब वापूजी डरवन 
के लिए चले तब उनको नगे पर चलते देख कर ऐसा दुख हुआ जैसा उनके 
नये वेश के कारण नही हुआ था । 

_.. घर से बाहर निकलते ही मिट्टी से उभरे हुए ककड उनके तलवों 
में चुभनें छगे । तलवों की चमडी बहुत मुलायम होने के कारण दो-दो 


सादयी का कठोर सकल्प इ४५्‌ 


तीन-तीत कदम चलने पर ही उनकी पीडा इतनी वढ जाती थी कि 
अपने घरीर का सन्तुलून वडी सावधानी से उन्हें सभालना पटता था। 
यह अच्छी वात थी कि उन्होने अपने हाथ में पतली, लम्बी लकडी ले रखी 
थी। इसलिए एडियो में दर्द बढ़ने पर वह लाठी के सहारे अपने को सभाल 
सकते थे। उन्होने स्टेशन तक का लम्बा मार्ग ऐसे ही कष्ट के साथ पार किया, 
परन्तु इतना दुख सह॒ते हुए भी उनका ध्यान अपने साथ चलने वालो 
से बातचीत करने में ही रुगा हुआ था । काम के चितत-मनन के आगे पैरो 
की तकलीफ को महसूस होने का उन्होंने थोडा-सा भी मौका नही दिया ! 


वापूजी के दुवारा डरवन पटचने के बाद हमे खबर मिली कि जनरक 
स्मट्स ने जिस कमीशन की नियुक्ति की है उससे न्याय पाने की भारतीयों 
को उम्मीद नही हैं। इस वजह से वापूजी ने और श्री पोलक ने मिलकर 
उस कर्मीशन के बारे में अपनी वात स्मट्ससाहव को लिख भेजी है। उसमे 
उनसे साफ-साफ कहा गया हैं कि कमीशन की नियुक्ति करने में जहा 
सव-के-सव अपने मन के ही आदमी रखे हे, वहा एक ऐसा भी व्यक्ति नियुक्त 
किया जाय जिसके लिए हम छोग कहे । यदि आपका आग्रह ऐसा ही हो 
कि उस कमीणन में आपकी अपनी गोरी जाति के आदमी के अछावा और 
किसी को रखा ही न जाय तो भारतीय ऐसा आग्रह नहीं रखेगे कि किसी 
भारतीय को लिया ही जाय। किस्तु जिस व्यक्ति पर भारतीयों का विध्वास 
हो ऐसे किसी अग्रेज को भी भामिल करना आप स्वीकार नही करेगे तो 
उमर कमीशन के सामने गवाही न देने के लिए भारतीय छोग मजबूर हो 
जायगे। 


साथ-साथ यह सबर भी आई कि इस प्रकार जेल से छटना वापूजी 
की बिलकुल पसन्द नहीं आया है। वह स्मद्ससाहव के उत्तर की प्रतीक्षा 
दिसम्बर मास की समाप्ति तक करेंगे, बाद में दुवारा जेल चले जायगे 
और जेल जानें के लिए वह अग्रेजों का नया वर्ष छूगते ही दुवारा डरवन 
से पैदल यात्रा आरम्भ करेगे, जो चार्ल्सटाउन की पहली यात्रा से भी बडे 
पैमाने पर होगी । 

बापूजी ओर श्री पोक की बात हमारे देश-भावइयों में से सभी 
प्रधान व्यक्तियों ने सोच-विचार कर स्वीकार कर छी और जवतक 
स्मट्ससाहव भारतीयों के बताये हुए किसी व्यक्ति को कमीशन में लेना 
स्वीकार न करे तवतक कमीशन के सामने गवाही न देने की वाकायदा 
गशपथ वहुत से भारतवासियों ने छे छी | उसका असर यह हुआ कि जिन 
लोगो ने ग्पथ नहीं छी, छोग उन्हे देशहित के विरोधी समझने लगे। 


३४६ जीवन-प्रभात 
६७: 
हिंसक ओर अहिंसक हड़ताल 


जोहान्सवर्ग की बहनों ने न्यूकेसछ की कोयले की खान में जाकर 
जब भारतीय गिरमिटियो से हडताल करवाई, तव सबसे पहले हमे पता चला 
कि सत्याग्रह-आदोलछन का एक प्रखर प्रयोग हडताल भी है । फिर भी, जहा 
तक मुझे याद है, वापूजी ने फीनिक्स से चलने के दिन तक हताल के सवध 
में मगनकाका से भी कोई विशेप चर्चा नहीं की । न यह सूचना ही दी कि 
हडताल के सहारे सत्याग्रह-सग्राम को विराट रूप देना है। 

पिछले प्रकरणों में हमने देखा कि सत्याग्रह-सग्राम के आवश्यक, 
अनिवार्य या उग्रतम रूप में हडताल का आयोजन नहीं किया गया था । 
सत्याग्रह-सग्राम का नेतृत्व करनेवालो ने केवल कानून-भग करके सरकारी 
जेल भरने के हेतु हडताल की भ्रवृत्ति चलाई थी | मजदूरों को वेतहाणा 
उकसाकर ह॒इताहू को बढाने की पैरवी नहीं की गई थी। हडताल 
चारो ओर फैली तो वह अपने आप ही फैली थी और उत्तरदायी सत्याग्रह- 
सचालको ने हडताल के दावानल को अत्यधिक बढने से रोकने पर अपनी 
शक्ति लगाई थी । 


सत्याग्रह-सग्राम में हडताछू भी एक बहुत जोरदार प्रयोग हैं, यह 
वात अवयढ और अविकसित वृद्धिवालो की समझ में भी बडे-बडे उपदेशों 
के विना ही आ जाती थी, परन्तु वास्तव में वह कैसी कठित और गभीर 
बात है, इसका पता हमे तव चछा जब भारतीयों की हडताल के तीन 
महीने पूरे होते-होते दक्षिण अफ्रीका के रेलवेवालो ने भी समस्त रेलगाडियो 
में हडताल कर दी। दक्षिण अफ्रीका की रेलवे में काम करनेवाले छोटे-बडे 
सभी कर्मचारी गोरे तो थे ही, इसके अलावा शायद अग्रेज लोग ही उसमे 
ज्यादा थे । उन्होने स्मट्स-सरकार से झगडा करने का वहीं अवसर अच्छा 
समझा, जब तीन पौड कर-विरोधी-आदोलन मे गिरमिट्पि मजदूरों ने 
विराट हडताल कर रखी थी । 


दोनो हडतालो के बीच उत्तर-क्र्‌व और दक्षिण-ब््‌ व के समान जो 
परस्पर विरोधी भेद मेने उस समय अपनी छोटी आखो से देखा था वह 
जीवन भर के लिए मेरे अन्तर की गहराई में समा गया। हम लोगों की 
हडताल थी अहिसक सघर्य की धीर-गरभीर, ओजस्वी और पावन-कारी 
धारा और गोरे लोगो की हडताल थी हिसक दावानल की विकरारूज्वाला | 


हिलक बौर बहिलक हडताल ३४७ 


वह सोमवार का दिन था| अनेक महीनों फे बाद फीनिक्स के सभी 
वालको को पर्वाप्त अवकाय मिद्र था । बापूजी ने हमारा मन दिवाली 
के उल्हान और आनन्द से भर गंवा था। वापूजी छूट कर फिर से 
हमारे वीच आ गए थे और फीनिक्सवाली मडली भी जेल से स्हि होकर 
जानेवाली थी। उनके स्वागत के लिए फीनिक्स के सभी वच्चों को 
डरखन जाने की अनुमति मिल गई । 

नहा-बोकर, अपने वढिया-से-वढिया कपडो और शानदार जतो से 
सज कर हम चले । जब हमारी ग्राठी तीसरे स्टेशन पर पहुची तो वहा 
हमने एक अजीब तमाचा देखा । 

फीनिक्स स्टेशन पर हमने चार-याच सैनिकों को रेलवे के अहाने में 
सान-वास जयहों पर पहरा देते हुए देखा था किननु यहा तो लाठ-आठ, दस- 
दस कदम की दूरी पर रेल की पटरी के दोनो ओर बन्दक पर सगीन 
हुए गोरे फौजी पहरा देते दिखछाई पड़े | हर मीछू-दो-मील पर सैनिकों की 
रावटिया लगी थी | उनमे न मालूम कितनी वन्द्क जमा थी और कारतूसों 
से भरे €ए पद्ठो की तो मानों प्रदर्ननी-सी हो रही थी । 


इस तमाशे को देखकर मे वह बात याद भा यई जो फीनिक्स स्टेमन 
पर गोरे सैनिक ने हमें बताई थी। उसका वह छालज्यल मुख भी याद 
आ गया जो रेलबे-हइताली का नाम लेते ही तमतमा उठता था। उसने 
बताया था कि “नेदाल प्रान्त में तो रेलवे के इजन-ड्राइवर, फायरमैन, 
गार्ड और मजदूर कुछ ठीक है, परन्तु केपकालोवी और ट्रान्मवाल प्रान्त 
में वे बहत वेहदेपन पर उत्तर जाये है । केपटाउन से जोहान्नवर्ग जाने वाली 
डायमड एक्सप्रेस को उन्होंने उलठ विया हैं जोहान्सवर्ग का सारा 
स्टेभन जला डाठा हैँ और व्हय के रेलवे आफिसों को तोइने-फोडने के छिए 
हड्तालियो बंग माइ-का-माड घावा कर रहा हू। यहा नहा, जाहून्सबर्ग 
के बाजारों में नागरिक्रों को भी वे बुरी तरह नता रहें है । दृकानों 
प्र तोड-फोड करते हें । केपकालोनी ओर द्रासवाल प्रान्त मे कई हफ्तों 
से फैली हई यह वदअमनी अव यहा नेटाल प्रान्त में नी जोर पकड रही है । 
उस सारजट ने हमें यह भी वताया कि आज कल ट्रेतों की सल्या आयी 
भी नही रह यई है । केवकछ उतनी ही गाडिया चत्आाई जाती है, जिनके लिए 
हरएक पटरी पर एक-एक फौजी को पहरे पर लगाया जा सके । इन हुई 
तालियो का उपद्रव रोकने के िए हमको हरदम सतर्क रहना पड़ता हैं । 
गाड़ी चलाते-चलाने इ2जन के द्राइवर बीच में ही गाटी खडी कर उंतें हे 
ओर उतर कर भाग जाते है । इसलिए इजनो में भी नैनिकों को संगीत 


इ्थ८ट जीवन-प्रभात 


तान कर उनकी छाती पर सडा रहना पठता है। रेलवे का जो नौकर वाका- 
यदा काम करने को तैयार होता है उसे हटताली छोग काम छोड देने के लिए 
मजवूर करते हे । अगर इजन-ड्राइवर और गार्ड का काम सैनिक करते है, 
तो हडताली रेल की पटरी ही हटा देते हैं । जहा जोड हो वहा उखाइ देते 
है और पटरियो पर साबुन का पानी डाल कर गाडी उलट देने की साजिग 
करते है। ऐसी हालत में सरकार के सामने फौजी कानून का ऐलान करने के 
अलावा कोई चारा ही नही है ।” 

इतनी वात करने के वाद वह उच लछठका अग्रेज छोगो के अनुचित 
स्वभाव की आलोचना करने छगा । उसने कहा, “ अग्रेज वडे छोभी और 
जिद्दी होते हे, अपना जरा-सा वेतन वटानें के लिए इन्होंने कितना भारी 
ऊधम मचा रखा हुँ। क्‍या वे अच्छे तरीके से अपने वेतन में बढ़ती की माग 
नही कर सकते थे ? वडी-बडी इमारतों को जला देने और मारकाट करने 
में उन्हे जरा भी लज्जा नहीं आती। सरकार को परेथान करके वे छोग 
अपनी मनमानी कराना चाहते हैँ परन्तु सरकार इस तरह क्‍यों झुकेगी ? 
अगर सरकार को झुकना ही है तो वह तुम भारतीयों के सामने झु्ेगी । 
तुम्हारे हडताली लोग किसी का कुछ नहीं विगादते | वे खुद भूखे रहते हें, 
भारी कप्ट उठाते है, परन्तु सरकार को नहीं सताते है । सरकार को ऐसे 
भले आदमियों की मांग को स्वीकार करना ही चाहिए । ये उपद्रवी रेलवे- 
वाल अगर यह समझते हूँ कि वे अपनी मारकाट और धाँवली के बल पर 
अपना वेतन बढवा लेंगे तो वे भूछते हैं । उनको तो हम अपनी सगीनो से 
सीधा कर देंगे ।” 

अग्रेजो के खिलाफ जब वह छठका बहुत बोला तव देवदासकाका 
ने मुझे बताया कि यह पूरा बोर' है । दक्षिण अफ्रीका में बसे हुए हालेड- 
निवासी वोर कहलाते थे । पूछने पर जब पता चला कि वह लडका मुग्किल से 
अठारह वर्ष का हे, तब हम छोगो ने उससे कहा, “तुम तो विलकुल लडके 
से हो, तुम्हारे बस में ये बडे-बडे रेलवे हडताली कंसे आयेंगे ?” उसने 
अपना मृक्‍्का उठा कर कहा, “बस में क्यो न आयगे | देखी यह कलाई | 
हमारा हाथ जब चलेगा तो उनके छक्के छूट जायगे ।” 

मूसल के समान उसकी मोटी, मजबूत भुजा हम देखते ही रह गए। 
और समय होता तो उससे हम और भी वात करते, परन्तु उस समय तो 
उसकी बात छोडकर हमे अपने काम पर जाना पडा । 

डरवन जाते हुए रेलगाडी में हम लोगो को उस वोर सैनिक की बात 
याद आ गई । ज्योनज्यों डरने नगर पास आता गया, रेलवे- 


सत्याग्रहियो की प्रथम टोली की रिहाई श४९ 


मार्य पर गोरी पछटनों का और भी सतर्क पहरा चजर आया | उस दृश्य 
को जब याद करता हू तो महात्मा टाल्स्टाय की पुस्तक मे पढा हुआ यह 
बचने विल्कुछ सही मालूम देता है-- रेलगाड़ी जैसे भारी यत्र सचमच 
सगीनो की नोक पर ही चल सकते है । बिना फौज के हमारें मजदर-का री- 
गरो को वस में नहीं रखा जा सकता और अत्यन्त भारी यत्र-व्यवस्था चल 
भही सकती ।” कम-से-कम हम लोग तो एक प्रकार से बन्द्क की नोक पर 
सवार होकर ही उस दिन सकुशल डरखवन पहुचे । जब हम डरवन के उप- 
नगर अमगेनी स्टेशन पर पहुचे तो वहा बिल्कुल सूना था। वैसे वहा अनेक 
इजनो की दौड-बप रहा करती थी, बहुत ऊचे ढेरो से इजनों मे कोयला 
भरते अनेक गोरं मजदूर दिखाई पडते थे, परन्तु उम दिन वहा महिकिल से 
दो-एक मजदूर ही नजर आये ओर उनके सिर पर भी चमकती हुई सग्रीनो 
के साथ उससे दुगने सैनिक सवार थे । 


डरबन स्टेशन पर उतरते ही हम डरवन की कुख्यात जेल की ओर 
चल पडे | हमे डर था कि कही हमारे फाटक पर पहुचते के पहले ही हमारी 
फीनिक्सवाली मडली रिहा न कर दी जाय और हम उसका वाकायदा 
स्वागत करने से वचित न रह जाय । जेल के फाटक पर जब पहुचे तो हमने 
देखा कि डरबन के नागरिक हजारों की सख्या में अपने लोकप्रिय सेठ 
श्री रस्तमजीकाका का स्वागत करने के लिए जमा हो गए ह. और शहर की 
मोर से जौर भी लोग चले आ रहे है । 


६८ : 
सत्याग्हियों की प्रथम टोली की रिहाहे 


डरबन जेल के फाटक पर सवेरे से ही कडी धूप में हजार-दो-हजार 
बादमी घटो तक तपते रहे । जरा-जरा देर में फाटक खुलता था, सव जातु- 
रता से उस ओर देखते थे, परन्तु जेलवालो ने सत्माग्रहियो की ठोली के 
पुरुषो को ठीक मध्यान्ह में रिहा किया । 

उन लोगो के वाहर आने का क्रम व्यवस्थित था । सबसे पहले मेरे 
पिताजी, जो आय में सबसे वडे थे, वाहर आये । उनके पीछे श्री रावजीमाई 
पटेल से लेकर रामदासकाका तक सब सत्याग्रही बडे से छोटे के क्रम में 
रिहा किये गए । अन्त में ऊचें व भारी बदनवाले श्री रस्तमजी सेठ के दर्णन 
हुए, जिनको डरखवनवासी भारतीय अपने यहा के नगरपति के समान 


३५० जीवन-प्रभात 


मानते थे। अपने नगर के सेठ, सेवक और त्यागी श्री रुस्तमजी 
को देखकर डरवन के भारतीयों का हृदय छतज्ञता से भर गया 
और उनके दर्शन होते ही चारो दिशाए वन्देमातरम्‌! और 'हिप-हिप हुरे 

के नारो से गज उठी। भीड ने उनको घेर लिया। अपने पिताजी के चरण 
छने के लिए मे॑ बडी मुश्किल से उनके पास तक पहुच सका । पिताजी के 
मुख पर ऐसी प्रसन्नता मेने पहले शायद ही कभी देखी थी । पिताजी के 
बाद मेने अपने सहपाठियों से मिलने की कोशिश की, पर तवतक भीड़ 
का प्रवाह तेजी से स्टेशन की ओर चल पडा था। किसी तरह फीनिक्स से 
आये हुए हम सभी बच्चे अपनी कतार सभाल पाए और भीड से निकलकर 
रास्ते के किनारे आ गए । स्टेशन पहुचने की सवको वडी जल्दी थी । इस- 
लिए छोग दौडन्से रहे थे । मैरित्सवर्ग से ट्रेन आने का समय हो गया था। 
उसमे पज्य कस्त्रवा आनेवाली थी। उनको लिवाने वापूजी स्वय मरित्सवर्ग 
गये थे। कंलनवंक भी बापू के साथ थे । 


हमारे स्टेशन पर पहुचने के पहले ही ट्रेन आ चुकी थी । बडी मुश्किल 
से भीड के पीछे, रास्ते के एक किनारे खडे-खडे हमारी मडली बा-वाप के 
दर्शन कर पाई। स्टेशन के ऊचे चबतरें पर एक ओर वापजी और श्री 
कालनवैक खडे थे, उनके सामने कस्त्रवा, मेरी माता, मेरी चाची और 
जयाकुवर वहन' खडी थी । श्रीमती पोलक और दूसरे दो-तीन अग्रेज सज्जन 
पूज्य वा का अभिवादन कर रहे थे। कैमरेवाले इस ऐतिहासिक दृश्य को 
स्थायी बनाने की कोशिश में छंगे थे । 


स्टेशन के प्लेटफार्म के नीचे स्वागत के लिए आये हुए भारतीयों 

का मानो सागर उमड़ रहा था । परन्तु वह अपने हपविग को मर्यादा के 

अन्दर रखे हुए था। इतनी भारी भीड होने पर भी कोई व्यक्ति निश्चित पक्ति 
से आगे बढकर वापूजी या वा के पास नही जा रहा था । 


जेल से निकली हुई पूज्य कस्तूरवा की दुवली काया को देखकर 
सव छोग अवाक्‌ रह गए थे। मानो सबके हृदय से एक साथ ठीस उठ 
रही हो ! कस्तूरवा इतनी बदल गई थी कि पहचान मे ही नहीं आ रही थी । 
उनकी वह परिचित साडी ही थी जिससे पता चलता था कि वह म॒त्ति पूज्य 
वा की हैं। उनका गोल-सुडौकू मुख छवा और पतला हो गया था, हाथ पैर- 
को देखकर जान पडता था कि केवल अस्थि-पजर ही खडा हैं। पज्य वाप्‌ 
को जेल से रिहा होने के बाद जब हमने देखा था, तब उनकी सूखी काया 
को देखकर हम स्तमित रह गए थे परल्तु बापू की झश देह फूर्ती और तेज 
से भरी-हुई थी । लेकिन बा की देह तो सूखकर काटे-सी हो गई थी । 


सत्याप्रहियों की प्रथम टोली की रिहाई ३५१ 


, डखन जेल के फाटक से सत्याग्रही लोग बाहर आये उस समय जो 
हुई वातावरण में आ गया था वह डरने स्टेशन पर नही रहा। बा-बापू 
के दर्शन से छोगो के चित्त पर गभीरता छा गई। 


वानवाप्‌ का स्वागत किस प्रकार किया जाय, जनता अपने हृदय की 
भावनाओं को कैसे प्रकट करे, इस बात का निर्णय नहीं हो रहा था । गोखले- 
जी महाराज के आगमन के समय जिस प्रकार उतकी वस्धी के घोडो 
को अरूग करके उत्साही युवक खुद गाडी खीचकर ले जाना चाहते थे, 
उसी प्रकार वा-वापू को खुढ़ी गाडी मे विठाकर डरवन के नागरिक उनका 
जलूस निकालना चाहते थे। परत्तु वापूजी ने उनकी वात नही चलने दी। 
दस-पत्द्रह मिनट वाद वा-वापू की घोडा-गाडी धीरे-धीरे सरस्तमजी सेठ 
के घर की जोर चली । पीछे-पीछे हजारो मनुप्य 'हिप-हिप हुरे' भौर 'बन्दें- 
मातरम्‌” के नारे लगाते हुए चलते लगे। 

सेठजी के मकान पर जूस के पहुचने पर पहला काम तसवीर 
लेने का था । फीनिक्स से चले हुए सोलह सत्याग्रहियो के प्रथम जत्ये 
का और वापूजी तथा केलनवेकसाहव का फोटो लिया गया। सध्या के समय 
सेठजी के मकान पर छोटी-सी स्वागत-सभा हुई । 


दिनभर सेठजी के मकान पर लोग आते-जाते रहे । सब मित्र आपस 
में मिलते-जुलते मे मस्त थे, परन्तु इस सारे आनन्द के पीछे मद पर बोझ 
का जो अभाव चाहिए, वह वहा वही था । छोटे-वडे सभी के चित्त में इस 
बात का भार था कि यह मिला-भेटी दो-चार दिन की ही है । शीघ्र 
ही सबको पुत्र जेल जाना है| स्मट्स सरकार से अभी और भी भीपण 
मोरचा लेता है । व्याख्यानों मे और आपसी चर्चाओं में यह वात दोहराई 
जा रही थी कि स्मट्स से जो कमीशन वैठाया हैँ वह हमारे लिए असम्मान- 
पूर्ण है, उसका जोरों से बहिष्कार करना चाहिए, एक भी भारतीय 
को इस माया-जारू में नही फसना चाहिए। 


सत्याग्रहियो में जो छोटे थे उनका मन सेठजी के यहा होनेवाडीजआात 
चीत और सत्कार-समारम्भ मे जम नही रहा था। सघ्या की ट्रेद से सवको 
फीनिक्स जाना था, इसलिए वे छोग डरवन नंगर में अपने मित्रों और 
सवधियो आदि से मिलने के लिए व्याकुछ थे। में भी अपने उन सह- 
पाठियों के साथ नई-नई जगह देखने के लिए उत्सुक था। जिनके भी घर 
हम जाते थे, बडे उत्साह से हमारे जेलन्यात्री सहपाठियों का स्वागत 
होता था । मीठा मुह करने को भी कुछ-त-कुछ मिल जाता था और साथ- 
ही-साथ सभी जान-पहचानवाले अगली जेलयात्रा के लिए भी हमारे 


३५२ जीवन-प्रभात 


सहपाठियों के प्रति शुभकामनाए प्रदर्शित करते थे । 


डरबन शहर के घने और अन्दर के मोहल्लो को मेने उस दिन प्रथम 
वार देखा । शहर में भोरे लोगो के रहने का जो विभाग था उसमे और 
भारतीय लोगो के रहने के विभाग में जमीन-आसमान का अन्तर था। 
गोरी नगरी बहुत सुन्दर थी । हर जगह पक्की सडके, उन पर कूडें-कर्कंट 
का नाम नही । सडक के दोनो ओर व्यवस्थित और उज्ज्वल मकानों की 
चित्ताकर्पफ पक्तिया । गोरों का सारा मोहल्छा शात और शोरगुरू 
से मुक्त रहता था । हमारे भारतीय भाई जहा बसते थे वहा की सडके 
अच्छी नहीं थी। कूडा हर जगह नजर आता था । जहा-तहा आदमी 
धूकते नजर आते थे। मकान अव्यवस्थित तो थे ही, गदे भी दीखते थे । 
परन्तु एक वात मेत्ते और देखी । भारतीय मोहल्लो मे रौनक थी, चहल- 
पहल थी । लोग आपस में खुलकर मिलते थे, वाते करते थे और अपनी 
दुकानदारी के काम मे व्यस्त होते हुए भी अपने भाई-बिरादरो का परस्पर 
सम्मान करते थे। वातावरण में जीवन और उत्साह की झलक थी, जब कि 
उन हवेत पथो पर से, जहा केवल गोरे छोगो के बसने की ही व्यवस्था 
थी, गुजरते हुए मन में यह सवाल उठता था कि इन गोरो को इस तरह 
अकेलेपन मे जाने क्या आनन्द आता होगा | न इनके मोहल्लो मे कही 
चहल-पहल है, न कही आदमियो की मिला-भेटी नजर आती है, न कही 
उत्साह और उम्रग की बहार दीख पडती है । 

इवेत वर्ण प्रजा और अइवेत वर्ण प्रजा के वीच स्वभाव का, जीवन के 
आनन्द का जो भेद है उसका सही विश्लेपण में उस समय अपनी बाल- 
वृद्धि से नहीं कर पाया, परल्तु दोनो वस्तियो में घूमने से मेरे चित्त पर 
जो प्रभाव पडा वह स्थायी हो गया । मुझे निश्चित रूप से याद है 
कि गोरी बस्ती अपनी हिन्दुस्तानी बस्ती के मुकावले मे मुझे उदास मालूम 
दी थी। वहा पर सूना ओर. स्वार्थपटु वातावरण अरुचिकर जान 
पडता था । 


६९: 
या को बीमारी ओर बापू हारा अनन्य सेवा 


मैरित्सवर्ग जेल मे अपने शरीर की समस्त मास-मज्जा को दक्षिण अफ्रीकी 
सरकार के नाम वक्ति चढाकर जव पूज्य वा फीनिक्स लौटी तो उन्हे रोग- 


वा की दीमारी और वापू द्वारा अनन्य सेवा १५३ 


शब्या पर पड जाना पडा । उनकी वीमारी लगातार गभीर होती गई और 
फीनिक्स में स्चत्र चिन्ता छा गई। वा की इस समय की जेल की दुर्बलता 
के सबंध में बापूजी ने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास' में निम्न 
पक्तिया लिखी हें 


“स्त्रियों की बहादुरी की क्या कहे । सबको नेटाल की राजधानी 
मेरित्सवर्ग में रखा गया । यहा पर उनको काफी दुख दिया गया। खुराक 
में उतकी कुछ भी सभाल नही रखी गई | मजदूरी के लिए उनको धोवी का 
काम दिया गया । करीब अन्त तक बाहर से खुराक देने की सख्त मनाही 
रही । एक वहन को निश्चित आहार लेने का ब्रत था। बडी मसीवत से 
उसको वह खुराक देने का निश्चय किया गया । परन्तु वह इतना खराब 
था कि मुह में नही दिया जा सकता था । जैतन के तेल की अनिवार्य 
आवश्यकता थी | प्रथम तो वह मिला ही नहीं । फिर मिला तो पुराना 
और कड आ। अपने सर्च से भगाने की विनती की गई तो उत्तर दिया गया 
कि यह कोई होटल नही हैँ । जो मिलेगा सो खाना होगा । यह वहन जब 
जेल से तिकली तव केवछ ककाल वन गई थी, महाप्रयास से वह वची ।” 

पहले बताया जा चुका हैं कि फीनिक्स में कोई वैद्य-डाक्टर नहीं था, 
बाहर से कभी किसी को बुलाया नही जाता था । किन्तु एक दिन वा 
की अवस्था बहुत ही चिन्ताजनक हो गई | तव मगनकाका और देवदास- 
काका सध्य-रात्रि को फीनिक्स स्टेशन गए और उन्होने डरवन' को टेलीफोन 
करके डाक्टर से आने की विनती की । 


डाक्टर तुरन्त आये, परन्तु उन्होने वा की क्या चिकित्सा की, वा ने 
डाक्टरी दवा ली या नहीं ओर डाक्टरी उपाय से उनको क्या लाभ 
हुआ, इसकी जानकारी न मुझे तव हुई, न आज है । कुछ ऐसा याद है कि उन 
दिनो वापूजी फीनिक्स में अनुपस्थित थे और नत्याग्रह आन्दोलन के सम्बंध 
में वातचीत करने के लिए ट्रासवाल गए हुए थे। आठ-दस दिन तक पूज्य वा की 
अन्तिम घडिया प्रतीत होती रही और फीनिक्स का वातावरण वहुत गभीर 
रहा। फिर मृत्यु का खतरा कुछ कम हुआ, परन्तु वीमारी महीनों तक बहुत 
नाजुक वनी रही। इस अवसर पर देश का, सत्याग्रह का, आश्रम का तथा 
सरकार के साथ समझौते की वातचीत का काम करते हुए भी बापूजी ने 
अहनिश वा की सेवा किसी परिचारिका से भी वढकर की । 


भारत में आने के वाद, विशेपत्‌ नमक-सत्याग्रह के बाद, वापूजी 
के सैकडो हजारों चित्र लिये गए है । पिछले दिनो मे त्ती कैमरावाले उनके 
पीछे-पीछे हर समय रहा करते थे । उब सफल चित्रों में से वापूजी का एक 


इ्प४ जीवन-प्रभात 


ऐसा चित भी प्रकाशित हुआ है, जिसमें वा बापूजी की चरण-सेवा कर 
रही हूँ और वापूजी स्टूल पर वैठे किसी विचार में लीन हें । पास में ही 
सरदार श्री वल्लभभाई पटेल आते हुए दीस रहे है । जब यह चित्र 
बापूजी ने देखा तब तो वहु खिलखिलाकर हँस पडे और चित्र लेनेवाले 
को उलहना देते हुए बोले, “वा मेरी सेवा करती हैँ इसका तो प्रदर्शन 
तुमने चित्र के द्वारा कर दिया, परन्तु मेने वा की सेवा की है उसका प्रसंग 
तुमने कैमरे से नही पका 

बापूजी ने वा की सेवा करते समय बहुत ऊची साधना को 
अपनाया था। 

मेरी माताजी अपना सारा समय वा की शुश्रूपा में उनकी चारपाई 
के पास ही विताती थी और हरएक छोटा-मोटा काम करने का आग्रह 
रखती थी। परन्तु जब वापूजी वहा मौजूद रहते थे तव वह उनकी एक 

नहीं चलते देते थे। उनके हाथ मे काम ले छेते थे और कहते थे, “मुझे 

ही यह करने दो। वा को सतोप कैसे दिया जाय, इसका पता मुझे ज्यादा 
हूँ। इस समय तो मेने फुरमत निकाल छी है। जब में इस काम के लिए 
पहुच वे सकू तब तुम करना ।” 

बापूजी दिनभर में अनेक वार थूकदानो और मलमूत्र के पात्र उठाकर 
वा के कमरे से वाहर आते थे और खेत मे बाकायदा मैछा भादि दबाकर 
तथा मल-पात्र को धोकर वापस वा के पास छे जाते थे। उस सफाई के काम 
में सहायता देते के लिए यदि मेरे पिताजी, मगनकाका, रावजीभाई या 
ओर कोई आगे वढता तो बापूजी उन्हे रोक देते थे और स्वय ही वह काम 
पूरा करते | इसी प्रकार रसोईघर में भी वा के लिए पीने का पानी गरम 
करना हो या चूल्हे का और कोई काम हो तो वापूजी अपने हाथो से ही करते । 

पानी में जरा-सा कूडा दीखे जाय, वरतनों पर कही कालोच या 
चिकनाई का अश हो या और कोई थोडी-सी भी गफलत हुई हो तो 
वापूजी दुवारा उसकी सफाई वडी सावधानी से स्वय करते थे और ऐसे 
छोटे प्रमाद के कारणवा का जी जरा भी न दुखें, इसका पुरा खयाल 
रखते थे । 

वापूजी सारा समय वा की चारपाई के पास खडे रहते थे । कुर्सी 
या स्टूल डारकर बेठे हो, उनके मुख पर थकावट या उदासी दीख पडती 
हो, ऐसा प्रसग मुझे याद नही । 

वा की बीमारी इतनी गभीर होने पर भी उनके लिए वापूजी के 
उस मकान में अकुग कमरा नहीं था। जिस वडे ख़ड़ में हम सन लछोग 


या की चीमारी ओर बापू द्वारा अनन्य सेवा श्पप्‌ 


एक साथ वेठकर भोजन करते थे उसी कमरे के एक सिरे पर, उत्तर 
दिशा में, पर्दा डाठकर आड़ कर ली गई थी। चारपाई या तस्त भी वहा पर 
नहीं था । पढाई के समय बच्चों के बेठनें के लिए जो दो-तीन बेचें थी उन्हें 
इकट्ठा रखकर तस्त बना लिया गया था और उसपर बा का विस्तर था। 
जब हम लोग भोजन के लिए बैठने थे तव जरा भी बातचीत नहीं करते थे, 
ताकि वा के आराम में बाबा न हो । किसी के हाथ से यदि कभी बर्तन 
टकरा जाते तो उसपर चारों गोर भे नाराजगी बरसती थी, क्योंकि वा 
की ऊमजोरी इतती बढ गई थी कि उनसे जरा-सी थावाज भी सहन नहीं 
होती थी । 

बालकों को वा के पास जाने से रोका जाता था, परन्तु में कभी- 
कभी देवदासकाका के साथ पर्दे के उस तरफ चला जाता था । देवदास- 
काफा वा के सिरहाने जरा देर रककर बहुत चिंतित और दुखी होकर 
छौटते थे । 

वा की जीवन-चैया इस प्रकार जब जीवन और मरग के बीच 
डोलती रही और वापूजी वा की सेवा मे जुटे रहे, उन्हीं महीनों मे वापूजी 
को राजनतिक काम में भी वहत समय देना पडा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका 
के सत्याग्रह का सप्राम जब गाधी-स्मद्स समसौते का रूप छे रहा था। 

वा की यह प्रथम वीमारी नहीं थी। सन्‌ १९०८ के अन्तिम चरण में 
जबकि सत्याप्रह-सघर्प का ट्रासवाल में आरम्भ ही हुआ था और वापूजी 
दो महीने की जेल की सजा काट रहे थे, उन्होने जेल से वा को पत्र 
लिखा था 

९ नवम्बर, १९०८ 

“तेरी तबियत के बारे में श्री वेस्ट ने आज तार भेजा है। मेरा 
हृदय चूर-चूर हो रहा है । परन्तु तेरी चाकरी करने के लिए आ सकू ऐसी 
स्थिति नहीं है। सत्याग्रह की छडाई में मेने सब-कुछ अपित कर दिया है | 
में वहा आ ही नही सकता । जुर्माना भर दू, तभी आ सकता हू। जुर्माना 
तो हरगिज नहीं दिया जा सकता । तू साहस बनाए रसना । कायदे से 
खाना खाओगी तो ठीक हो जाओगी । फिर भी मेरे नसीब से तू जायगी ही, 
ऐसा होगा तो में तुझकों इनना ही लिखता हू कि तू वियोग मे, पर मेरे 
जीतें-जी, चल वसेंगी तो बुरी बात न होगी । मेरा स्नेह तुझ पर इतना हैं 
कि मरने पर भी तू मेरे मत में जीवित ही रहेगी | यह में तुझको निश्चय- 
पूर्वक कहता हू कि अगर तेरा जाना ही होगा तो तेरे पीछे में दूसरी स्त्री 
करनेवाला नही हू । यह मेने तुझे दो-एक वार कहा भी है। तू ईइवर पर 


३५६ जोवन-यभात 


आस्था रखकर प्राण छोडना। तू मरेगी तो वह भी सत्याग्रह के अनुकूछ 
हैं। मेरी लडाई केवल राजकीय नहीं है। यह लडाई धामिक है, बर्धात्‌ 
चत्ति स्वच्छ है । इसमे मर जाय तो भी क्‍या और जीवित रहे तो भी 
क्या ? तू भी ऐसा ही जानकर अपने मत में जरा भी वुरा नही मानेगी, 
ऐसी मुझे उम्मीद है । तुझसे यह मेरी माग है।” 

ईब्वर-कृपा से सन्‌ १९०८ में वा रोगमुक्त हो गईं । 

बापू के लिए वा भी कितनी व्यथित थी, इसका पता नीचे की बात 
से चलता हैं 


“सत्‌ १९०८ मे वापू की प्रथम बार की गिरफ्तारी का समाचार 
जब फीनिक्स पहुचा तब वापू की सबसे बडी पृत्रवव--श्री हरिलार 
गांधी को पत्ती--के सीमतोन्नयत-सस्कार का घरेल उत्सव मनाया जा 
रहा था | पुरुष-वर्ग का भोजन हो चुका था और महिलाओ की पक्ति 
वेठ रही थी। उसी समय वापूजी के पकडे जाने का तार आया । 
भोजन के लिए दूवपाक विशेष रूप से बना था, जो वा को अत्यन्त 
प्रिय था । भोजन चलता रहा परन्तु वा का जी उचट गया। भोजन 
समाप्त होने तक एक अगुली भी उन्होने उसमे नहीं लगाई । और 
उसी समय मन-ही-मन सकत्प करके दूध का सर्वेथा त्याग कर दिया। 
चाय भी विना दूव के ही लेने छगी । वापूजी के रिहा होने तक उन्होने 
यह छत निभाया । जब स्वास्थ्य के लिए उनसे दूव लेने का आग्रह किया 
गया तो उन्होने कहा कि जेल जाने वाले को घी-दूध नहीं मिलता तो मे 
कैसे ले सकती हू ? 

“यही नही, वाने और आहार भी छोड़ दिया। दिनो तक केवल 
मक्का के नमकीन दलिये पर ही निर्वाह किया । बहुत कह-सुन कर 
थोडी डबलरोटी लेने पर उनको राजी किया जा सका, पर वह भी 
उन्होने रुपती ही ली | फलत उनका स्वास्थ्य एकदम गिर गया। जब बापू 
घर आये तव उन्होने वा के इन नियमो को छुडवाया ।” 

यह हुई वा की सन्‌ १९०८ की बीमारी की बात | उस वीमारी 
के मुकाबर् सन्‌ १९१४ की बीमारी कही अधिक कठिन और भयावह 
थी। मेरी माताजी के एक पत्र से उतकी इस बीमारी का कारण और 
पूरा स्वरूप समझ में आा जायगा । 


वा की बीमारी और बापू द्वारा अनन्य सेवा उप्७छ 


सेवाग्राम, ता १७-१२-४७ 
भ्च्ति प्रभु, 
“तुम्हारे पत्र का उत्तर तुम्हारे पिताजी ने कल दिया है, पर मेने 
उसे देखा नहीं, इसलिए अपने विचार इस पत्र मे लिख रही ह । 


/ पहलेतो कानून (दक्षिण ठफ्रीका में हिन्द-मुस्लिम विवाह को 
गर-कानूनी घोषित करने वाले) का जिक्र होता रहा और उसके कारण 
वारबार यह चर्चा वी जाने छंगी कि यदि साहस हो तो” बहनों को भी 
जेल जाना चाहिए। इसी भ्रकार की चर्चा प्‌ बाप ने जोहान्सवर्ग से 
छौटकर पहलेपू० वा में और बाद में हम लोगो से की, ऐसा मुझे स्मरण है। 
पृ० था को जेल मेपने के लिए पृ० वापू का विचार शिथिल था, क्योकि 
उस समय वा का स्वास्थ्य विल्कुल कमजार था । उनको अत्यार्तव का रोग 
था, इसलिए उनका घरीर क्षीण हो गया था। दूसरा कारण यह था कि पू० 
बापू के सात दिन के प्रथम उपवास के समय पू० वा ने भी साढे चार महीने 
के छिए दिन में एक ही वार भोजन का व्रत कर रखा था । सार यह कि 
प्‌०वा के स्वास्थ्य और उनके आहार के नियम आदि को देखते हुए उनको 
जेल भेजने का दस्साहस वापूजी कैसे फर सकते थे ? इसलिए दलील दे दे 
कर पृ०वापू ने वा को जेल जाने के लिए तैयार किया था, यह मेरी जानकारी 
से वाहर की वात है। मुझे जहा तक पता है वा स्वय ही अपनी इच्छा से जेल 
जाने के लिए तैयार हुई यी। जब व्यपूजी ने उससे अपने गरीर की निर्वलता 
का विचार करने को कहा तव वा ने तीत्र होकर जगव दिया था कि ये 
सव बद्रुएँ जा सकेगी और में न जा सकूगी ? काझी (लेखक की माता) तो 
मुझसे कमजोर है। जब वह जेल के कप्ट वर्दाव्त करेगी तो में क्यो न 
क्ल्मी ? वा के इस प्रकार आप्रह करने पर वापू उनको जेल भेजने के लिए 
सहमत ठ 

“जेल जाने से पहले अनेक वार जेल के सम्बन्ध में चर्चाए होती ही 
रही थी, इसलिए निश्चय से बताना कि वा-वापू के बीच यही बान हुई, 
कठिन हैँ । पर तथ्य की वात यह है कि पू० वा के स्वास्थ्य के कारण ही पु० 
बापू को उन्हें छडाई के छिए तैयार करने वी हिम्मत नही हो रही थी। जब 
वा ने लठाई में जाने का निश्चय कर ही छिया तव पु० बापूजी ने उनको 
जेल के कप्टो को उठाने के लिए तैयार किया | एक वार वा ने पूछा कि 
जेल में अगर खाने के लिए फल न मिलें तो ? पू० बापू ने कहा कि फठाहार 
न दिया जाय तवतक अनशन करना, किन्तु फलाहार के ब्नत का आग्रह 
मत छोडना । ऐसा करने में यदि मृत्यु हो जाय तो भले ! और सचमुच वा 


२५८ जीवन-प्रभात 


को जेल में तीन-चार उपवास करने भी पडे थे। इसके बाद मेरित्सवर्ग की 
जेल मे जो फलाहार वा को दिया गया वह बहुत कम मात्रा मे और असतोष- 
प्रद था। इसका परिणाम' यह हुआ कि तीन महीने का कारावास कर जब 
पु० वा जेल से निकली तव सख्त बीमार पड गईं और पू० बापूजी ने भी तव 
उनकी आइचयेजनक सेवा की । यह बात तो इनको याद होगी ही । 
शुभेच्छुक मा के आशीर्वाद ।” 
मेरे पिताजी ने उसी पत्र में लिखा था 
“वा का लिखा हुआ ठीक जान पडता है । 
पिता के आशीर्वाद ।” 
मेरी माताजी ने ऊपर वाले पत्र में जो लिखा है उसके अतिरिक्त 
मैरित्सवर्ग जेल के अनुभव सुनाते हुए उन्होने मुझे वताया 
“जब हम लोग मैरित्सवर्ग जेल मे थे और बापू को एक वर्ष की कैद 
की सजा होने की खबर आई तव वा को बहुत घबराहट होने छगी । उनकी 
आखो से आसू वह चले । रोके रुके ही नहीं। उनके मन में भय बैठ गया 
कि इतनी लम्बी सजा से बापू फिर छौट भी पायगे या नही ? वापूजी उनसे 
पहले रिहा हो गए, इस वात का पता तो उन्हे तव चला जब जेल से बाहर 
आने पर उन्होने वापू को फाटक पर देखा । 
“एक तो बा का आधा उपवास रहता था, ऊपर से बापू की भारी 


चिन्ता । इस कारण वह सूखने छगी । नतीजा यह हुआ कि उत्का शरीर 
हड्डी का ढाचा मात्र रह गया । 


“अपनी ऐसी विपदा मे भी वा हम छोगो को नित्य ढाढ्स दिलाती 
रहती थी। जेल का साना हमारे लिए एक बडी आफत-सा था। परच्तु 
जब हम भोजन कर चुकती थी तो वह हमे सन्तोष के शब्द सुनाती थी कि 
चलो, सकट के दिनो में से एक दिन कम हुआ | हम लोगो को जेल के कपडे 
सीने का काम मिला था | हमारे काम मे भी वह हाथ बटाती थी और 


203 का काम पूरा करवाती थी । फुरसत के समय में सबको 
भजन-कीर्तन मे छूगाये रखती थी ।” 


विद्वान न होने पर भी वा की महत्ता वायूजी के समान ही थी। वा 
की आत्मा उतनी ही ऊची थी। उन दोनो के वीच की आपस की श्रद्धा, 
प्रस्परसेवा करने की उमय और एक दूसरे के लिए त्याग करने की अगाघ 
निष्ठा अदभुत थी । 


वा और बापू के बीच इतनी घनिष्ठता होने पर भी देशसवा 


दा को वोमारी और बापू हारा अनन्य सेवा इेप९ 


का काम आने पर बापूजी कंसी दृढ़ता से अपने कर्त्तव्य और वर्म का 
पालने करते थे इसका एक रोमाचकारी प्रसंग श्री रावजीभाई पटेल ने 
अपनी पुस्तक गावीजीनी साधना में दिया है। ट्रासवाल की राजवादी प्रिटो- 
रिया में सरकार के साथ सत्याग्रह-सम्राम को समाप्त करने के सर्प में 
प्रायमिक समझौता हो रहा था| दोनी ओर से मौखिक बातचीत में अपनी 
शर्तें बताई गई थी। कच्चा मसविदा भी बन गय्ग । सिर्फ वाकायदा पत्र का 
आदान-प्रदान वाकी रह गया था। इस बीच फीनिक्स से तार पहुचा-- 
“कस्तूरवा बहुत वीमार हैं और उनकी हालत बडी खतरनाक हो गई है। 
आप तुरन्त आवे ।” वापूजी ने यह तार मि० एड्रयूज को वताया। एड्रयूज 
साहव ने पटते ही कहा,/हमें इसी समय यहा से फीनिक्स चल देना चाहिए।” 
बापू ने उत्तर दिया, 'यह कैसे हो सकता है ” जहा कौम के छिए 
समझौते की वात चल रही है और चौवीस घटे के भीतर पत्रो का आदान- 
प्रदान हो जाने की उम्मीद है, वहा किसी भी कारणवश्ञ मुझे यहा से चले 
जाने का और सारी हिन्दी कौम के लिए होने वाले ममझौते को खटाई में 
डाल देने का खतरा उठाने का क्या अधिकार हैं ? में अपना कर्त्तव्य छोड 
कर यदि एक दिन पहले पहुच जाऊंगा तो वह वच जायगी, इसका भी क्या 
भरोसा ? जिस काम को हाथ में लिया हैं उसे पूरी तौर से निपटाकर ही 
यहा से हटा जाय, इसके सिवा और कुछ हो ही नही सकता ? ” 
बापूजी के इस निब्चय को देखकर मि० एड्रयूज बडी चिता में पड गए 
और उन्होने टेलीफोन पर जनरल स्मट्स से फीनिक्स से आये हुए तार 
का जिक्र किया | जनरलू रल ने कहा, मि० गाधी अवश्य जा सकते है । हमारा 
समझौता अब निश्चित हूँ । 
मि० एट्रचज ने वापू का सकल्प बताते हुए उनसे कहा,“याम तो होने 
पर हूँ, फिर भी में गाधीजी का पत्र आपके पास ले आऊ और आप अपना 
पत्र तैयार करके तुरन्त मुझे दे दे तो अच्छा | 
कार्य भार में अत्यधिक व्यस्त होने पर भी जनरल स्मट्स ने इसे स्वीकार 
कर लिया और तुरन्त सरकार की ओर से पत्र लिख दिया। रात को ट्रेन 
एड़यूज साहव बापू को साथ लेकर फीनिक्स के छिए चल पड़े । 
वापूजी फीनिक्स पहुचे तव कस्तूखा की अन्तिम घडिया मालूम हो 
रही थी। डाक्टर का सहारा लेने की वात वापूजी ने त्याग दी। बपने 
ढग से ही चिकित्सा आरम्म कर दी गौर वा खतरे से पार हो गई 
स्मटस-गाघी समझौते के वाद पार्लामेंट की बैठक के समय बापू को 
कैपटाउन जाना पडा था। तबतक वा की बीमारी चल रही थी, इसलिए 


३६० जीवन-प्रभात 


बापू उन्हे अपने साथ ही लिवा ले गए । वहा पर वा की स्थिति फिर नाजुक 
हो गई। वा के साथ ही केपटाउन जाने के लिए देवदासकाका भी व्याकुछ 
थ, परल्तु बापू ने उनको फोनिक्स मे ही रखा और आश्रम के कार्यत्रम में 
ढील न करने का आग्रह किया, वापू केपटाउन से पत्रो द्वारा उतको साहस 
दिलाते रहें। उनमे से एक पत्र निम्न प्रकार हैं 
फागण सुद ९,१९७०, ई० स० १९१४ 
चि० देवदास, 


तुम अपने अक्षर सुधारना। वा का स्वास्थ्य तो बहुत विगड गया 
हैं। वह और में भी मानता हू कि डाक्टरी दवाई का बहुत अनिष्ट असर 
हुआ है। उसने ही इच्छा की थी कि डाक्टरी दवाई की जाय । दो या 
तीन गिलसिया पीने के वाद वीमारी सख्त हो गई । अब कुछ खाया 
नही जा सकता। अन्त मे मौत आ जाय तो भी हम सबने तो मौत से न डरने 
का निश्चय किया है। इसलिए चिन्ता करने की कोई वात नही है। शरीर 
तो गिरने वाला है ही और फिर अपने गिरने के दित ही वह गिरता है । 
और उसी के अनुसार हमे उपाय सूझते है । फिर आत्मा तो अमर हैं। अब 
शरीर की ऐसी स्थिति जानकर हमें साधुता और उदासीनता को अपनाना 
चाहिए। साधुता का मतलब स्थूल वैराग्य अथवा जगत में भटकने के 
लिए निकल पडना, यह नहीं है। यहा उसका शुद्ध अर्थ अपने चारित्र्य 
के सवध में हैं। उदासीनता का मतरूब रज-शोक नही, किन्तु विपयो के 
प्रति अरुचि और ससार के वारे मे निर्मोहीपन है । वा की बीमारी में तुम 
सब यह सीखो, वही उनके प्रति तुम्हारा सच्चा भक्तिभाव माना जायगा। 


“जापू के आशीर्वाद । 
४३ ७० ; 
“प्रतिज्ञा नहीं टूट सकती” 


चौमासे मे कभी पानी का, कभी खाली बादलों का, कभी तेज घूप 
का और कभी धूप और पानी दोनो का एकसाथ जोर बढता है, कभी घटता 
हैं । उस अवधि में ऋतु का निश्चित रूप कोई बता ही नही सकता । बापूजी 
और फीनिक्सवासियो के छूट आने के वाद सत्याग्रह-आदोलन की भी यही 
हालत कई सप्ताह तक या यो कहिये, तीन-चार महीने तक, चलती रही । 
युद्ध-विराम होने से पहले बहुत दिन असमजस से बीते । 


“प्रतिज्ञा नहीं टूट सकती” ३६१ 


वापूजी, श्री पोलक और श्री केछनवैक की रिहाई के बाद सरकार 
न और किसी को मियाद से पहले रिहा नही किया । स्मट्ससाहव ने अपने 
कमीशन में वापूजी की माग के अनुसार अपनी ही पार्लामेंट के सदस्य 
मि० श्राइनर को भी जामिल करने से इन्कार कर दिया। इस कारण से 
सत्याग्रहियो के दिल में यही बात जोर पकड रही थी कि अभी दक्षिण 
अफ्रीका की सरकार और गोरो के हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ है और 
निहचय ही सत्याग्रह की छडाई और भी जोरों से छडनी पडेगी । 

इस बीच खबर फैल गई कि गोखलेजी महाराज ने नए साल के दिन 
डरखबन से होने वाला विराट कूच स्थग्रित करके कमीशन का काम पूरा 
होने तक उसे भछी भाति सहयोग देने का सन्देश वापूजी के पास भेजा है । 

दो-तीन दिन वाद ही यह खबर आई कि उस समय के हिन्दुस्तान के 
वाइसराय लार्ड हा्डिज ने मपने प्रतिनिधि के रूप में मध्यप्रदेश के गवर्भर 
श्री बेजामिन को भारत से अफ्रीका भेजा है और वह ऐसी युद्ध-नौका मे जा 
रहे है जो नौ दित में ही वम्बई से डरवन पहुच जायगी। 

एक और भी वात सुनने में आई कि हिन्दुस्तान के बडे-व्डे छोग 
बापूजी पर नाराज हो रहे हें और तार-पर-तार दे रहे है कि अब 
सत्याग्रह छोडकर छाई हाडिज की भऊमनसाहत पर भरोसा किया जाय 
और कमीशन का वहिप्कार करके अपने हाथ अपने पैरो कुल्हाडी न 
मारी जाय, अन्यथा ऐसी नौवत आयेगी कि हिन्दुस्तान के वाइसराय की 
सहायता मिलती बन्द हो जायगी गौर हिन्दुस्तान से पैसे की मदद भेजने 
वालो को भी अपना हाथ रोक देना पडेगा। परन्तु बापूजी ने कुछ ऐसा 
मत्र पढ़ा रखा था कि इन चेतावनियों का असर सत्याग्रहियो पर उलटा 
ही पडा। उनकी नसो में खुन और भी जोरो से दौडने लगा और उन्तका 
सकलल्‍प मजबूत हो गया। फीनिक्स के जेलयात्री विद्यार्थी आपस में तरह- 
तरह की चर्चा करते रहे । 

गोखलेजी का तार इस प्रकार था “कमीशन को स्वीकार न करके 
नए वर्ष के दिन से दूसरा कूच आरम्भ करने के समाचार से मुझे भारी 
दुख हुआ है। तुम्हारे इस ति*्चय से मेरी और वाइसराय लाडे हाडिज की 
परिस्थिति बहुत ही विकट हो गई है । यूनियत सरकार तुम्हारे प्रब्नो का 
निवटारा करेगी ही, ऐसा पूरा विज्वास रखकर कमीशन को स्वीकार करो । 
उसके लिए आवश्यक गवाहियाँ दो और कूच बन्द रखो ।” 

गोखलेजी के इस तार से दक्षिण अफ्रीका के भारतीय असमजस मेँ 
पड गए । सत्याग्रह मे वापूजी; को योग देनेवाले बडे-वडे चागरिकों मौर 


१६२ जीवन-प्रभात 


समझदार पुरुषों ने वापूजी से कहा भी कि गोखलेजी के दिल को दुखाना 
ठीक नही हैँ । जब पूरा विश्वास दिलाया जा रहा हैँ कि कमीशन हमारे 
अनुकूछ सिफारिश करेगा, बडो का कहना क्यो न मान लिया जाय ? 


परन्तु वापूजी ने जरा भी विचलित हुए बिना अपने सगी-साथियो को 
उतर दिया, यदि सम्राट महोदय खुद आकर भी भरोसा दिलाये कि इस 
कमीशन को स्वीकार करने पर तुमको म॑ हिन्दुस्ताव का स्व॒राज्य दे दूगा 
तो भी में कह्ृगा कि ऐसा निर्वीय और अपमानजनक स्वराज्य मुझे नही 
चाहिए। भारत को अपमानित करके और अपना सिर नीचा कर जिस 
स्वराज्य को मे प्राप्त कलगा वह कैसा होगा ? और वह कितने दिन टिकेगा ? 
भारत का स्वाभिमान प्रथम वात है । फिर स्वराज्य अपने-आप स्व-मान के 
पीछे-पीछे रेगता हुआ चला आयगा ।” 


अपने साथियों को अपना दृढ़ सकल्प सुनाकर वापूजी ने गोखलेजी 
को निम्न तार भेजा 


“आपका दुख समझ सकता हू । चाहे कितना भी छोडना पढे, 
छोडकर भी आपकी सलाह का सम्मान करने की मेरी इच्छा रहेगी ही । 
लार्ड हाडिज ने जो सहायता दी है वह अमृल्य है। उनकी सहायता अन्त 
तक मिलती रहे, यह मे भी चाहता ह । परन्तु हमारी परिस्थिति को आप 
समझने यह मेरी आपसे विनती है । इसमे हजारो मनुष्यो की प्रतिज्ञा का प्रइन 
समाया हुआ है। प्रतिज्ञा विशुद्ध है। इस सारी छडाई की रचना प्रतिज्ञा 
के ऊपर निर्मित हुई है । यदि प्रतिज्ञा का वधन न होता तो हम लोगो मे से 
कइयो का आज पतन हो गया होता । हजारो व्यक्तियों की प्रतिज्ञा पर 
यदि पाती फेर दिया जायगा तो फिर नीति-बधन जैसी कोई वात रहेगी ही 
नही । प्रतिज्ञा करते समय लोगो ने पूर्ण विचार किया था | उसमें कुछ 
भी अनीति तो हैं ही नहीं। वहिप्कार की प्रतिज्ञा लेने का कौम को 
अधिकार है ही । ऐसी प्रतिज्ञा किसी भी व्यक्ति के निमित्त नही टूटनी 
चाहिए और चाहे कितना ही खतरा उठाना पडे तो भी उसका पालन 
करना ही चाहिए, यह सलाह आप भी दे, ऐसा में चाहता हु । यह तार लार्ड 
हाडिज को वताइयेगा । आपकी स्थिति विकट ने हो, यह मेरी इच्छा है । 
हम लोग ईश्वर को साक्षी रखकर, उसकी सहायता पर निर्भर रहकर 
लड़ाई शुरू कर रहे हे। हम बुजुर्गों की सहायता चाहते हे और उसकी 
यावना करते हे । उसके मिलने पर हमे आनन्द होता है। परन्तु यह सहायता 
मिले या न मिले, प्रतिज्ञा का वन्धन टूटना नहीं चाहिए। मेरा यह नम्न 
अभिप्राय है। इसके पालन में में आपका सहारा ौर आशीर्वाद चाहता हु ।” 


“प्रतिन्ना नहीं टूट सकती” ३२६३ 


इस प्रकार भारत के स्वाभिमान को बनाये रखने बौर प्रतिन्रा के पालन 
के लिए बापूजी अपनी वात पर डटे रहे | गोखलेजी और वाइसराय अप्रसन्न 
भी हुए, फिर भी उत् दोनों से सहायता मिलती ही रही । उधर स्मद्स- 
साहव भी बापूजी की आन को भाप गए और कडककर बोलने के बदले 
विनय से बोलने छूगे । फिर क्या था ? जंसे ही बापूजी ने स्मट्स साहब 
आदि के हृदय में थोठा-सा परिवर्तन देखा, वह समान भूमिका पर युद्ध- 
विराम के लिए तत्पर हो गए 


गोखलेजी के जादेश पर वापूजी ने जिस कूच को स्थगित करना 
स्वीकार नही किया, उसे वाद में मनुप्यता और नीति की दृष्टि से स्थगित 
कर दिया । 


वात यह हुई कि जिन रेलवे के हइतालियो ने उस समय देश्ञ भर में 
मपना ऊधम बेहद वढा दिया था उन्होंने वार-बार वापूजी के पास सदेश 
भेजा कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार को अब पूरी तरह मात देने का सुयोग 
आप न चूर्के। हम लोगो की हडताल चल रही है, इसी समय आप भी 
अपनी योजना के अनुसार टन से वडी-से-वडी कूच शुरू कर दीजिये । 
आप लोगों का और हमारा सहयोग हो जायगा तो सरकार को तुरू्त 
झुकना पडेगा। 


उक्त सन्देश रेलवे की हडताल के मजदूरों की ओर से किसने भेजा, 
किन अब्दों में भेजा, इसका मुझे पता नहीं हैं । परन्तु यह ठीक याद है कि 
इस प्रकार की बाते जोरों से चछ रही थी और सरकार के विरुद्ध 
भारतीय तथा गोरे हडतालियो का इकट्ठा वल लगाने को माग बढ 
रही थी। इस माग को सुनकर हम छोग, जो नवयुवक और बालक थे, अधीर 
हो उठे कि वापूजी ऐसा सुन्दर अवसर हाथ से क्यों जाने देते है । रेलवे 
हडतालियों के भाथ मिलने से हमारा जोर वहुत बढ जायगा। 


परन्तु अकस्मात एक दिन फीनिक्स मे खबर आईं कि वापूजी ने 
नए साल के दित डरवन से कूच शुरू करने का सकल्प मुल्तवी कर दिया हैं 
और अब पहली तारीख के बदले जनवरी की दसवी तारीख को मत्याग्रह: 
संग्राम दुवारा छेडा जायगा । कारण यह है कि वापूजी रेलवे हडतालियो 
की अनचित प्रवत्ति को बल प्रदान करना ठीक नही समझते थे। उन्होने 
स्मट्समाहव से कहलवा दिया कि आप जब सकट में घिरे हुए है तव हम 
आपकी दिक्कत को बढाना नहीं चाहतें। आपको रेलवे हडतालवालो 
से समाधान करने के लिए सहलियत रहे, इसलिए हम दस दिन बाद अपनी 
प्रैदल यात्रा आरम्भ करेंगे। 


हे 


इ्द्दढ जीवन-प्रभात 


वापूजी के मन में सत्याग्रह के मूलतत्व की यह वात थीं कि उसपर 
हिंसा की छाया भूठकर भी त पडने दी जाय । रेलवे की हडताल के कारण 
जब चारो ओर घोर हिंसा फैल रही थी तब सत्याग्रह-झादोलन पर जोर देना 
हिंसा को बढावा देने के वरावर होता । वापूजी के आदर्ण से वह विल्कुल 
उलछटी बात थी। उनका आदर्श विरोधी को दवाने का नही, उसके सद्ठिचार 
को जगाने और उसका हृदय-परिवर्त्तत करते का था। इसीलिए उन्होंने 
स्मट्स जैसे घोर विरोधी को भी उसके निजी सकट में सहारा देकर उसको 
तग न करने का धर्म अपनाया। आगे चलकर वापूजी की इस नीति 
ने दक्षिण अफ्रीका के गोरे छोगो का और स्मट्स सरकार का दिल जीत लेने 
में वडा भारी काम किया । 

दस दित के लिए स्थगित किया गया यह कृच पन्द्रह दित के लिए 
दुवारा स्थगित कर दिया गया । इसका कारण भी दक्षिण अफ्रीका की 
पा्मिट की एक भद्र महिला बनी । 


उस महिला का नाम था कुमारी हाव हाउस । उसने दक्षिण अफ्रीका 
में अग्रेज-बोर युद्ध के समय युद्ध-पीडित बच्चों तथा बहनों की स्वुत्य 
सेवा की थी । उसकी सेवापरायणता की स्याति बहुत थी। यद्यपि वापूजी 
उस महिला से परिचित नही थे फिर भी जब उसका तार मिला कि “कृपा 
करके मेरी जैसी एक महिला की विनती पर आप अपनी पैदल-यात्रा 
पद्धह दिन के लिए स्थगित कर दीजिए,” तब वापूजी ने उस विनती को 
स्वीकार किया और अपनी भद्गता का परिचय देकर साबित कर दिया कि 
सत्याग्रह केवल हठ ही नही होता । उसमे पग-पग पर विवेक-वुद्धि से काम 
लेना पडता है । 


७१ : 
दो नये मित्र 


दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की कसोटी जैसे-जैसे अधिक उग्र होती 
गई, वैसे-वैंसे भारत मे बढे-वडे नेताओं की जर जनता की चिन्ता भी बढती 
गई | गोखलेजी, श्री फीरोजगाह मेहता, श्री नटराजन, महात्मा मुन्शी 
रामजी (स्वामी श्रद्धानन्द) और गुरुदेव रवीद्ननाथ ठाकुर जैसे कई 
गण्यमान्य महापुस्षों ने दक्षिण अफ्रीका के इस अपूर्व सत्याग्रह में भरसक 
सहायता पहुचाने के लिए बहनिश् प्रयत्त किया | अनेक नगरो में सभाए 


दो नये मित्र ३६५ 


हुईं, चन्दे किये गए। विद्याथियों के अनेक सघो ने श्रमयज् करके और खाना 
छोडकर बापूजी के सत्याग्रह के लिए पैसे भेजे । 
जगह-जगह होतें वाली इन सभाओ में एक सभा छाहौर में भी हुई। 
उसमे एक ऐसा नह॒दय अग्रेज उजाले में आया, जिसने अपनी कमाई की 
सारी वचत दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रहियो को अन्न आदि पहचाने के लिए 
दे डाली । मनुष्य को परखने वाले और चतुर राजपुरुष गोंखलेजी ने इस 
विशालहदय अग्ेज को ध्यान मे रख छिया और जब बापूजी के साथियों 
में पोलक, कैलनवैक और वेल्ट जेसे गक्तियाली गोरों की भी गिरफ्तारी 
करने में दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने सकोच नहीं किया तब वहा के गोरे 
लोगो को जगाने के लिए तथा वापूजी का काम सभालने के लिए गोखलेजी 
नें उस अग्रेज युवक को दक्षिण अफ्रीका भेजा । चछते समय उत्त अग्रेज ने 
अपने एक दूसरे अग्रेज मित्र श्री पियर्सन को भी अपना सहयात्री बना लिया। 
उस समय कदाचित गोखलेजी को भी कल्पना न होगी कि यह अग्रेज 
यूवक ससार भर के पीछित भारतवासियों के छिए अपना सारा जीवन ही 
प्रदात कर देगा और भविष्य मे दीनवन्बु' के दाम से याद किया जायगा। 
जिन दिनों में जग्नेज को देखते ही भारत के अधिकतर लोगो के दिल में 
बेहद डर पैदा होता था अबवा उतके हृदय में वैर की आय जोरो से 
धवक उठती थी तब एड्रयूजपाहव के प्रति असस्य भारतीयों का हृदय आदर 
भौर भवित से भक जाता था । 


बम्बई से एड्यूजसाहव जब चले थे तवतक के ही दक्षिण अफ्रीका के 
सत्याग्रह के समाचार उन्हें माठम थे। ममुद्रन्यात्रा मे वीस-बाईस दिन 
जो बीत गए, उस अवधि में सत्याग्रह-आदोलन ने कंसी करवट बदली इस 
बात का उन्हें जरा भी अनुभव नही था । डरबन में जब ए ड््य्रूजसाहब जहाज से 
उतरे, उन्होंने स्वागत करने वाली मडछी में लुगी-कुर्ता पहने, हाथ में 
पत॒ली लकडी पकडें, मुंडे हुए सिर वाले एक व्यक्ति को देखा, परल्तु उसे 
कोई मामूली हिन्दू वेरागी समझा । उन्होंने सारी मडली में अपने पूर्व 
परिचित पोलक को देखा और बोले, “अच्छा, आप यहा मिलेग, ऐसी मुझे 
आशा ही नहीं थी । वडा अच्छा हुआ जो आप रिहा हो गए। तब बताइये 
गाधीजी किस जेल मे हैं ? में उनसे कैसे मिल पाऊगा ?” यह सुनकर 
उपस्थित लोगों के मुख पर स्मित छा गई । श्री पोलक ने जब बताया कि 
लगीवाले ही गाधीजी है, तब एड्रय्रजमाहव गदगदू हो गए और उन्होनें 
झककर गाधीजी को प्रणाम किया ) पियसेन साहव ने भी एड्यूजसाहव की 
तरह ही वापूजी के चरणों पर सिर शुकाया और दोनो उसी क्षण से वापूजी 


३६६ जीवन-प्रभात 


को अन॒यायी के समाव वन गए । 

दक्षिण अफ्रीका मे काई गोरा व्यक्ति काले कुली कहे जानेवाले 
भारतीय को इस प्रकार प्रणाम करे, यह वहा के गोरो के लिए बडी 
भयकर वात थी । इसलिए एड्चूजसाहबव के ऐसे वर्ताव पर गोरे अखबार 
विगड गए । सपादकीय स्तभो में एड्य्रूजमाहब और श्री पियर्सेव की 
कडी आलोचना की गई कि एक भारतवासी के पेरो पर इतना 
अधिक झुक कर प्रणाम करके उन्होंने सारी गोरी जाति की प्रतिप्ठा 
पर बुरी तरह कुठाराधात किया हुँ और इस बात का उन्हें प्रायशब्चित्त 
करना चाहिए । परन्तु एड्रयूजसाहव ने अपनी विद्धत्तापू्ण मीमासा और 
सरकारी भाषा द्वारा गोरों को मानवता का पाठ पढाया और वापूजी जैसे 
महान व्यक्ति के सामने हाथ जोडकर प्रणाम करने की विधि का समर्थन 
किया । 

एड्रयूजसाहव जब फीनिक्स पधारे तव फीनिक्स के सब लोग उनके 
स्वागत के लिए स्टेशन पहुचे । रेल से उतरते ही दोनो साहबो ने बडे छोगो 
को हाथ जोड-जोडकर प्रणाम किया और हम जैसे छोटे विद्यार्थियों 
के सिर पर हाथ रख कर आशीर्वाद दिया। हम लोग तो तवतक यही 
जानते थे कि जब कोई गोरा मिले तव हाथ मिलाना चाहिए, किन्तु उन्होने 
तो आते ही हमारी तरह अभिवादन किया, यह देखकर हमें ऐसा मालम 
हुआ कि ये अजनवी अतिथि नही है, अपने घर के ही लोग है । उनसे सट कर 
चलने में, उनका हाथ पकडने में हमे कोई सकोच न रहा ओर स्टेशन से 
आश्रम पहुचने तक हम उन दोनो से बहुत ही घुल-मिल गए। सध्या के समय 
प्रार्थना हो जाने के वाद जब हम लोग बडी मेज के चारो ओर बैठे तो मेज 
के केन्द्र में बैठकर एड्रयूजसाहव ने कहा 

“मे गुरुदेव के पास से आ रहा ह। उनके शातिनिकेतन की वाते जितनी 
वताऊ, कम ही होगी। किन्तु इस समय तो में गुरुदेव का सन्देश ही 
सुनाऊगा । 

यह कहकर एड्रयूजसाहव खडे हो गए और हाथ जोड कर तथा 
आखे अद्धोन्मीलित करके वहुत धीमे स्वर से मत्र का उद्घोप करने लगे 

सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्मानदरूपम्‌ । अमृत यदिभाति शात शिवमद्वतम ।” 

(वही शात है, कल्याणकारी है और अपने जैसा एक ही है, जो सत्य- 
स्वस्प हूं, साक्षात ज्ञान है, अपरिमित है, ब्रह्म के आनन्द की म॒त्ति के 
समान है और अमृतमय है ।) 


इलोक का उच्चारण करते समय उन्हें अपने होठो को जबर्दस्ती 


दो नये मित्र ३६७ 


नीचे-ऊपर.खीचना पडता था और बहुत कठिनाई से वह उच्चारण कर 
पाते थे । इससे हम लोगो को हँसी आती थी, परन्तु उनकी ग्रम्भीर और 
व्यानयुक्त मुख-मुद्रा ने हमे भी गम्भीर बना दिया और हमारे अन्तर में 
पवित्र भाव जगाया। 

मत्रोच्चार के वाद उन्होने जो प्रवचन किया उसका सार यह था 
कि वापू के सनिक वनकर तुम लोग जो सत्याग्रह कर रहे हो इससे गृर- 
देव बहुत प्रभावित हुए है । उन्होंने यह मत्र दिया है कि जो करो वह सत्य 
के लिए, सबकी भलाई के लिए और ईग्वर को सर्देव उपस्थित समझ कर 
करो | ऐसा करने से अन्त में कल्याण ही होगा । 

उस दिन का प्रवचन वहुत छोटा था , क्योंकि उस दिन उनको वापूजी 
के साथ सत्याग्रह के कामयाज की बहुत-सी वाते करनी थी। 

उन दिनों एड्रचूजसाहव दाढी नहीं रखते थे। अपनी मछ भी साफ 
कर देते थे । भारत में उनके दर्शन करने का सयोग मझे अनेक वार मिला 
है। उनके निकट पढने का अवसर भी मुझे मिला है। उनकी सुमवुर वाणी 
सुनने तथा उनके ऋपषितुल्य मुख को देखने से चित्त की तृप्ति ही नहीं होती 
थी। परन्तु उनका जो दुगन मेने फीनिक्स मे पाया वह अनोखा था। 
उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह संग्राम को सफल 
करने में वडा सहायक सिद्ध हुआ । 

पियर्सनसाहव फीोनिक्स में मुश्किल से दो या तीन सप्ताह रहे होगे, 
परल्तु इतने थोडे समय मे ही हमारे वडे घ॒निप्ठ मित्र और स्वजन वन गए 

वह संत्याग्रह-नघर्प का अनुभव लेने के लिए आये थे। फिर भी उत्होर्ने 
फीनिक्स में आते ही अपनी चारी ओर वालू-मडली जमा कर ली | हमें 

लेकर वह वागीचे में पहुचते थे और कही केले के तने और पत्तों की रचना 

का निरीक्षण कराते थे, कही फूलो की विविधता पर ध्यान दिलाते थे और 
फलो को चुन-चुन कर ऐसे भच्न करते रहते थे कि हमे अपनी बुद्धि पर जोर 
देने के लिए विवश हो जाना पडता था। फूल-पत्तों और कीटपतग आदि के 
जीवन और गण-कर्म के बारे में पियर्सनसाहव की बहुत जानकारी थी 
और अपने ज्ञान का लाभ सुबह-भाम वह हमे देते ही रहते थे । 

इनाडा नामक जलरू-प्रपात की, जो हमारे यहा से पाच-छ मील की 
दूरी पर था, सुरम्यता और भव्यता का आनन्द छेने के लिए वर्ष में 
अनेक वार हम लोग वहा जाया करते थे । दिन भर जगल में घूमते थे, 
पानी में तैरते थे, परन्तु वहा जाकर जो हमने कभी नही देखा था वह 
पियर्सनसाहव के साथ जाने पर देखा । प्राय तीन सो फुट की ऊचाई 


३६८ जीवन-प्रभात 


से गिरने वाले पानी को उन्होंने अलग-अलग स्थान से देखा और 
हमे उस सौदे की विविधता बताई । वहा की वृक्ष-राजि में घूमते समय 
नए-नए प्रकार के पौधो को इस तरह देखते थे, मानो किसी मित्र से 
दोस्ती कर रहे हो | उन्होने वहा के पत्थरों को उठा-उठा कर और घुमा- 
फिरा कर देखा और उनमें भी हमे नवीनता का दर्शन कराया । वहा की 
प्राकृतिक ग॒फा के सौदर्य से वह मुग्ध हो उठे । बारीक सुकोमल पत्तियो वाले 
फरन नाम के पौधों की हरियाली, उसके पत्तो की लहरदार तथा कलामय 
लम्बी किनारी और बहुत नाजुक टहनियों की ओर उन्होने हमारी अभि- 
रुचि जगाई । 


एड्रय्रूजसाहवने अपना समय अधिकतर बापूजी के साथ बिताया 
और राजनैतिक गृत्यियो को सुलझाने मे सहायता दी। पियर्सनसाहव 
ने अपना समय जनता के जीवन का अध्ययन करने में लगाया । फीनिक्स 
के चारो ओर मीलो तक उन्होने पैदल-यात्राए की । भारत के गिरमिटिया 
मजदूरों के रहत-सहन को उन्होने देखा । वहा के आदिवासियों के निवास- 
स्थानों में भी वह गये और सबसे सुख-दुख की वाते पूछ-पूछ कर लिख 
लो । यद्यपि वह पादरी नही थे, उनमे नम्नता वहुत थी । अप्रसिद्ध रहकर 
सेवामथ जीवन बिताने में उतकों आनन्द मिलता था । 


प्रिटोरिया में जब एड्रयजसाहब के प्रयत्नो से बापुजी और जनरल 
स्मद्स के बीच सत्याग्रह के बुद्ध-विराम के लिए लिखा-पढी हो गई तब 
आशा यह थी कि दीनवन्धु एण्ड्यूज और पियर्सनसाहव कुछ समय फीनिक्स 
में स्थिरता से विताएगे, परतु उन दोनों को दक्षिण अफ्रीका के अनेक 
नगरो में परिभ्रमण के लिए जाना पडा । वहा एड्रयूजसाहव की अमृतमयी 
वाश्धारा ने कट्टर अग्रेजो के दिलो मे भी भारतीयो के प्रति सहानुभूति का 
भाव पैदा किया। यह प्रवास चल ही रहा था कि अकस्मात छदन से एड्यूज- 
साहब की माताजी के स्वर्गवास का तार आया । इस समाचार से फीनिक्स- 
भर में जोक छा गया। 


एड्रयूजमाहव को तुरत इस्लेंड जाने का निश्चय करना पडा । पियर्सन- 
भाहव भी उनके साथ ही छोट गए । फीनिक्स से उन दोनो की विदा हमारे 
लिए अति दुखदायी थी। उनके प्रस्थान के समय विशेष रूप से प्रार्थना-सभा 
हुई और फिर से वह्‌ अनमोल मत्र अग्रेजी-मिश्चित सस्कृत-पाठ से 
वातावरण में गूज उठा 


सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्मानद-ूपम्‌ |. / 


/ 09 7 ४ 


अमृत यद्विभाति शान्‍्त शिवमहतम ॥ ; 


कुछ और अंग्रेज अतिथि ३६९ 


$ छए : 
कंछ 035 ५ | 4७५ 40 
कुछ आर अंग्रेज अतिथि 
एण्ड्रयूजनाहव और पियर्सनसाहत् फीनिक्स के वातावरण को अधिक 


मबुमप्र और बधिक सुरभित करके विद्य हुए उसके कुछ ही दिन वाद 
हमारे यहा दूसरे दो अग्रेज़ अतिथि पवारे | एक थे सर बेजामिन रॉवर्टसन 
और दूसरे थे उनके सेक्रेटरी मि० स्खाटर | एक भारतीय अतिथि भी उनके 
साथ थे, जिनका नाम था श्री रापसाहव चौधरी । 
स्मट्स-सरकार द्वारा दक्षिण अफ्रीका में सत्वाप्रहीं और हृच्ताली 
लोग निर्दबता से कुचके जाने छगे तव ससार के सम्क्ष अपनी प्रतिप्ठा 
बचाने के लिए भारत के वाइसराय ने अपने प्रतिनिधि के रूप में मध्य-प्रात 
के तत्वाीन चीफ कमिय्नर सर वेजामिन को दक्षिण अफ्रीका भेजा और 
७ स्‍ट्िंलिरकार ने बातचीत करके भारतीयों को स्थात्॒ दिल्यने का काम 
उनके जिम्मे किया। ट्रासवाल में जब वापूजी और जनरल स्मदस के बीच 
कच्चा समझौता हुआ तब वेंजामिन साहव वहा पर थे । 
वेजामिन साहब दक्षिण अफ्रीका पधारे तो वहा भारतीयों वा वल 
और हिन्द्-मुसलमान, पारसी भौर घ्िस्तियो का अखेड और सुदृट झावृत्व 
देव कर चकित रह गए । 
ट्रात्सवाल में लोटकर सर वेजामिन' न॑ अपना समय नेटाछ के 
भारतीयों से मिलने में विताया। चूकि बापूजी की प्रेरणा से भारतीयों ने 
स्मट्ससाहव द्वारा नियृकत्त साोमत-कमीशन का वहिप्कार करने की 
अ्रतिन्रा कर रखी थी, सर वेंजामिन इस प्रतिन्षा के वन्‍्चन को हटाने में अपना 


5 5 २ 
होने ० नाते प्र 


सर खपा रहे थे। भारत की ओर से सरकारी प्रतिनिधि होने के दाते उनके 
दिल में इस बात की चिता थी कि साठोमन-कमीणन के सामने कुछ तो 
ऐसी गवाहिया बअवच्य दी जाय जो भारतीय ग्रिरमिट-मजदूरों को न्याय 
दिलाने में सहायक हो । उतकी समझ में बह वात किसी तरह नही वा रही 
थी कि केवल एक गावी के पीछे सव-केन्सव भारतीय क्यो चल रहे है ? 
बेंजामिनसाहब बरसों तक भारत में ऊचे पद पर रहने के कारण 
भारतीयों की नस-नस को पहचानने में कदाचित अपने को कुझलछ समझते 
होगे, परनु दक्षिण अफ्रीका में उनको कदम-क्दम पर भारतीयों की नक्ति 
का नया ही अनुभव होने छगा । उनको वहत जल्द महनूस होने लगा कि 
भारत में मले ही वह बडें पदाधिकारी हो, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के 
बीच उनका मूल्य कुछ विद्येष नहीं हैं और गाबी जैसे सावारण व्यक्ति 


३७० जीवन-प्रभात 


का मत्य अपेक्षाकृत कही ज्यादा है। वह भारत से सत्याग्रहियो की सहायता 
देनेके लिए आये थे, परतु आकर असमजस में पद गए कि सत्याग्रही 
भारतीयों पर कृपा करने के लिए अपने व्वेन-बन्धुओो से कैसे कहा जाय ! 
ये सत्याग्रही याचक होते तो कहा जा सकता था, पर ये सत्र तो पके बीद्धा 
थे | जहा दोनो ओर से ताक़त की आजमाइश्च हा रही थी, वहा रहम करने 
के लिए उठ तो किससे ! 

जब बापूजी के बल का दक्षिण अफ्रीका के हर कोने में बेजामिनसाहब 
ने अनुभव किया तो वायूजी की सस्था फीनिस को भी देसने वी उत्सुकता 
उनके मन में पैदा हुर्ट । श्री पोलक उन्हें फीनिक्स डिवा ठाए। 


फीनिक्स स्टेशन पर सर वेजामिन के स्वागत के छिए बाप्रजी स्वय 
नहीं गये | बापूजी को पता था कि हिन्दुस्तान में छाटसाहबों का स्वागत 
करने में क्रिस प्रकार अतिरेक क्या जाता है और भारत के अग्रेज अफसर 
सूणामद के कैसे आदी हो गए है । इसलिए भी घायद फीनिक्स आश्रम में , 
वेजामिनसाहब वे आगमन को अधिक विशेषता नहीं दी गई'। फिर भी 
भिप्टता के नाते बापूजी ने फीनिक्स के दो-एक बटे कार्यकर्ताओं को स्टेशन 
पर स्वागत के ठिए भेजा । विद्याथियों में से चार-पाच छूटके उनका 
सामान उठा छाने के लिए स्टरेणन तक गये, जिनम में भी एक था। 
एड्रयूजसाहव और पियर्सनसाहव जब फीनिक्स आये तथ सारा-का- 
सारा आश्रम उनके स्वागत के छिए गया था । परन्तु सर वेजामिन के स्शिः 
आवश्यकता से अधिक कोई नहीं था । ज्योही सर वेंजामित स्टेशन के 
प्ठेटफार्म पर उत्तरे, इधर-उधर देखने लगे, मानो उनकी द्रप्टि अपना 
स्वागत करनेवाल्ो को खोज कर रही थी । किसी के हाथ में फूलमाला 
नहीं थी, न कोई जलस था । बिना कोठ-कादर वाले, अवबनगे-ये हम 
ग्रामीण विद्यार्थियों को अपने सामने खडा हुआ देख कर वह चकित-से हुए । 
हमारे साथ के मगनभाई मास्टर और रावजीभाई पटेल से दो-चार 
पृछपाछ कर वह आश्रम के लिए चल पटे । उनके सेक्रेटरी और उनके 
दल के तीमरे व्यवित रायमाहव चौबरी भी उनके पीछे-पीछे चले । तीनों 
को वित्ता सवारी के टाई मील तक चलना भारी पड गया । रास्ते भर तीनो 
में से कोई कुछ बोल नही रहा था | रायसमाहव सर वेजाप्रिन के पीछे-पीछे 
नौकर की तरह सभल कर चल रहे थे । 


आश्रम में पहुचने पर इन सरकारी मेहमानों का स्वागत फलो आदि 
से किया गया । तीन-चार घटे फीनिक्स में घमघाम कर रात की गाडी से 
वे छौट गए | ) 


कुछ और अग्रेज अतिथि ३७१ 


सर बेजामित के स्वागत और वापूजी से उनकी मुलाकात के बारे 
में श्री रावजीभाई पटेल ने अपनी पुस्तक में लिखा है 

“श्री पोलक के साथ पैदल ही जब वह सस्था के मकानो तक पहुचे तब 
गाधीजी अपने निवास-स्थान के द्वार पर खडे हुए थे । उन्होने सर बेंजामिन 
का स्वागत किया । वीच वाले कमरे में सव बेठे । नित्य की तरह भेज़ पर 
धुली हुई स्वच्छ चादर विछी थी और आगन के वागीचे से कुछ फूल तोडकर 
फूलदान में सजा दिये गए थे। दो-चार मिनट बातचीत करने के वाद 
गाघीजी ने जलपान के लिए फल आदि मगाए । केले, अनन्नास, सतरे, 
पपीते, आम आदि हमारे यहा के ताजे फल उनके सामने रखे गए और 
गावीजी ने सर वेजामिन से कहा, “मेने और मेरे सहयोगियों ने अपने हाथ 
से जिन पीधो को लगाया और पाला-पोसा है उन्ही से प्राप्त ये फल है। 
इसलिए पूर्णतया स्वदेगी हैं। इन फलो को प्रेमपूर्वक आपको अर्पित करने 
से अधिक और हम आपको क्या दे सकते है ” यदि आप पसद करे तो 
चोकर वाले आटे की घर मे वनी हुई डवछू रोटी और दे सकते है । इनमे 
से कुछ चीजे ग्रहण करके हमे कृतार्थ कीजिए ।” 

साहब और उनके दोनो साथियो ने फलो को आनन्द से खाया । वाद 
में गाबीजी ने उनसे नमृता के साथ कहा, क्षमा कीजिए सर वेजामिन, 
श्री पोल़क आपको घृम-फिर कर सस्था दिखायगे। श्रीमती गाधी वीमार 
है, इसलिए में आपके साथ नहीं चल सकूगा ।” 

सर वेजामिन खडे हो गए और बोले “जी-जी, याद आ गया, 
श्रीमती गाधी वीमार है, यह तो में भूल ही गया था। अब उनका स्वास्थ्य 
कैसा है ? क्या में उनसे मिल सकता हू ?” 

गाघीजी ने कहा, “अवश्य | आइए, पास के कमरे में ही है ।” 

सर वेजामिन कस्तूरवा के पास गये तो देखा कि उनके लिए चारपाई 
तक नही हूँ । दो बेंच इकट्ठी करके उनको लिटाया गया है। गाधीजी और 
कस्तूरवा के घर की यह सादगी देखकर वह कुछ बोले नही, पर सोचते रह 
गए। उन्होंने गाधीजी से कहा, आप श्रीमती गाधी की सेवा में ही रहिए । 
हम लोग श्री पोलक के साथ सस्था देख लेगे। आप हमारे साथ चलते का. 
जरा भी कष्ट न करें ।” 

जिस प्रकार वह पैदल आये थे उसी प्रकार जरा देर बाद पेदल छौट 
गए । जाते समय एक बात फीनिक्स में छोड़ते गए और एक अपने साथ लेते 
गए । छोड गये अपना तेज' और छे गये अपने हृदय में यह अनुभूति कि 
“आरत मे ब्रिटिश सामराज्य का यदि कोई भयकर बत्रु है तो वह गावी है।” 


2७२ जीवन-प्र भात 


अन्य अंग्रेज अतिथियों मे एक बहत बद्ध और गष्पमान्य महिला केप- 
टाउन से उसे समय फीनिक्स आई थी | उतवा नाम था मिस मोन्दीनी । 
उनके नाम के साथ फीनिक्स में मिस टावहाउस को भी बहुत आदर के साथ 
याद शिया जाने छगा, बयोकि भारतीयों और स्मद्ससाहव के बीच 
समझौता कराने में उन्‍होंने भी अपना पराफी प्रभाव ठाठाो था । उनके 
तार पर वापूजी ने टरबन से आरम्भ होने वाली दस हजार सस्याग्रहियों 
की पैदल बाण फो तीन सलाह के लिए स्थेगित बर रखा था। मिस 

मौत्टीनो मिस हावहाउस की साथिन थी। फीनिय्स में आकर उत्द्दोंने 

बीमार कलूरवा के लिए अपनी विश्येप सहानभृति प्रम्द की और हमारे 
भारतीय रहन-सहन को वार-चार बहत उलत्लयता से देखा । 

मिस मोत्टीनों बहत बुद्ध थी, पर बडी फूर्ती से चलती थी । हाव 
में छतरी लेकर ठरहरे बदनवाली वह जब तने कर सदी होती थी तो 
भरे पिताजी और मगनकायग जैसे पूरे आदमियों से भी बाजी सार दे 
जाती थी। यद्यपि उनके मुख पर अरिया थी तथापि होठो पर मछ की रेख 
के कारण बह बडवान दीसती थी। कई दिन तक वह फीनिक्स में बापूजी 
का सत्मग प्राप्त करने के स्थिए रही 


७३: 
वापूजी का अनुपम उपहार 


सत्याग्रह-वधर्ष के छिए पुन जोरदार कदम उठाने की चर्चा कम हो 
गई और टरबन से विराद पैदल यात्रा प्रारम्भ करने की वात और भी 
दूर खिसकती गई । फीनिय्स के वातावरण में बद्धफाल की-सी उत्तेजना 
भदृध्य हो गई बौर जेल्बयात्रा से पूर्व जैसा कार्यक्रम था प्राग्र बैसा 
ही दंनिक कार्यक्रम फिर से चाल हो गया । फिर भी बह दविधा सव के भन 
में बनी ही हुई थी कि ने जाने कब फिर से जेल जाना पछेगा। इसलिए हम 
छोगो का ध्यान पदनें-लिखने में कम ही छूमृता था | वागीचे का और छापा- 
खाता का काम ऐसा था ही नही, जहा उचटे हुए मन से कुछ किया जा सके 

ऐसे रूखें वातावरण में एक दिन सवेरे मेने देखा कि आश्रम के एक 
कोने में महीनो से बन्द पठी हरई मोची का काम करने की कोठरी मे झाड़ 
बुहारू छग रही हैं। उसमें जो औजार थे उत्को भी पिस कर पैना बनाया 
जा रहा था । मुझे मोची-काम सीसने का उत्साह कई दिनो से था। मेने समझा 


बापूजी का अनुपम उपहार ३७३ 


कि अब हमे एक नया उद्योग सिखाया जायगा। उत्साह से में उन चमकत्ते 
ओऔजारो,को देखने छगा और पूछने लगा, “यह क्या है, किस काम का है ?” 
परलु भेरे प्रइन का उत्तर मुझे स्खेपन के साथ मिला । एक सयाने लडके ने 
डाटते हुए कहा, “हाथ मत छग्राओ किसी चीज को । तुम्हारे सीखने के 
लिए यह सब तयार नही किया जा रहा है । अभी क्या मालूम कब जेल जाता 
पड़े / कोई मोची-काम का वर्ग थोडा ही खुलने वाला हूँ | इस समय तो 
जनरल स्मट्स के लिए एक जोडी सेडल' बनाया जायगा। उन्होने वापूजी 
से संडल बनवा कर भेजने की माग की है । इसके वन जाने के वाद यह काम 
फिलहाल बंद ही रहेगा ।” 

मोचीका काम सीखने का हौसला मुझे इतना ज्यादा था कि सेडिलो 
की उस जोडी के वन जाने तक वीसियो वार उसे देखने के लिए मंसे चक्कर 
काटे, परन्तु किसी दिन मुझे उसे छूते तक नहीं दिया गया और मेरी यह इच्छा 
अधूरी ही रह गई । जोडी के वन जाने पर वापूजी ने बहुत सावधानी से उसकी 
जाच की । स्मट्ससाहव के पैरो के निशान का जो कागज अकित था उसके 
आकार से जोडी का मिलान किया और जहा कसर मालूम दी, वहा सुधारने 
का निर्देश किया। जोडी की पालिश, सिलाई के ठाके आदि हरेक वात बहुत 
बारीकी से काफी समय लगाकर बापूजी ने देखी और जब उनको पूरा-पुरा 
सतोप हो गया तब उन्होने स्मट्समाहब के पाम वह प्रेमोपहार भेज दिया । 


मित्र, माता-पिता, अध्यापक आदि के हारा छोटी-मोटी भेट बच्चो 
को और वडो को दी जाती है, लेकिन अपनी याद में एक भी भेट मेने ऐसी 
नही देखी जैसी बापूजी ने स्मट्ससाहव के लिए इन सैन्डिको की भेजी थी । 
अभी तो स्मट्ससाहव के साथ आखिरी समझौता तक नही हुआ था, कच्चे 
समझौते पर छोगों को पूरा भरोसा नही था। अपने वचनो में मुकर जाने 
में स्मट्स-सरकार को देर नहीं छूगती, यह कु सत्य दक्षिण अफ्रीका 
के भारतीयो के अनुभव मे वार-वार आया था। फिर भी वापूजी जव प्रारभिक 
समझौते के सिलसिले में स्मट्ससाहव से मिलने जोहान्सवर्ग गये थे तब 
उन्होंने (गायद उनके सेज्रेटरी ने) कहा था, गावी, आपके आश्रम के 
सैन्डिल बहुत वटिया होते है । एक जोडी भेज देगे ? / और वापूजी ने हृदय 
के प्रेम से तर करके वह उपहार स्मट्समाहव के लिए भेज दिया । 
वर्षा के पहले कुछ समय तक जिस प्रकार वातावरण स्थिर और 
जात हो जाता है उसी प्रकार सेन्डछो की जोडी भेजे जाने के बाद फीनिक्स 
के वातावरण में दिनो तक चुप्पी-सी रही । दुविधा सबके दिल मे थी कि 
आगे क्या होगा, परतु चिता या परेजानी नही थी। सोलोमन-कमीशन 


है 


झड़ जीवन-प्रभात 


अपना काम कर रहा था, परन्तु उसे भारतीयों का सहयोग प्राय कही भी 
प्राप्त नही था । ह 
ऐसे समय एक दिन दोपहरी में फीनिक्स मे वापूजी के पास समाचार 
आया कि “अब जेल में कोई नही रह गया है। दक्षिण अफ्रीका की सभी जेलो 
में से प्रत्येक सत्याग्रही कैदी को रिहा कर दिया गया है ।” इस समाचार ने 
हमारे मन में उत्साह की लहर दौडा दी । हमे यह आशा हो गई कि अब 
दक्षिण अफ्रीका मे भारतवासियों की सकटमय स्थिति समाप्त हो जायगी । 
तीन पौड का कर हटाया जायगा, सत्याग्रहियो की मागे पूरी की जायगी, 
गिरमिटिया भाइयो के साथ किया जाने वाला पशु से भी बदतर दुर्व्यवहार 
बन्द होगा तथा कुली' 'सामी' जेसे अपमानजनक शब्द भी भारतीय 
भाइयो को नही सुनते पडेगे । 


अनेक सत्याग्रही वीर अपनी रिहाई के बाद बापूजी के दशेन और 
भेट के लिए फीनिक्स आने लगे। प्राय पाच-सात व्यक्ति रोज आते, एक- 
दो दिन फीनिक्स में सकते और बापूजी के आशीर्वाद पाकर अपने-अपने काम 
पर लौट जाते। इन व्यक्तियों में कई ऐसे थे, जो साग-फल की फेरी करके 
अपनी रोजी कमाते थे । अधिक पढे-लिखे तो थे ही नही, परतु वापूजी पर 
पूरी श्रद्धा रखकर लगातार जेल जाते रहते थे। राजनीति के दाव-पेच 
आदि से उन्हें कोई मतलव नही था। हारने-जीतने की बहस मे उलझना उन्हें 
पसद नही था | वापूजी जबतक अपनी अतिम विजय की घोषणा न करे 
तबतक वे लोग आज्ञाकारी सैनिक के नाते अपना काम-धधा छोड कर वार- 
वार जेल जाने के लिए तत्पर रहते थे | परतु अब की वार सचमुच जीत है 
कि कुछ देर के लिए युद्ध-विराम, यह प्रइत उनके मन में था ही | एक जेल- 
यात्री ने अपने मन का विश्वास पक्का करने के लिए बापूजी से कह भी दिया, 
“यदि सचमुच इस बार की हमारी जीत पक्‍की हैँ तो आप अपने हाथ से 
मिठाई बाटे ।” 

गुजरात के सीघधे-सादे किसान की यह माग बापूजी ने वडे प्रेम से 
स्वीकार कर ली और उन्होने हँसते-हँसते विश्वास दिलाया कि अब, जबकि 
सभी सत्याग्रही कारावास से मुक्त किये जा चुके हे, यह वात हमारे समझौते 
के टिकाऊपन की सूचक है और श्ञीघ्र ही मिठाई बाटने का इन्तजाम वह्‌ 
खुद करेंगे । 

यह वात नही थी कि फीनिक्स आश्रम में मिष्टान्न और नमकीन का 
आनद कभी लिया ही नही जाता था, परतु बिल्कुल बचपन से बारह वर्ष 
की आय तक मंने भूल कर भी हलरूवाई के यहा की मिठाई फीनिक्स में देखी 


बापूजी का अनुपम उपहार ३७५ 


तक नहीं थी, नूघने की तो वात ही क्या । 

प्रथम बार सत्याग्रह के विजयोत्सव के निमित्त डरन शहर से 
फोनिक्स में मिठाइवा लाई गई | डरबन में गुजरात के अच्छें-अच्छे नामी 
हलवाई, कलाकद-वालूशाही जादि के जोड की गुजराती मिठाई बनाते थे 
और वहा उनकी दुकान काफी चलती थी। उन दुकानों से डालिया भरकर 
मिठाई फीनिक्स में आ पहुची । 

अपने मकान के पूर्व की ओर के खुले आगन मे एक किनारे पर छोटी- 
सी मेज लगा कर उसके नहारे वापुजी खडे हो गए और मेज पर रखी हई 
मिठाई क्रमश एक-एक व्यक्ति को परोसने छंगे । सत्याग्रही--अतिथि 
और विद्यार्थी इस अमूल्य प्रसाद को अपने पात्र में वापूजी से लेकर आगन 
में जहा स्थान सिले, बैठ जाते थे और बडी प्रसन्नता से उसका स्वाद लेते थे। 

अपने हिस्से का प्रसाद पाकर में वापूजी के पास ही कुछ दूर घास 
पर बैठ गया खेलते जाने को मेरा जी नही करता था | वापूजी से कोई वात 
करे तो उसे सुनने की इच्छा थी । कुछ देर वाद अतिथियों में से एक प्रौढ़ 
व्यक्ति ने चर्चा छेड दी, “आज मिठाइया वाटी गईं, यह ठीक ही हुआ, परतु 
भव कुछ ऐसा टिकाऊ काम करना चाहिए कि हमारी जीत स्मरणीय वन 
जाय। विजय का दिन हमारा सुवर्ण दित होगा । आप इस उपलक्ष में इडडियन 
ओपीनियन” का अक सुवर्णाक्षरों में प्रकाशित करें तो कैसा हो ?” 

यह सुनकर वापूजी के मुख-मडल पर छाई हुई ग्रभीरता कम हो गई। 
कुछ मुस्कराते हुए उन्होने उस प्रौढ अतिथि को देखा और बोले, “कबूल 
हैँ । हम सुवर्ण अक अवश्य प्रकाशित करेंगे । उसमें सत्याग्रह-सग्राम का 
पूरा सार और चिट्ठा दिया जायगा । परतु अभी सुवर्ण अक प्रकाशित करने 
योग्य समझौता नहीं हुआ हैँ । तुम सब लोग जेल से छूट कर आ गए,यह आनद 
की वात है और इसी निम्मित्त मिठाई वाटने की वात तुम्हारे नतोप के लिए 
मैने स्वीकार की, कितु अभी यहा कानून वे ही पुराने मौजूद हे । जच वे कानून 
बदले जायगे तव हमारी विजय मानी जायगी । उस जीत से पूर्व हम क्या खु्भी 
मनाएँ ?/ 

“मुवर्ण अक' के नाम से में अचम्मे मे पड गया। कैसा होगा वह सुवर्ण 
अक | क्या उसका प्रत्येक अक्षर सुवर्ण-रज से छिखा जायगा ” उसके सभी 
पन्ने सुनहले होगे और उसकी जिल्द सोने की गिन्नी की तरह चमकती 
होगी सुवर्ण-रज से हमारे छापाखाना में साल भर में दो-चार वार किसी 
चित्र या लिफाफे पर नाम छपता था । कभी, वह रज लगाने का काम मुझे 
भी मिलता था । इसलिए सुवर्ण-मक का पूर्ण काम देखने को मेरा मन बहुत 


३७६ जीवन-पअ्रभात 


अबीर हो उठा । परतु जबतक हम लोग फीनिक्स रहे तवतक सुवर्ण अक 
निकलते की वारी आई ही नहीं । हमारे फीनिक्स से भारत आने के वाद 
फीनिक्स से मेरे पिताजी और अन्य सपादको द्वारा 'इडियन ओपीनियत' 
का वह सुवर्ण अक प्रकाशित किया गया | उसमें दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह 
का रूगभंग सम्पूर्ण इतिहास छिखा गया। दस वर्ष बाद वापूजी ने जब 
यरवडा जेल मे बैठ कर दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास केवल 
अपनी स्मृति के आधार पर लिखा तव प्रटनाओं का क्रम किस सावबाती 
में उसमे दिया, इस बात का प्रमाण “सुवर्ण अक' देखने में मिलता है। 

सुवर्ण मक चाहे कितना ही मूल्यवान क्यों न हो, वास्तव में वह एक 
जड वस्तु है । उसका विस्मृति के गर्भ में पहच जाना स्वाभाविक है। परतु 
दक्षिण अफ्रीका मे सत्याग्रह की जो विजय हुई वहु बापूजी के यगस्वी जीवन 
का सचमूच पहला 'सुवर्ण अक' था । 


छ्डढ : 
जनरल स्मद्स की चाणक्य-नीति 


दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रहियो को जिनसे सतत मोरचा लेना पड रहा 
था वह जनरल स्मट्स चाणक्य-नीति में अपने समय के प्रथम व्यक्ति के रुप 
में विव्व भर में सुप्रसिद्ध थे। 


किन्तु वापूजी ने अपनी युद्ध-ती ति में धर्म-पक्ष को ही अगीकार करने 
का दृढ सकल्प कर रखा था। अपने व्यवहार में मिथ्याचार और घोखादेही 
की परछाई तक वापूजी सहन नही कर सकते थे। सत्याग्रह-शास्त्र में बापूजी 
ने इस सिद्धात पर अत्यधिक जोर दिया था कि सौ वार दगा देनेवाले के प्रति 
भी सच्चा सत्याग्रही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से कपट नही करेगा । इतना हो 
नहीं, मन से भी घोखेवाज का अहित नही चाहेगा, न उससे वदला लेने की 
भावना ही रखेगा। 

भद्वता के इस अतिरेक के कारण बापूजी के सगी-साथी वार-वार तग 
ञा्‌ जाते थे और उनसे विनती करते थे, कृपा करके आप अपना महात्मा- 
पन' बेहद न वढाए। आप खुद धोखा न दे, दगा न दे, यहा तक तो ठीक 
है, परन्तु धूतं-शिरोमणि को भी जपना दाव खेलने का मौका न दे |” 

जनरल स्मदस वास्तव में धूते-विद्या मे बहुत ही प्रवीण थे । अग्रेजी 


जनरल स्मदत की चाणक्य-नीति ३७७ 


साम्राज्य उनकी चाणक्य नीति का आसरा लेने के लिए अनेक वार छालायित 
रहता था। जब वापूजी का स्मट्स के साथ कच्चा समझौता हो गया और 
अफ्रीका भर में सत्याग्रहियो की आम रिहाई हो गई, तव वापूजी ने सत्याग्रह- 
आन्दोलन स्थगित कर दिया और छोगो की जेल जाने की 2 त्वाकाक्षा 
पर रोक लगा दी | उस समय दक्षिण अफ्रीका के कई समझदार ने 
वापूजी से कहा, “आप इस धूर्त-शिरोमणि की चिकनी-चुपडी बातों में न 
आवे। वह इस समय सत्याग्रहियो का जोश ठडा कर देगा और वाद मे जब हम 
लोगो में जेल जाने का उत्साह न रहेगा तव वह फौरन करवट बदल लेगा। 
आपके हाथ से वाजी निकल जायगी । उस समय यदि आप फिर मे सत्याग्रह 
करेगे और लोगो को जेल जाने का न्योता देगे तो कोई आगे कदम नहीं 
बढायगा 


“दूध का जला छाछ भी फूफ कर पीता है इस न्याय से दक्षिण अफ्रीका 
के भारतवासियों को जनरल स्मट्स से बहुत ही चौकन्ना रहने का विशेष 
कारण था। पहले भो स्मद्स की धूर्तता और धोखेबाजी कई बार प्रकाग में 
आ चुकी थी | पहली बार सन्‌ १९०८ के सत्याग्रह में स्मट्स साहब ने सत्या- 
ग्रहियो को साफ-साफ धोखा दिया था । उस वर्ष १० जनवरी के दिन बापुजी 
को सर्वप्रथम जेल भेजा गया । उनकी सजा दो मास की थी, परन्तु बीस ही 
दिन में स्मद्स सरकार सत्याग्रह के इस अजीब तरीके से तग आ गई और उन्हे 
छोट दिया गया । बापूजी के साथ सभी सत्याग्रहियों की आम रिहाई कर दी 
गई | समझौते के लिए स्मट्स ने नम्नतापूर्वक बाते की । जेल से छूट कर आने 
वाले सत्याग्रही स्मट्स के सामने अपनी ताकत ऊची रसना चाहते थे, परन्तु 
वापूजी का दृष्टिकोण भिन्न था। जेल के साथियों का विरोध सहन करके 
तथा पठान मीर आलम के हाथो बुरी तरह जस्मी होने पर भी बापूजी ने 
स्मट्स के साथ अपना समझौता निभाया । ट्रान्सवाल के सभी भारतीयों ने 
समझौते के अनुसार दसो अगुलियो के निशान देकर अपनी रजिस्ट्री करवाई। 
किन्तु इसके वाद स्मद्स ने वर्ण-भेद के कानून की रह कर देते का अपना वादा 
पूरा नही किया और वापूजी के लिए दुवारा सत्याग्रह-सग्राम करना अनिवार्य 
हो गया। 

ऐसी ही धूर्तता उन्होने सम्‌ १९११ में भी वरती थी। उन्होने सत्या- 
भ्रहियो को वर्ष भर इस आशा में छटकाए रखा कि अब की वार पा्लमिट मे 
वर्ण-भेद के कानून को हटा दिया जायगा, पर जब पार्लामेंट का अविवेशन 
हुआ तब उन्होंने सभागृह के सामने स्वयं ऐलान किया, एशिया- 
वासियो को हम इस देश में अपने समान नही मान सकते, उनके लिए 


३७८ जीवन-प्रभात 


वर्ण-भेद के आधार पर अलग कानून अनिवार्य है ही ।” इसी प्रकार गोखले 
महाराज को दिये गए वादे से भी स्मट्स साहब यह कह कर बडी सफाई मे 
मुकर गए कि “तीन पौड का कर हटाने का वादा मेने किया ही नही ।* 

जबक्कि भारतवासियों के चित्त में यह सारा इतिहास ताजा ही था तब 
यह विश्वास करना मृदिकल हो रहा था कि अब को वार स्मट्स साहब 
अपना वक्र-मार्ग छोड देगे और द्वारा सत्याग्रह करने की परिस्थिति पैदा न 
होगी । परन्तु बापूजी जरा भी वेचन नही थे । पूरे धैर्य और निर्भयता के 
साथ वह स्मट्स साहब को भरपूर मौका देते जा रहे थे। वह चाहते थे कि 
वातावरण को क्षुब्ध करने का दोष भारतीयों के सिर पर न मढा जाय। 
इसलिए उन्होने सत्याग्रह और कानून-भग की हम लोगो की वातचीत पर 
भी रोकथाम लगा दी । 

जीत हमारे पक्ष में थी। सत्याग्रह-युद्ध के दवाव से दक्षिण अफ्रीका की 
सरकार थकी-थकी-सी हो गई थी । फिर भी वापूजी चिंतित थे कि जीत के 
ताव में आकर कोई सत्याग्रही स्मट्स सरकार को चुभनेवाली बाते कही 
न कह बठे । 

फीनिक्स के हम उत्साही नवयुवकों को भी यह वात पसंद न आई 
कि ऐन मौके पर सत्याग्रह-आदोलन को रोक दिया जाय | आपस में हम यह 
चर्चा करते रहते थे, 'लडने का यह कितना अच्छा मौका हूँ। लेकिन 
स्मट्स ने समझौते का तूल खडा करके अपनी वात बना ली । इस समय 
हजारो की सस्या मे पैदल कुच किया जाता और ट्रासवाल-नेटाल की सीमा 
पार कर ली जाती तो गोरे लोगो का घमड चूर-चूर हो जाता और उनके 
यह अन्यायी कानून धरे-के-धरे रह जाते | वापूजी तो हमारे गिरमिटिया 
भाइयों का जोश ठडा कर रहे है । स्मट्स के बचनो का क्‍या भरोसा ! वह 
किसी भी समय दंगा दे सकता है ।” 


परन्तु साथ-ही-साथ हमारी यह अमिट श्रद्धा थी कि सत्याग्रहियो 
की शोभा किसे बात मे है, यह बापूजी भलीभाति जानते है । बापूजी की 
आगामी आज्ञा की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे । 


इधर सालोमन-कमीशन जगह-जगह जाकर अपना काम कर रहा 
था। वह जहा जाता, वहा भारतीय लोगो के चित्त खिचे-खिचे रहते । न तो 
कोई उम्रग से अपनी बात सुनाने कमीशन के सामने जाता और न कोई 
काली झडियों से उस कमीश्षत का विरोध करता । इक्का-दुबका भारतीय 
अपनी ही गवाही देने यदि पहुच भी जाता तो लोग उसके वारे मे सोचने 
लगते थे कि इसने कौम के साथ दगा की है | 


जनरल स्मदस की चाणवय-नोति ३७९ 


सालोमन-कमीशन को सभी धोसे की टट॒टी समझते थे । उसकी 
हलचले हमे सिल्वाड-सी लगती थी । फीनिक्स में हमे इस वात का पता 
लगता रहता था कि कमीशन को शहादतक्षमिलने में कैसी मुसीवत पड रही 
हुँ । इसपर भी वह अपना स्वाग नही छोडता था | सालोमन' साहब और 
उनके साथियों का यह तमाशा देखने के लिए हमारा जी छलचाता था, 
परन्तु फीनिक्स की पाठगाला के विद्यार्थी उस कमीशन की ज्ञाकी देखने 
कंसे जा सकते थे। 


पर मुझे अकस्मात यह मोका मिल गया। फीनिक्स पाठशाला के 
सबसे सौम्य और गम्भीर विद्यार्थी श्री रामदास गावी ने उस कमीशन को 
देखने की उत्सुकता बडो के सामने प्रकट की । उनसे कहा गया कि कमीशन 
के सामने हम लोगो का, विशेषत फीनिक्स के चुने हुए सत्याग्रहियो का, 
जाना शोभा नहीं देता, भले ही हम गवाही न दे, फिर भी वे छोंग समझेगे 
कि इन्हें हमारी गरज है । लेकिन रामदासकाका माने नही । आख़िर अकेले 
उनको जाने की स्वीकृति दे दी गई, पर उनसे यह कह दिया गया कि फीनिक्स 
के विद्यार्थी अथवा वापूजी के पुत्र के नाते वहा अपने को प्रकट न करे । 
दूसरे किसी बडे विद्यार्थी को रामदासकाका के साथ जाने की स्वीक्षति नही 
मिली, परन्तु मुझे मिल गई । हम लोगो ने श्री सुरेद्रनाथ मेढ को अपने साथ 
ल्या, जो ट्रात्सवाल के एक मजे हुए और ख्यातनामा सत्याग्रही थे। हमारी 
तीन जनो की टोली कमीशन देखने के लछिए फीनिव्स से पैदल चल पडी । 
मुझे यह याद नही आता कि हमने कमीशन कहा पर देखा, डरवन मे, अवोका 
में या माउटेजकब में । परन्तु कमीशन की वह झाकी में आजतक नही 
भूल पाया हू । 


एक बहुत बडे शातदार कमरे में कमीशन विराजमान था। हम लोग 
कमीशन के कमरे के पास नही गए, रास्ते के उस पार मुख्य द्वार के सामने 
से कुछ दाई ओर एक पेड के नीचे खडे रहे । दूसरे भी दस-वीस भारतीय 
खड थे, जो गरीब गिरमिटिए मालूम पडते थे | ये लोग भी घ्र-घ्रकर 
कमीदान का तमाशा देख रहे थे । इन छोगों की ओट में छिपकर हम लोग 
पाच-सात मिनट तक तीनो साहवो का काम-काज देखते रहे । तीन मोटे- 
ताजे गोरे अकड कर अपनी कुरसी पर बैठे हुए थे । क्या बोलते थे, इसका 
हमें पता नही चला, किन्तु उनकी मुख-मुद्रा बहुत रूखी थी और उनकी 
दृष्टि में हमदर्दी के बदले तिर॒स्कार का भाव अध्विक था। घटो बेठे रहने पर 
भी महिकल से उन्हें एकाध भूला-मटका आदमी पाच-दस मितट मे मिल 
पाता था और कुल पाच-दस मिनट में अपनी वात पूरी करके छोट भाता था। 


३८० जीवन-प्रभात 


कमीशन का ऐसा करारा वहिष्कार देखकर हमे आनन्द हुआ और 
हम फीनिक्स लौट आए । 

कमीशन का ऊठ किस कश्वट बैठेंगा, यह समस्या हमारे सामने 
बनी हुईं थी। स्मद्स के वचन पर वापूजी ने यह भरोसा कर रखा था कि 
कमीशन भारतीयों के अनुकूल सिफारिश करेगा । बापूजी हम छोगो को 
धैर्य रखने की वात कह तो रहे थे,लेकिन वह स्वय निश्चिन्त नही थे। स्मट्स 
सरकार की छोटी-मे-छोटी हरकत को वह बडी वारीकी से जाचते रहते थे । 
स्मद्स के जिन दोहरे अर्थ वाले शब्दों से उन्हे यह आशका होती कि आगे चल- 
कर बात बदल जायगी, उन्हें वह स्मटुस को बताकर बदलवा देते थे। इस 
विपय में वह कितने जागरक थे, इसका पता निम्नलिखित पत्र से लगता हैं, 
जो उन्होने प्रिदोरिया से फीनिक्स भेजा था 


सवत्‌ १९७०, पौप बदी १०, 
बुधवार, प्रिटोरिया 
ता० २१-१-१४ 
भाई श्री रावजीभाई, 
में आाज ही मि० एण्ड्यूज के साथ जे० बी० (जोहान्मवर्ग ) जाने की 
उम्मीद में था, परन्तु यह नहीं हो सका । जनरल स्मट्स ने मेरे पत्र का जो 
उत्तर दिया हैँ वह सतोपप्रद नही हैँ । उसमे सुधार करवा लेना है । इसके 
लिए कल यहा रुका रहगा। सतोपजनक उत्तर मिलने पर में कह सकूगा कि 
समझौता हो गया, पर वह उस दिल्ला में एक महान कदम अवश्य होगा । 
इतना समय नही कि सबकुछ इस पत्र में समझाऊ । अभी तुरत ही सर 
वेन्जामिन से मिलने जाना है । 
मगनभाई का रोग हटता नही, आइचर्य हैं । उनके रोग की चेष्टा 
देखने के लिए भी मे फीनिक्स में निशिचन्त हो कुछ समय विताना चाहता हू । 
जाप लोगो से जो हो सके वह करे । जनरल स्मट्स से सतोपभद उत्तर मिलेगा 
तो थोडा-बहुत अवकाण मिलने की सम्भावना है। छडके लोग फिर से नियमित 
हो जाय, इस वात का भी ध्यान रखे । 
--मोहनदास के आशीर्वाद 
स्मद्स साहब की शब्दावली सदेव खतरनाक मानी जाती थी । २० 
दिसम्बर, १९१३ से लेकर ३० जून, १९१४ तक वापूजी उनके वकतव्यो 
के लिखित स्पष्टीकरण मागते रहे और जब ३० जून को समझौते पर दस्तखत 
हो चुके, उसके वाद भी करीव महीने भर तक वह भारतवासियों के अधिकारो 


जनरल स्मदस की चाणक्य-नीति ३८१ 


के बारे में लिखित खुलासा लेने मे व्यस्त रहे । सार यह कि सत्याग्रही योद्धाओ 
के जोश को ठडा करके छ -सात महीने तक वापूजी अपने वल पर ही स्मट्स 
सरकार के साथ जूझते रहे । केवल यह कहना ठीक नही होगा कि हजारो 
गिरमिटियो के हडताल करने के कारण अंथवा सत्याग्रही भाई-वहनो के जेल 
में भर जाने के कारण ही तीन पौड-कर-विरोधी सत्याग्रह में विजय प्राप्त 
हुईं । अधिक तथ्य तो यह है कि अपनी शुद्ध और तेजस्वी बुद्धि तथा अपार 
उदारता के कारण ही बापूजी ने स्मट्स साहब के हृदय को द्रवित किया और 
उन्हें नेंकनीयत बनाया । यही वजह है कि वह समझौता सफल रहा। 
स्मट्स के विपय में वापूजी की निम्नलिखित पक्तिया उद्घुत करने 
योग्य हैं 
“जनरल स्मट्स का अपना नाम जेन' है, परन्तु दक्षिण अफ्रीका में 
लोग उसे स्लिम जेनी' कहते है। स्लिम” का अर्थ होगा हाथ से सरक जाने 
वाला , मुट्ठी मे किसी तरह न रहने वाला, जिसे हम अपने यहा चलता- 
पुर्जी या चालाक' कहते हे ! मुझसे कई अग्रेज मित्रो ने भी कहा था कि 
जनरल स्मट्स से सचेत रहना, वह बहुत ही चतुर आदमी है | वात बदलने 
में देर नही छूगती | अपना कहा आप ही समझ सकता ह । कई वार इस तरह 
बोलता है कि दोनो पक्षवाले अपना मनपसन्द अर्थ निकाल सके और जब 
मौका आय तब दोनो अर्थ अलग रखकर वह अपने मतलव का तीसरा ही 
अर्थ सावित कर दे, जिससे लोगों के दिल मे यह वात बैठ जाय कि हमने 
गलरूत अर्थ गाया था और जनरल स्मट्स का अर्थ ही सही था । सन्‌ १३- 
१४ में जनरल स्मट्स का मुझे जो अनुभव मिला वह मेने ऐसा कड़वा न; 
माना था और आज नौ वर्ष बाद और भी तटस्थता से कह सकता हू कि 
वह इतना कड॒वा नही था। सम्भव है कि १९०८ का उसका विश्वास ।तपूर्ण 
बर्ताव भी जानबूझकर किया हुआ विश्वास-भग न हो । मेने 'इडियन 
ओपीनियन! में जनरल स्मट्स के विश्वासघात की सुर्खी देकर लेख लिखे थे, 
किन्तु उनका असर उसपर कुछ नही पडा था, तत्ववेत्ता अथवा निप्ठुर आदमी 
के लिए चाहे कैसे ही कटु विशेषण प्रयुक्त किये जाय उसपर कोई असर नही 
होता। वह अपना मनचाहा ही करता रहता है। में नही जानता कि जनरल 
स्मट्स के लिए कौन-सा विशेषण काम में लाया जाय। यह स्वीकार करना 
पडेगा ही कि उसकी मनोवृत्ति मे एक प्रकार की दार्शनिकता अवश्य है ।” 


३८२ जीवन-प्रभात 


७५: 
भ्ृत्यु से शोक क्यों 


न जाडा था, न गरमी । वडा सुहावना दिन था| फीनिक्स भर के पेड- 
पत्तो से अपनी दोस्ती बढाने की अपनी आदत के कारण सुबह की पढाई 
समाप्त होने पर थोडा अवकाश मिलते ही में जामुन, सन्तरे, नीवू के पेडो के 
रग-विरगे पत्तो की शोभा निहारता हुआ वापूजी के घर की ओर जा रहा था 
कि अचानक मगनकाका को खेत की मेड के पास बैठे हुए देखकर मुझे 
बडा आश्चर्य हुआ। अपने दो-एक सहपाठियो को भी देखा। मामला 
क्या हैँ? वहा जाकर देखा। एक अजनवी आदमी को दो लड़को 
ने पकड रखा था। तीसरे ने उसका पैर दवा रखा था । उसके पैर की पिंडली 
पर के घाव को दवाकर मगनकाका काला-काछा रक्‍त उसमे से वाहुर निकाल 
रहे थे। थोडा रक्त निकल जामे पर अपने पास के औजार से उस घाव को 
और भी गहरा वनाकर अधिक रक्त निकालते थे। यह क्रिया तवतक चली 
जवत॒क काला रक्‍त ममाप्त होकर शुद्ध लाल रक्त बाहर नही आया । तब 
जाकर मगनकाका के माये की सलवट दूर हुई और मधुर मुस्कान के साथ 
उन्होंने कहा--जहर खत्म हुआ। अब परमेगनेट भरकर पदटी बाघ दे। 
यह कह कर उन्होने घुटने के पास बवा हुआ कपडा खोल दिया और घाव में 
परमेगनेट भरना शुरू किया। लडको में से एक ने पूछा, “हरा साप तो पूरा 
ज़हरी होता हूँ  ” उसका सारा जहर साफ हो सकता हूँ क्या ? 


मगनकाका ने कहा, “हरे साप का जहर पूरा खतरनाक होता हैं, 
परन्तु अब इसके पर में जहर नही रह गया है। अच्छा हुआ जो दात बहुत 
गहरा नही बेठा है। भगवान चाहेगा तो अब इसे कुछ न होगा ।” पदटी 
बब जाने पर मगनकाका ने उस आदमी को खडा कर दिया । उसने अपनी 
पगडी ठीक तरह वाबव ली और मगनकाका पर अपनी कृतज्ञता बरसाता 
हुआ धीरे-बीरे लौट गया । 


मेरे पूछने पर माछूम हुआ कि यह मिरमिट्मुक्त किसान सामने 
वाली टेकरी पर रहता है । हरे पतले साप ने उसे काट खाया। साप 
तो भाग गया, परन्तु इसने वडी बुद्धिमानी की और घटने के पास अपने 


पर को कस कर बाघ दिया। वह उसी दम यहा न आता तो उसका 
चचना मुश्किल था। 


उक्त प्रसग के बाद फीनिक्स मे हम छोगो को साप का डर अधिक 


मृत्यु से शोक क्‍यों ३८३ 


लगने लगा। उसके उपाय के लिए बापूजी की सूचना के अनुसार छोटे-वर्डे 
प्रत्येक विद्यार्थी और शिक्षक अपनी जैव में सदैव 'लिनसेट' ( छोटा 
ओऔजार जिससे मगतकाका ने काट कर जहर निकाला था ) रखे, यह 
नियम बनते गया । 


इसके कुछ दिन बाद ही एक भीषण घटना हो गई । गृझवार का 
दिन था। कुछ छोग भोजन करके उठ चुके थे, कुछ अव भी कर रहे थे। इसी 
बीच हमते देसा कि सामने की टेकरी पर एक झोपडी धू-धू करके जल रही 
हैं और उसके पास खठी हुई एक स्त्री चीख रही है । पलक मारते ही आठ-दस 
छडके रावजीसाई और मगनकाका उस ओर दौड पड़े । 


उस स्त्री की आवाज पहचानने में हमे देर न छगी। वह नेपाल की 
बट थी। नेपाल वेचारा हरदम बीमार रहता था। रोज सुवह-द्ञाम कुछ-न- 
कुछ झगडा उठा कर वह ओरत घटों तक अपने पति को कोसती रहता थी। 
उसकी आवाज इतनी तीव्र थी कि परदिचम और पूर्व की टेकरिया उसको 
ध्वनि से गृज उठती थी । आज उसके गले से जो चिल्लाहुट निकल रही थी, 
वह और दिन से चौगुनी थी और उसमे कोसने के साथ-साथ हाय, तोवा' 
भी भरी हुई थी। उसके शब्द तो मुझे ठीक याद नही है, परन्तु वात का सार 
यह था इस पाजी को कैसी कुमत सूझी ? अपने हाथ से आग दे दी। 
में तो लूट गई ।” आश्चर्य की वात यह कि वह आग वुझाने के लिए 
कुछ भी कोशिग नहीं कर रही थी। जलती हुई झोपडी से दूर खडी-खडी 
जीभ का ही जोर दिखा रही थी। उसकी चीख में सहायता के लिए 
पुकार नही थी । केवल नेपाल को कोसने में ही अपनी सारी ताकत खच्चे 
कर रही थी । 


जवतक आश्रम के छोग दौद कर पहुचे तवतक उस झोपडी की घास 
और कडिया जलकर जमीन पर ढेर हो गई थी, क्योकि वह हमारे यहा से 
आधब मील से भी ज्यादा दूर थी। वहा पर पहुचते ही हमारे भाइयों ने 
सबसे पहला प्रवत्त उस आग से नेपाऊ को वचा लेने का किया, किन्तु वह 
विल्कुल घिर गया था। उसको जीवित नही निकाछा जा सका। इतना ही 
नही, उसका शव भी जछती हुई कडियो के वीच से निकालना कठिन हो 
गया । दूसरे दिन उस स्थान की सफाई के लिए हमारे यहा से जो टोडी भेजी 
गई, उसमे मुझे भी जाने का मौका मिला । तब मेने देखा कि वहा कोयले 
और राख के ढेर के अलावा दो-चार वर्तन और थोडें से कपडे-लत्ते पडे थे | 
बहुत बोलने वाली नेपाल की बहू अब विलकुल गुम-सुम बैठी थी, न जाने 
मन-ही-मन' क्‍या सोच रही थी । 


३८४ जीवन-प्रभात 


किस प्रकार आग लगी ? इस प्रदइन का वह एक ही उत्तर देती थी 
कि उस नालायक ने चारपाई में पडे-पडे अपने-आप आग छगा छी। किन्‍्तु 
हम में से बहुतों का अनुमान था कि उस सती ने सुद बह झोपठा जलाबा था 
और अपने पति को जान-बूझ कर जला देने का वह उसका पड्यन था । 


कई दिनो बाद मुझे पता चला कि जिसे हम नेपाल की वह कहते थे, 
वह उसकी विधिवत पत्नी नही थी | दक्षिण अफ्रीका के गनों के सेतो पर 
काम करने के लिए १९वीं शताब्दी के उत्तराई मे जिन मजदूरों को फुसलछा 
कर भारत से ले जाया गया था, उनपर जो बिपत्तिया पडी थी, उनमे भारी- 
से-भारी विपत्ति स्त्रियों पर आई थी | गिरमिट प्रथा के उतिहास में 
स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार का प्रकरण काछे-े-कालछा है। आऊटो से 
बताया जाता हैँ कि औसतन १०० मजदूरो के पीछे मुश्किल से १५-२० 
भौरते भेजी जाती थी। भारत के गरीब गावो से और घरो से पुरुष मजदूर 
जिस तरह लक-छिप कर तथा भाग कर दक्षिण अफ्रीकी गोरो के दछाको 
के हाथ में फम जाते थे, उसी तरह जवान स्निया भी फस जाती थी । जब 
ये लोग दक्षिण अफ्रीका के गन्नों के खेतो पर पहुचते थे तब बेरको के अन्दर 
मालिक की मर्जी के मुताबिक पुरुषों और स्नियो को रख दिया जाता था 
भौर इस प्रकार पाच-दस पुरुषों में एक-दो स्निया हुआ करती थी | इन लोगो 
में आपस में गाव, जिले, विरादरी आदि का कोई सम्बन्ध नहीं होता था । 
ऐसी हालत में नई जवानी में भले ही नेपाल और उसकी बहू का मन आपस 
में मिल गया हो, परन्तु वे लोग सच्चे दम्पति नही वन पाए थे । 


इस सारी घटना का विवरण वापूजी के पास लिखकर भेजा गया। 
तव केपटाउन से तत्त्वचिन्तन से भरा हुआ उनका एक पत्र आया, जो इस 
प्रकार हूँ 


केपटाउन, 
फाल्मुन सुदी ४, स० १९७० 
(२८-२-१४) 


भाईश्री, 


तुम्हारा खत मिलछा। नेपाऊ छूट ही गया | उसकी वह कठोर हृदय की 
पाई गई है। मरण से हमे अपने कर्तव्य का विचार करना है और शरीर पर 
भाय तिरस्कार उत्पन्न करना है। कितु मरण से भयभीत होने की आवश्यकता 
नही है। आदमी जलरू कर मरता है तब भी वह अतिशय दुख नही भोगता, 
एसा भ्रत्तीत होता हैं। बहुत दुख पडने पर वह मूछित हो जाता हैं। देह से 
अधिक चिपकने वाले लोग अधिक पीडा पाते हँ। आत्मतत्त्व जानने वाला 


मृत्यु से शोक क्यों ३८५ 


मनुष्य मौत से घवरायगा नहीं। नेपाल की तरह हजारो आदमी, हजारो 
जन्तु इस समय प्रत्येक पल में जलकर मर रहे हे। ब्रह्माण्ड में नेपाल एक 
चीटी से भी सृक्ष्म जन्तु है । हम छोग जान में या अनजान में आग जलाते 
समय, रात को वत्ती का उपयोग करते समय, तुलना में नेपाल से कितने 
ही बडे जन्तुओ को जला देते होगे। 

ब्रह्मा के समान किसी महाजीव की कल्पना करो । उसके हिसाव से 
हम लोग चीटी मे भी सूक्ष्म जान पडते होगे । उसकी आखो की परिधि ही 
इतनी वडी होगी कि उसके सामने हम पिस्सू के वरावर दिखाई देंगे । ऐसे 
महाजीव ने नेपाल को जलाया होगा तो क्या आखब्चर्य हैं और उसका 
खयाल यह होगा कि उसके अपने महाजीव के सुख के निमित्त नेपाल जैसे 
जतु को जिंदा जला देना आवश्यक हैं। हमारे मन में नेपाल हमारे बरावर 
का जन्तु है । इसलिए हमारी भी ऐसी दुर्देशा हो तो हमारा क्या होगा, इस 
भय से हमारे दिल में दया फूट पडती है। किन्तु चीटी, खटमल, पिस्सू आदि 
असस्य जन्तु तथा जिन्हें हम अपनी आखो से देख नही पाते, ऐसे जीवो का 
घात करने में जो दलील अपनी वृद्धि केह्लैठ पर हम पेश करते हे, वही दलील 
अधिक वुद्धिवाला ब्रह्मा हमारे बारे में छागू करता होगा । यह वात अगर हम 
समझे तो नेपाल जैसे के किस्से से हमे नीचे की नसीहत मिलेगी | 

१ अपने खुद के ऊपर करुणा छाकर सव जीवों को समान समझे 
ओर उनके ऊपर करुणा करे। अपने निज के किसी भी सुख के लिए प्राण- 
हानि करने से सहम जाय, चौकन्ने रहे । 

२ देह के प्रति मूर्छा ( मोह का अंतिरेक ) न पाछते हुए मृत्यु 
का जरा-सा भी भय ने माने । 

३ देह दगावाज है, ऐसा समझकर इसी क्षणसे मोक्षकी सामग्री वटोरे। 

इन तीन यूत्रो का उच्चार कर देना आसान है, परन्तु उसका विचार 
करना कठिन है और विचारने के वाद उसके अनुसार आचरण करना तो 
तलवार की धार के ऊपर चलने के वरावर है । 

यह प्रात काछ का समय है। विचार का प्रवाह इस दिया में वह रहा 
है, वयोकि वा फिर से पीडित हो रही है और उसको मरण के भय से मुक्त 


करने का प्रयत्न कर रहा हू । 
--मोहनदास के आशीर्वाद 


3 ७०5 


इस पत्र से पता चलता हैँ कि केपटाउन में बैठे-वेठे भी फीनिक्स- 
वासियों को उच्च भूमिका पर ले जाने के छिए बापूजी कितना भारी प्रयत्न 
कर रहे थे । 


३८६ जीवन-प्रभात 


नेपाल की मृत्यु को सप्ताह भर भी नहीं बीता होगा कि पोरवन्दर 
से एक अनपेक्षित तार आया । उसमें बापूजी के बडे भाई कालिदास गावी 
उर्फ छक्ष्मीदास गाधीजी के स्वर्गवास की खबर थी। पाच-छ महीने पहले 
करसनदास गाधी---विचले भाई--की सबर जब आई तव वापूजी फीनिक्स 
में उपस्थित थे । इस खबर के समय वह कैपटाउन थे | देवदासकाका 
के मन को इस समाचार से वडा दुस हुआ। इधर जल्दी ही भारत पहुचने 
की आशा लगी हुई थी। उधर दो काकाओ में से एक भी न रहे | परिवार 
की इस क्षति के कारण उस दिन देवदासकाका अत्यन्त उदास रहे और 
काफी देर तक उनकी अश्रुधारा वहती रही । 


पोरबदर से आये हुए तार की बात जब केपटाउन वापूजी के पास 
पहुचाई गई तब वापूजी ने देवदासकाका को एक पत्र भेजा, जिसका सार 
तीचे दे रहा हर 


“काका की मृत्यु के समाचार से खेद होगा ही। स्वदेश लौट कर उनसे 
मिलने का दिन करीव आया तब वहू चल बसे। इस बात से विशेप दुख होता 
है, परन्तु हमे ऐसे दुखो को मन मेंकाना ही नही चाहिए। ईश्वर की इच्छा 
ऐसी ही होगी । काका गये, उसी प्रकार वा भी इस बीमारी से यदि नही 
उठती, मुझे वा के विना ही फीनिक्स लौटना पडे, तव भी तुम दुख न मानों 
भौर जरा भी आसू न गिराओ, यह में चाहता हू । इतनी भारी बीमारी में 
भी डाक्टर की चिकित्सा या और कोई औपध न लेने पर हम तुले हुए हे । 
बीमारी दूर हो या न हो, वा की दवाई आदि न देने की बात पर तुमने भी 
सोच-समझ कर हा कही हे । इसलिए तुम को बहादुर और दृढ बनना है । 
किसी की भी मृत्यु के कारण हमें रोना ही नही चाहिए ।” 

७ व्यइटेन सिंगल ,(केपटाउन) 
१०-३-१९ १४ 
प्रिय कैलनवेक, 

मुझ पर भारी-से-भारी आपत्ति आ पडी है। मेरा खयाल हैं कि अन्तिम 
क्षण तक मेरे बारे में ही सोच-विचार करते हुए कल मेरे भाई मर गए। 
मुझसे मिलने की उन्हें कितनी उत्कट इच्छा थी | और में भी जितनी जल्दी 
हो सके भारत लौटू, उनके चरणो पर सिर रखू और उनकी तीमारदारी 
करू, इस विचार से अपना काम शीघृता से समेट रहा था । परन्तु नियति 
कुछ और ही थी। अब तो मेरे लिए विववाओ के कुट॒म्ब मे लौटना बदा है 
ओर वह कुटुम्ब भी मेरा ही आसरा ताकने वाला | भारत की कौटुम्बिक 
व्यवस्था को तुम समझते नहीं हो, इसलिए इस प्रसंग को नही समझ 


मृत्यु से शोक क्यो ३८७ 


पागोगे | चाहें जिस तरह हो, हिन्द जाने की मेरी इच्छा दिनो-दिन प्रवक 
होती जाती है भौर अब भी निश्चित नप से कौन वता सकता हैँ ! मेरी यह 
इच्छा फलीमूत होगी या नही इसके वारे में से अब भी सद्ह है । फिर भी 
मुझे उस यात्रा के लिए तयारी करनी चाहिए और परिणाम के ठिए घात 
चित्त से सर्वशक्त्तिमात प्रभु पर विब्वास रखना चाहिए | 


ऐसे-ऐसे आधघातो से मनप्य में मत्य के विषय में अधिक निर्भयता 
बढती जाती हैँ । इस घटना से मेरे हृदय मे खवन्ती क्यों मचनी चाहिए 
घवराहट क्यों होनी चाहिए ” इस प्रकार के थोक के मूल में स्वार्थ की परछाई 
होती है | अयर मे मृत्यु के छिए कटिबद्ध होता हु भोर मृत्य को स्वायतत के 
बोग्य प्रसग मानता द्र तो मेरा भाई मर गया यह कोई आर्पत्ति की वात न 


हं। भरीर नागवान हूँ और आत्मा अमर हू, यह जानते हुए भी गरीर और 
आत्मा के अलग हो जाने पर मे किस तरह जोक कर सकता हू ? परन्तु ऐसे 
सुन्दर और आख्वाननपूर्ण सिद्धान्त में सच्चा विध्वास हो तव ही वह स्थिति 
प्राप्त होती है। जिसे इस वात में श्रद्धा होती है, उसे शरीर की पृचकार और 
परवरिश करना उचित नही, वल्कि उसे नियता बनना उचित है । अपने 

शरीर की आवशष्यकताओं को उसे इस प्रकार रखना चाहिए कि देह 
पर स्वामित्व भोगना छोडकर उसकी अथीनता में रहे | दूसरों की मृत्यु 
पर शोक करने का अर्थ प्राय भावग्वत शोक की स्थिति को अपना लेना 
क्योकि दरीर और वात्मा का यह सम्बन्ध स्वय ही झोकप्रद 


इस समय मेरे चित्त पर यह विचार प्रावान्य भोग रहे है । फिलहाल 
ऐसा दूसरा पत्र मुझसे नही छिज्ञा जा सकेगा | यह तो अपने-आप लिखा गया 
हैं। इसलिए श्री पोलक को यह पत्र पहचाना और मणिलाल को मी यह पत्र 
पढने के लिए देता और बाद में श्री वेस्द्र आदि के पढने के लिए छगमलझाल 
के पास भेज देना । नज्ज्ापु 

जमनादासकाका जब केपटाउन से फीनिक्स आए तब उन्होंते हमें 
बताया कि कालिदास वापूजी के चल वसने का समाचार मिलने पर उस समय 
वा उसके वाद मी वापूजी से अपनी आखो से आयसू की एक भी बृद नहीं गिराई 
थी। अपने मन को वहंत ही दढ वनाकर उन्होने वे भाई की मृत्यु का 
यह भारी-से-भारी आघात सहन कर लिया था। यह विवरण सुनकर में 
सोचता रह गया कि बापूजी कितने वलवान है। अभी चन्द माह पहले 
अपने विचले भाई की मत्य पर जब वह अपने बासुओं को गिरने से नही रोक 
सके थे तव आज इस अधिक गहरी चोट पर उन्होने एक भी आसू नही गिरते 


३८८ जीवन-प्रभात 


दिया ! मत्य से डरने की व शोक करने की कमजोरी को छोड देने का जो 
उपदेश उन्होने उस रोज दिया उसे इतने थोडे समय में उन्होने भ्रत्यक्ष करके 
दिखा दिया । 


: छ६ : 
वापू का कठोर अनुशासन 


केपटाउन में बापूजी के साथ दो विद्यार्थी उनकी सहायता तथा 
वा की सेवा-जश्रूपा के लिए रहते थे। एक थे उनके द्वितीय पुत्र श्री मणिडाल 
गाधी और दसरे उनके छोटे भतीजे श्री जमनादास गाधी । दोनो की आयु 
अठारह से बीस वर्ष के बीच थी । 


दोनो सुभीलू, सस्कारी, मेधावी और श्रेष्ठ कतृत्वज्ञक्ति वाले थे । 
सत्याग्रह-सग्राम मे वडी वीरता से दोनो ने जेल काटी थी । कई दिनो तक 
कारावास में पूरा अनशन करके सत्याग्रहियो का और भारतमाता का 
अपमान दूर करने पर दोनो ने बडी प्रणसा पाई थी। कंपटाउन में भी प्रात'- 
काल से सध्याकाल तक वापूजी का काम करने मे दोनो व्यस्त रहते थे 


ऐसे उत्तम विद्यार्थी और अपने ही वालकों पर वापूजी ने अनु- 
शासन का सूक्ष्म हटर चलाया और उन्हें तुरन्त ही केपटाउन से लौटा दिया । 
इस सवध में वापूजी के लिखे हुए पन्न पटने पर पूरा प्रकाश मिलता है 


केपटाउन 
ता २१-२-१४ 
भाई श्री रावजीभाई 
तुम्हारा पत्र मिला । चि० मणिलाल को वहा (फीनिक्स) नही मेजना 
हैँ । उसको यहा के वेभव से हटाया हैं। ऐसे ही सवव से चि० जमनादास को 
वहा (फीनिक्स) भेजा हूँ। जिसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है उसे वैभव 
वाली परिस्थिति में नही वसना चाहिए, ऐसा मे मानत्ता हु) वा का स्वास्थ्य 
ठीक मालूम दे रहा हैं। वहा पर (फीनिक्स में) लडके उच्यमशील वन जाय 
बौर तडके उठने में जरा भी पिछडे नहीं इस बात की सावधानी रखना १ 
मगनभाई पटेल का स्वास्थ्य कैसा रहता है ? मुझे व्यौरे से लिखना ॥ इमाम- 
साहव को वहू परेशानी महसूस न करे, ऐसा इन्तजाम करना । उसके लिए 
कुछ विशेष भोजन की आवश्यकता हो तो विद्येप रूप से वह बना देना, या 
उनको खुद को बना लेने देना, यह उचित समझता हू । 


बापू का फठोर अनुशासन ३८९ 


श्री एट्रयूज ने वटा भव्य काम किया हैं, इसमे कोई शक नही हैं । 
--मोहनदान के आशीर्वाद 
फात्गुण सुदी २, १९७० 
ता० २६-२-१४ 
चि० जमनादास, 
तुमने और मणिलाल ने इस बार मुझे समझने में गलती की है, ऐसा 
में पाता हू। तुमको रखने से तुम्हारा श्रेय नजर आता तो अपने स्वार्थ के 
कारण हू में तुमको यहा से अछग न करता | यहा के वातावरण के सामने 
में सिद् ही नही सकता । वातावरण का सूक्ष्म असर कसा होता है, उसका 
तुमने विचार नही किया । 
डाक्टर गुठ का जौहर तुम सबने देखा, उससे पहले मंने देख 
लिया है। किल्‍्तु जिस प्रकार तुम्हारा जीहर देखने पर भी में तुमको निर्वल 
और बालक बालक समझता हू तथा तुम्हारे अवीन किसी और को रखने में मुझे 
सकोच हो, उसी प्रकार दा० गुल के असर ऊं नीचे तुम जैसे निर्मल जवान 
को रखने से सकोच करता है । ठाय्टर गछ वालक हे, यह वात खुद भी जानते 
। अपने दोषों को भी जानते है और इसी वजह से अपने सगे भाई को उन्होंने 
अपने से अलग कर रखा है। साहसिक (अविचारी) और रागी (अति 
आसक्त ) हूँ । तुम ठोगो में में उतका साहस बौर राग देखना नहीं चाहता। 
तुमम हसमति नहीं आई है। अगर आई होती तो मेरे छिए कठोर टीका करने 
का कारण ही न रहता। मेरा अतिप्रेम तुम लोगों को इस वार दाहक प्रतीत 
हुआ हूँ। एसा हो जाता हैं, परन्तु तुम पुत रात हो जाता। मेने अविचारी 
कदम नही उठाया है। तुम मुझ पर वकीछूपने का जो आरोप रख रहे हो 
वह्‌ उचित नहीं है। पहले भी तमन एसा हा कहा था। मझ्नम प्थक्क्रण 
करने की और भद्य-व रा परखने की जक्ति विशेष हैं, ऐसा मुर्से अनुभव 
होता जा रहा हैं । इस कारण मेरी सूद्षम दलील सुनने वाले व्यक्ति की 
वकालत-मी महसूस होती है । 
कुछ हो, लेकिन तुम अपने बचाव में या मेरी गछती सुधारने के 
लिए जो कुछ कहना चाहो वेखटके कहना । तुम्हारा यह कर्तव्य हैँ। मुझे 
हमेशा पत्र लिखते रहो। वा का स्वास्थ्य काफी ठीक हैं। खतरा टला नहीं है । 
(कैपटाउन ) --थापू के आशीर्वाद 


३९० भीवन-प्रभात 


! ता २७-२-१४ 
चि० जमनादास, 5 
तुम्हारा न तार है न चिटूटी, एकके सिवा। मानो तुम रोप से भरें 
हो । किवरली वाला तुम्हारा पत्र उचित नहीं हैँ। किन्तु जहा तुम्हारा 
वर्ताव ही मेने उलट देखा वहा चिट्ठी के लिए क्या शिकायत करू । तुम 
दोनो के ही पत्र सूचित करते है कि तुम लोगो को केपटाउन अनुकूल नही 
साया । 
फीनिक्स में क्यों में किसी के वर्ताव से तग नहीं आया ? एक अपवाद 
हे सही। वह हैं मिस स्लेशिन । परन्तु वह तो अन्त में अपना दोष देख सकी । 
शुरू में तो उसने मुझे तग ही कर डाला। तुम दोनो तो मेरा दोप देखने लग 
गए । खूब विचार करके तुम शञात वनो, ऐसा में चाहता हु । आज में मणि- 
लाल को पन्न नही लिख रहा हू, इसलिए यही उसके पास भेज देना । 
(केपटाउन) --जापू के आशीर्वाद 
एक अन्य पत्र में मणिलालकाका को लिखा है 
तुमने मुझ पर निर्देयता का आरोप रखकर अनजान में पाप 
किया है। पन्द्रह दिन के भीतर मे निर्दयी वन गया ? ऐसा असर औरो पर 
तो नहीं पडा । फीनिक्स मे वह नही हुआ । वा के प्रति में अति कोमल बना 
हू, ऐसा वा देखती है। अगर तुम्हारे प्रति में निर्दंय बनता हू तो मेरी साथुता, 
जो कुछ हो, वह दभ ही कही जायगी और अपना जीवन मे व्यर्थ समझूगा। 
परन्तु इसमें कोई शक नहीं है, फिलहाल में तुम को निर्देय जान 
पड॒गा। जिस मोह के कारण म॑ तुम्हारे भीतर मोह नही देखता था 
वह मोह नष्ट हो गया है और केवल निर्मल प्रीति रह गई है । वह प्रीति 
इस समय तुमको निर्देयता रूप जान पडती है, क्योंकि मुझे बैद्य के मानिन्द 
कदृए प्याले पिलाने ह। तुम्हारे बारे में सपूर्णता प्राप्त करने के 
लिए म॑ अधीर हो बठा हू। अधीरता यह मेरा दोप हूँ। इस अ मे में राग 
वाला (आसकित वाला) प्रेमी हूं। तुम मेरे बेटे हो, यह मोह अब भी रहा 
है। उसके नष्ट होने पर जो निर्देयता तुम मुझमें देख रहे हो वह भी कदाचित 
नही देखोगे | तबतक मुझे निभा लेना। 
अव तुम्हारे पत्र वाले" विरोधो की वात। तीन दिन में तुमने कंपठाउन 
नही देखा, क्योकि मेरे वचन कट थे, फिर भी चलते समय मेरा उम्र ताप 
होने पर भी, कैपटाउन देखने की इच्छा तुमने बताई। कटु बचन तो रविवार 
को भी थे। तुमने जब मुझको निर्देय मान लिया तव मेरे साथ रह कर 
तुम किस तरह कुछ सीख सकते थे ? तुमने टेवल माउटन घूम आने की बडी 


घापू का फठोर अनुशासन २९१ 


भारी इच्छा वताई। तब मेने तुमने कहा कि तुम और भी विशेष (कई 
विद्येप स्वान ) देखोगे, तो उसमे नुमने मेरा क्या अपराध पाया ? 

__ किन्तु हुआ सो हुआ। मेरा दोष न देसता, यह तुम्हारा कत्तंव्य है। 
बेटे में इतनी भगत होनी चाहिए कि वह बाप का दोष ने देखे, पर उसके 
गुणों का ही विचार करे। में तुमको फक्रीर नहीं बनाता चाहता। में तुम्हारा 
बुद्ध आचरण देसता चाहता ह। तुममे सत्य, ग्ील, सरलता, कोमठता, 
प्रभुता, नम्रता, साधुता देसना चाहता ह । ससार के साथारण रायो से 
तुममें विरयतता देसना चाहता हू। परल्तु वह सब इस समय है, ऐसा नही 
लगता । में करता हू वैसा तुम कर डालो, यह में नही कहता । परल्तु तुम 
मेरे गहरे उदगारों को समस कर अपने जीवन को सफल करो, ऐसा में 
चाहता है । 

यह पत्र चि० जमनादास को भेजना । 


(कैपटाउन) --वापू के भाग्रीर्वाद 
इस प्रसंग के बारे में जमनादासकाका ने जो वर्णन मुझे सुनावा था 
वह उनके झब्दों में यहा दे देना उचित होगा 

“जेल से छटकर जब में वापूजी के पास पहुचा तब वह अपने लुगी- 
कुर्ते वाले नाए वेस में थे। उस पोणाक में जब कंपटाउन के राजमार्ग पर 
वाधूयी पैदल चलते हुए निकलते थे तब गोरे लड़के उनके पीछे पड जातें थे, 
सिल्ली उठाने थ्रें, तरह-तरह की आवाज कसते थे और आपने में मजाक 
करते थे। लेकिन बापूजी तो मानो कुछ हुआ ही न हो इस प्रकार शान्ति 
पूर्वक आगे बढते चले जाते थे । 

“वा का स्वास्थ्य कमजोर था ही | स्वय बापूजी उनकी सेवा का 
काम करते थे। वा को प्रत्येक काम बहुत ही स्वच्छ और साग्रोपाग सपूर्ण 
चाहिए, इसलिए वबापूजी किसी को भी वा के काम में हाथ नही लगाने देते 
थे। मुझे वह काम करने की उन्होंने स्वीकृति दी और सुबह से शाम तक 
वा की सेवा में ही रहने का अवसर मुझे मिला । परन्तु थोंडे ही दिनो में 
हमको वापूजी ने केपटाउन छोड जाने की आज्ञा दी । 

“वह दिन बुधवार का था। अकस्मात्‌ वापूजी ने सूचना दी कि हम 
दोनो को शनिवार की दोपहर की ट्रेन से केपटाउन से जाना है। हम दोनों 
का मतलब मणिलाल भाई और मे । मणिलाल को वापूजी ने अपने साथ 
एड्रयूज साहब की सेवा के लिए ही लिया था। जिस गनिवार के दिन 
केपटाउन छोट देने के लिए वापूजी ने हमको सूचित किया था उसी 


३९२ जीवन-प्रभात 


शनिवार को सवेरे ग्यारह बजे की स्टीमर से श्री एड्यूज इग्लेड के लिए 
रवाना होने वाले थे और उसके घटे भर बाद हम लोगो को केपटाउन से 
चलना था। 


“बापूजी की वात सुनकर मणिलालभाई ने कहा कि हम सोमवार 
को यहा से जाय तो ? रविवार के दिन डाक्टर गुल के साथ हमने यहा के 
प्रसिद्ध शिखर टेवल माउटन को देखने जाने की व्यवस्था की हैं। वह 
देखकर सोमवार के दिन हम जायगे। लेकिन वापूजी ने वह वात नहीं 
मानी । शनिवार के दित ही हम चले जाय, ऐसा आग्रह उन्होने किया और 
'कहा, “टेवल माउटन में देखने की वात हैँ ही क्या ? देखना हो तो हिन्दुस्तान 
जाकर हिमालय देखना । हिमालय में तो कोई हजार टेबल माउटन समा 
जायगे ।/ 


“डा० गुरू और उनकी माताजी ने जोरो से हमारी सिफारिण की और 
बापूजी को समझाने की कोशिश की, परन्तु वापूजी ते एक न माती। हमे 
शनिवार को ही वहा से चलना पडा और टेवल भाउटन देखना रह गया । 


“इस प्रकार बापूजी ने जो सख्त आग्रह किया उसकी जड़ में 
वापूजी का सदेह था कि हम लोग मौज-शौक में फेस गए हे। डाक्टर 
गुल का कमरा आलीशान था। सारा ठाठ अग्रेज साहव का-सा था। हम 
लोग भी उन्ही के साथ उनके ही 'डाइनिंग टेवल” पर भोजन के लिए बैठते 
थे। थे लोग जडे-गोब्त आदि छंते थे। लेकिन हम लोग मेज के दूसरे सिरे 
पर अपना निरामिप भोजन ही छेते थे। हमारा सबसे अलग-अलग 

रहना अच्छा नही मालम देगा, ऐसा हमारा खयाल था। परन्तु बापूजी को 
ऐसा प्रतीत होता था कि डाक्टर गल के साथ हम भी श्लौकीनी की ओर 
लढक रहें है। हम दोनों में से किसी को भी वापूजी ने अपने पास नही 
टिकने दिया, इसका कारण यह था कि एक को रहने देते तो वह पक्षपात 
माना जाता ॥” 

बापूजी के कठोर अनुशासन का यह प्रसग अविस्मरणीय है। इस 
पर से पता चलता है कि यद्यपि वापूजी मे अपना निवास किसी अरण्य 
के एकात कोने में रखने का आग्रह नही रक्खा था, फिर भी उनके चित्त मे 
नागरिको के रग-राग से दूर तपोवन का आश्रम ही रम रहा था और अपने 
विद्यारथियों को वैसे ही वातावरण में सुशिक्षित करने का उनका मनोरय था। 
साथ-ही-साथ जबतक अपने विद्यार्यी की बुद्धि को वापूजी जगा नही देते थे 
तैंदे तक उसकी बात को वार-वार सुनते थे और अपनी आज्ञा की ययार्थत्त 
समझाने का बार-बार प्रयत्त करते थे। चाहें अपना पुत्र भी क्यो न हो। 


बापू का कठोर अनुशासन ३९३ 


केवल आज्ञा पालन करने के लिए पुत्र या शिप्य को आमापालत 
करना चाहिये, ऐसा आग्रह वापूजी ने बिल्कुल नही रखना था। यह बात 
नीचे के पन्न से और भी स्पप्ट हो जाती है 


केपटाउन 
शनिवार, ई स १९१४ 


चि० मणिलाल और जमनादास, 


तुम सब मेरे साथ दौडों, यह इच्छित है, पर में ऐसी आशा पाछता 
नही हु । जो में करता हु वह सब तुम छोग भी करो, एसी मांग मेते कभी 
की नही है, छेकिन जो करने को अपने सिर पर लो वह तो करना ही पडता 
हैं। बलात्कार की तो बात ही नही है, लेकिन जब तुम अपने-आप समझ- 
बूझ कर ही अमुक व्यसन छोडने के वाद मुझे घोखा देने छूगों तो वह दोष 
तुम्हारा ही कहा जायगा। बड़े भी और लटक भी सीमित हृद त्तक 
पहुच पाए है, ऐसा हम माने । अमुक वस्तुओं का त्याग फीनिक्स में वे लोग 
करते हैं और उन घस्तुओ को वहा पर वे त्याज्य समझते है, फिर वहा से 
वाहर जाने पर उन्ही वस्तुओं को क्यो अपनाया जाय ? अछलोना आहार 
करने के लिए कोई भी वाब्य नही है । तेज मसाले, छोटे-मोटे व्यसन, महा- 
स्वादिष्ट भोजन, चाय, काफी आदि वस्तुए सवर्के लिए त्याज्य हे | विपय, 
चोरी, देर से उठना, सबके लिए त्याज्य है। यह मर्यादा जिसे असह्य जान पडे, 
उससे किस वूते पर सस्था मे रहा जा सकता है ? प्रत्येक सस्था के निश्चित 
नियम होते हं। उन नियमों का सस्था के अन्दर और चाहर सव जगह 
पालन करना ही चाहिए। जो न पाले, उसका सस्था में रहना मिथ्या है। 

तुम्हारे कहने का मतलब यह निकलता है कि मेरे लिहाज के कारण 
लडकी और दूसर भी कई बाते करते हे, अपवी स्वतत्र वृत्ति से नहीं करते । 
और फिर वे घोखा देते है। यह मेरा दोप हो सकता है, परन्तु उससे 
एक ही प्रकार से मुक्त हो सकता हू, अर्थात्‌ किसी के साथ में न रहू । 
यह इस समय मेरा कर्तंव्य प्रतीत नही होता । मेरे लिहाज में आकर अगर 
कोई मेरे कहे बिना ही अछोना करने का दिखावा करता है और मुझे धोखा 
देता है तो में दोपी क्यों ठहरूगा ? तुम अछोना नही करते हो, इसलिए में 
तुम पर कम प्यार रखता हू और जमवादास केवल फलाहार ही करता है 
इसलिए उसको विशेप चाहता हू, ऐसी कोई बात नही हैं । छोने-अलोने में 
कुछ भी पाप-पृण्य नही है। उसके पीछे जो रहस्य है उसमें पाप-पुण्य है। 
इमामसाहब कभी भी अलोना नही करेगे, इसलिए वह मुझे अप्रिय ही है । 
मिस्र स्लेशिन हर वात में मुझसे विरोधी बर्ताव करती है, फिर भी कुछ 


३९४ जीवन-प्रभात 


अश में तुम सब छोगो के मुकाबले मे उसका चरित्र बहुत ऊचा मानता हू । 


सभी परिवत्तंनों के पीछे हमारा उद्देश्र सयम पालन करने का गौर 
उसमे वृद्धि करने का हैं। यह जिसको मजूर न हो उसे मेरा त्याग कर जाना 
चाहिये, यही उस रात्रि को मेरा कथन था और वह उचित ही दीखता है । 

सयम का मतलव यह मत समझो कि अछोना करना । दो दिन की 
सूखी रोटी और कण भर नमक से गुजर करके तुम जीवन विताओ या में 
अनेक प्रकार के फल-मेवे का स्वाद ल-उससे बहुत ऊची बात हो सकती है । 
तुम किस हेतु से सूखी रोटी ले रहे हो और में किस हेतु से फल-मेबे लेता 
हु, इसके आधार पर उस कार्य की शुद्धता का निर्णय किया जा सकता है । 

पवित्रता दूसरो के द्वारा किये गए दोबारोपण से फीकी नही पडती, 
किन्तु और भी प्रवल बनती है । 

तुम से यदि कुछ भी अनुचित बात बन गई है तो तुम उसे मेरे सामने 
मजूर कर लो। ऐसा किये विना तुम्हारा उपवास या सैकडो प्रायश्चित्त फलने 
वाल नही है । 

वहा आने के लिए में तरस रहा हु, पर अपना कत्तंव्य नहीं छोड 
सकता |» 

की हुई प्रतिज्ञा में लौटा लू , यह पश्चिम में सूर्य उगे तव भी नहीं 
हो सकता । मनुष्य अपने प्रण को आसानी से निभा नही सकता । 

तुम दोनो को इस पत्र से रोप आयगा, लेकिन जो मेरे मन मे है में 
त लिख तो मुझमे जो कुछ सत्य है उसको दाग लग सकता है और इस 
तरह मे तुम्हारा बुरा करनेवाला बन जाता हू । तुम्हारे लिए दुख उत्पन्न 
करना, यह इस समय मेरा धर्म हो पडा है । 


“-जापू के आशीर्वाद 
+छ७ : 
कत्तव्य ओर संयम 
उपनिपदो के सबंध मे एक ऋषि ने कहा है, “बदि यह वाणी किसी 


सूसे ठूठ को सुनाई जायगी तो वह भी नवपलल्‍्लबित हो उठेगा ।” कंपटाउन 
से लिखे हुए वापूजी के कई पत्नो में भी ऐसी ही अमृतमयी वाणी भरी हुई है, 


कर्तव्य ओर सयम ३९प्‌ 


जिसपर मनन करनेवाटा चाहे कितना ही दर्वठ-चित्त क्यो न हो, गक्ति- 
जाली वनने का सकल्प करने लगेगा । 


कब सत्याप्रह किया जाय, कब ने किया जाय, इसकी विधि समझाते 
हुए वापूजी के लिसे एक पत्र की कुछ पक्तिया इस प्रकार है - 


केपटाउन 
मगलवार, ज्वेप्ठ वदी १ (८/६।१४) 
जी सत्यात्रही होता हैं आमतीर मे तटस्थ रहता है। हमें हमेशा 
बोलना ही चाहिए, ऐसा नियम नहीं है। सत्याग्रह कब किया जाय, इस प्रग्न 
का उत्तर सहज में नहीं दिया जा सकता । सत्याप्रही जब सत्यात्रह शरू 
करता है तव वह पहले कुछ विचार कर नही रखता। उसकी आत्मा के 
उदगार के विरद्ध काम हआ है ऐसा जब उसे प्रतीत होता है तव उसके 
प्रतिरोध में वह आत्मवल का प्रयोग करता है। मेने सत्याप्रह वर क्या तब 
भी मे उसे थम वा अगही समझा था। अनुभव से मारूम ह॒बा कि 
वही धर्म हैं ओर वही चिन्तामणि हूँ, इस कारण मेर अन्दर वह धर्म के रूप में 
विशेषत विकसित हआ | 
सत्य के अल्गवा और कुछ कभी करना ही नहीं है बह वात जिसने 
पक्की कर ली वह सत्याप्रही हैं और ऐसे आदमी को प्रत्येफ मौके पर उपाय 
सूझ ही जाता है। जीवन-मात्र सत्यमय होना चाहिए। बम-नियम आदि 
का पालन करने से धीरे-यीरे वह वात था जाती है। जिस प्रकार स्थृूछ 
विपयो को सीखने में वरसो तक प्रयत्न करना पडता है, उसी प्रकार सत्याउह 
का स्वरूप समझने के लिए भी प्रयल करना चाहिए । आत्मा पर छाये 
हुए तम्हारे भीर मेरे आवरण दूर होते चलेगे त्यो-त्यों आत्मा प्रकाशित 
होगी और उसी अनयात से वह बलवान सत्याग्रही के रूप में जजझ्ेगा 


बापूजी जब कैपटाउन थे तब विद्यार्थियों की दिनचर्या पर ध्यान 
रखने का काम श्री रावजी पटेल विश्येप रुप से करते थे । उस समय वह एक 
प्रकार से नये फीनिक्सवासी ही थे। फीनिक्स में आये हुए उन्हें दो वर्ष भी 
नही बीते थे । वही पर दूसरे कार्यकर्ता प्रायः अपने-अपने परिवार के 
साथ थे और रावयीभाई के घरवाले भारत में थे। उनकी माता का स्वास्थ्य 
कमजोर होने की ख़बर मिलने से घर छोट जाने का उन्होने इरादा किया, 
परल्तु वापूजी ने आश्रम-कार्य में एकाग्रता से लगे रहने का और मातृ-सेवा 
को गोण समझने का उनको परामगञ दिया । वह पत्र इस प्रकार है 


३९६ जीवन-प्रभात 


केपटाउन 
शनिवार 

भाई श्री रावजीभाई, ५ 

तुम्हारा पत्र आज इतनी देर से मिला कि न में तुमको आज की डाक 
से पत्र भेज सक, न तार ही पहुचा सकू | अब सोमवार को ही तार कर्गा। 
जहा पर माता के प्रेम का प्रइन है, जहा पर पुत्र-वात्सल्य का सवाल सामने 
आता है वहा किसी अन्य व्यक्ति के लिए परामर्श देना एक वर्म-सकट है। 
फिर भी यह अनिवार्य है कि मे परामर्श दू। अपने पिताजी के पत्र पर से 
तुम जिस निर्णय पर आये थे उस समय तुम्हारी माताजी के विचारों का 
अनुमान हम छोग लगा पाए थे। उनका पत्र आने से कोई नई वात पैदा 
नहीं होती, लेकिन नई भावना उत्पन्न हुईं है और प्रेममाव ने स्वभावत 
ही तुम्हारे हृदय मे प्रवानता प्राप्त कर ली है। अब अगर तुम निर्मोही 
बतकर निर्णय कर सको तो तुम्हारा प्रेम निर्मल और दिव्य स्वरूप प्राप्त 
कर सकेगा । तुम सारे जगत को अपना प्रेम दे सकते हो, अर्थात्‌ ऐसा करने 
का प्रयत्त कर सकते हो। मातृ-भक्ति का यही उद्देष्य है। और जो भक्ति 
है वह स्थूछ लौकिक ओर केवल देह के प्रति है। इसमे से मुक्त होने के भजन 
अक्सर तुम गाते हो । आ ससार असार विचारी“-- (एक गुजराती भजन 
की टेक) वाला भजन गाकर उसकी गूढ़ ध्वनियों पर विचार करना, जीव से 
श्वास तणी सगाई” के पद की क्‍या ध्वनि है ? फीनिक्स के और दूसरे रहन- 
सहन में यह अन्तर है कि जिस बात को हम पढते है उसे अपने में दृढीभूत 
करने का प्रयत्त करते है । 

तुम्हारे हिन्दुस्तान जाने का परिणाम क्षणिक होगा । पहन्द्रह या पाच 
दिन के बाद तो रोना ही पडेगा। फिर तो वियोग हैँ ही। 

पुन हम ऐसी जिन्दगी विताना चाहते है कि हमारे पास एक पाई 
भी न रहे। ऐसा गरीब आदमी इस प्रकार के अवसर पर क्या करेगा, यह 
विचार करना ) 


अपने माता-पिता के दर्शन करने की भावना नित्य बनी रहे, यह उत्तम 
बात है। इस उत्कठा को फिलहाल दवाकर अपने जीवन को और भी 
वीतरागी बनाना, यह तुम्हारा कत्तेव्य है। अपने चरित्र को सुदृढ़ करने के 
लिए ही तुम परदेश भुगत रहे हो । तुम्हारे लिए यह स्थिति वनवास की है । 
ऐसा करने में ही तुम अपने माता-पिता को सुशोभित करोगे। तुम स्वेच्छा- 
चार नही कर सकते, किन्तु विनोदिन आत्मोन्नति करो, सबमीं बनो तो 
इस समय स्वदेश लौटने के कर्तव्य से मुक्त हो जाते हो । 


कर्तव्य और सयम ३९७ 


यह विचार करने में प्रेस की (फीनिक्स के काम के लिए तुम्हारी 
आवश्यकता की ) वात का जरा भी विचार नही किया है । किस बात मे 
तुम्हारी आत्मोन्नति है, यह सोच कर ही मेने परामर्श दिया है । 
इतने पर भी अगर छोकिक मातृभक्ति तुमको स्वदेश की ओर ही 
भाकपित करती है और यहा रहने से तुम्हारे चित्त को शान्ति वहीं मिलती 
तो तुम सुख से जाना। मेरा लिखना परामश रूप समझकर तुम स्वतत्रता- 
पूर्वक निर्णय करना और उसके अनुसार चलना । 
--मोहनदास के भाश्षीवादि 
केपटाउन 
जेंठ बदी ८ 
(ता०१६-६-१४) 
चि० मणिलाछ, 
तुम जो कुछ करो वह विचारपूर्वक, निडरता से, स्वृतत्र रहकर 
करना । बापू को क्या पसद आयगा यह विचार वाद में करते का है। तुम 
अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहते हो यह पहले समझ लेना है और 
उसके अनुसार चलना है । किसी की देखादेखी न समझी हुईं दिशा में किया 
हुआ कार्य निष्फल है, ऐसा जानो । 
--जआापू के आशीर्वाद 
इस क्रम में कुछ अन्य पत्र भी उल्लेखनीय है है 
कंपटाउन 
फाल्गुण बंदी २ 
(वा० १४-३-१४) 
भाई श्री रावजीभाई, 
तुम्हारा पत्र पढा और दुवारा पढा। शकराचार्य ने एक इलोक कहा 
है । उसमे बताया है कि समुद्र किनारे बैठकर घास के तिनके की नोक से 
एक बिन्दु पानी उठाकर समुद्र उलीचने के लिए जितने धैर्य की आवश्यकता 
रहेंगी और जितना समय वीतेगा उसकी तुलना में मन को मारते में अर्थात 
मोक्ष को साधने मे अधिक धैर्य और अधिक समय की आवश्यकता होगी । 
तुम तो बहुत उतावले हो गए हो, ऐसा लगता हैं । 
मरण का भय, मेने बहुत सोचा-विचारा है, तब भी मुझ तक से नहीं 
गया है । फिर भी में अधीर नही होता, प्रयत्तववान रहता हू । इसलिए किसी 
दिन उससे मुक्त हो ही जाऊगा । तुम भी प्रयत्व करते का एक भी मोका 


३९८ जीवन-प्रभात 


हाथ से न जाने देता । यह हमारा कर्तव्य है। परिणाम प्राप्त करना या 
उसकी इच्छा करता प्रभु के अधीन हैँ। फिर झझट किस वात की ? माता 
बच्चे को दूध पिछाते समय परिणाम का विचार नही करती । उसका परि- 
णाम तो आता ही है। मरण भय टालने के लिए---भवोविकारो को भगाने 
के लिए प्रयत्न करते के बाद प्रफूल्ल चित्त बने रहो तव वह जायगा, नही तो 
फिर वही मिसाल सावित होगी कि वन्दर की याद न करने का नुस्खा अमरू 
में लाते समय बन्दर का विचार अवश्य आयगा । 
हम पाप-योनि में से जन्मे है, पाप-कर्म से देह के अधीन हुए है। उस 
सव मल को तुम एक पल मे क॑से धो सकोगे ? हमारे यहा के अखा भगत ने 
बोध दिया हैँ कि सुतर आवे तेम तु रहे, जेम तेम करीने हरि ने लहे' (जैसा 
अनुकूल पडे वैसे तुम रहो, पर जिस प्रकार बने हरि को जान लो ) । तुलसी- 
दासजी कहते है कि सकट हो या न हो, रामनाम जपते रहो तो संपूर्णत 
सिद्धि है ही। हमे तो वही अर्थ सिद्ध करना है, जो गुसाईजी ने बताया है। 
इसलिए वही जप जपते रहना । 
राम कौनसे, यह निश्चय अपने मन में कर लेना। वह राम निरजन 
है, निराकार है! राक्षसी वृत्तियों के समूहरूपी रावण का देवी वृत्तिरूपी 
अनेक प्रकार के शस्त्रों से सहार करने वाला वह है। उस विपुल बल की 
प्राप्ति के लिए १२ वर्ष तक तपस्या करने वाला वह है। 
अन्त में, शरीर को या मत को एक क्षण भर के लिए भी खाली मत 
रहने देता। दोनो को उत्साहपूवंक काम मे लगाएं रखना । तब तुम्हारी 
सब झझदटे अवश्य टल जायगी । इसके बिना तो प्रभु के ऊपर भरोसा 
करना ओर मेरे भरोसे रहना, यह सब वृथा है। ऊपरवाले कत्तंव्य कर चुकने 
के वाद ही वे सब भरोसे काम देंगे । 
याद रखना कि हम जेसे देव मागते हें वैसे ही देव मिलते है। 
तुल्सीदासजी ने जब रामचन्द्रजी को मागा तब कृष्ण श्रीराम बने और 
लक्ष्मीजी सीता वनी । 
केपटाउन 
" फाल्गुन सुदी १०, रविवार 
(ता० ८-३-१४) 
भाई श्री रावजीभाई, 
हृदय पवित्र हो तो विकारेन्द्रियो को विकार पाने की बात नही 
रहती । लेकिन हृदय क्या चीज है ? वह कब पवित्र माना जाय ? हृदय ही 
आत्मा हैं अथवा आत्मा का स्थान है। उसमे पवित्रता का अर्थ होगा शुद्ध 


फत्तंव्य और सयम ३९९ 


आत्मज्ञान का होना, और उसकी उपस्थिति में इद्रिय-विकार सभव हो ही 
नही सकता । किननू साधारणतया जब हम हृदय को पवित्र बनाने की 
उबेडबुन करने लगते है तब अक्सर मान बंठते हे कि हमारा हृदय पवित्र 
हो गया। तुम पर मेरी प्रेमवृत्ति है, इसका अर्थ इतना ही है कि वसी वत्ति 
रखने के लिए में प्रयत्ववान हू । अगर अखड प्रेमवृत्ति हो तो में ज्ञानी वत 
गया । वह तो मे नही ह। जिसके प्रति मेरा सच्चा प्रेम होगा, वह मेरे मतव्य 
का या मेरे बोलने का अनर्थ नही करेगा । वह मुझपर तिरस्कार भी नही 
करेगा, अर्थात्‌ इससे यह वात सिद्ध हो जाती हैं कि जब हमको कोई मनुप्य 
शत्रु मानता है तब दोप प्रथम तो हमारा होता हैं। यह बात गोरे लोग और 
हमारे बीच में भी लागू होती है । इस कारण सर्वे अगर में पवित्रता यही 
चोटी की स्थिति हैँ । इस वीच हम पवित्रता में जितना आगे बढेगे, हमारे 
विकारों का शमन होगा । विकार इद्वियो में रहा हुआ है ही नहीं । मन 
एव मनुप्याणा कारण वधमोक्षयों ।/ इद्रिया मनोविकारों के प्रदर्शित 
होने का स्थान हूँ । उनके द्वारा हम मनोविकारो का परिचय पाते है। 


बर्थात्‌ इद्धियो का नाभ करने से मनोविकार जाते नही हे । पण्ड 
लोग विकार से भरपूर देखे जाते है । जन्म से नपुसक पुरुष में इतने अधिक 
विकार होते है कि वे बहुत से अकार्य करते देखे जाते है । मेरी ध्राण- 
शवित मन्द है, फिर भी सुवास लेने को मत करता है और जब कोई गुलाब 
आदि की सुगमध की वात करता हैँ तद॒ उस ओर अवाध मत्त चला 
जाता है और उस पर बडे बलात्कार से, वलछ-प्रयोग करने के वाद, कावू 
पाया जा सकता है । जब मन पर काबू नहीं रहता और विचार-वधारा उग्र 
बनी हुई होती है तव मनृष्य को इद्रिय-छेदन करते सुन्रा गया है। सभव 
हैँ कि ऐसे समय वह कत्तंव्य हो । 

मान लो कि मेरा मन चलित हुआ और मेने अपनी वहन पर कृदृष्टि 
की । मुझे काम जला रहा है, लेकिन में विल्कुल मढ नही वन गया हू । ऐसे 
मौके पर अगर और कोई उपाय नही सूझता तो इद्रिय-छेदव कर डालना 
यह पवित्र कार्य है, ऐसा छगता है । ऐसा प्रसगण धीरे-धीरे उठनेवाले पुरुष 
पर नही आता । जिसको तीव्र वेराग्य आया हैं और जिसका भूतकाल 
का वर्तन ठीक नही है, उसके लिए ऐसा होने की सभावना है सही । विकार 
उत्पन्न न हो और इद्रिय चलित न हो, इसके लिए तात्कालिक उपाय मायना- 
नुस्खा दृढ़ना--वन्ध्या पुत्र को पाने की इच्छा के वरावर हैं। वह काम 
(अविकारी वनने का काम) बहुत ही धीरज से होगा। जादू का आम 
जैसे देखने भर को होता है, वैसे तात्कालिक रूप से होनेवाली मन-गुद्धि 


४०० जीवन-प्रभात 


के बारे मे भी समझना । 

हा, ऐसा होता हैं कि मन पवित्र होने के लिए तैयार हो जाता हैं 
और केवल सत-समागमध्पी पारसमणि की खोज में रहता हैं| वहू मिल 
जाने पर अपनी पवित्रता का वह सहसा दर्शन करता है और उसके लिए 
अपवितता स्वप्न की-सी जान पडती हूँ। ऐसा हो तो वह तात्तालिक 
हुआ कहा नही जा सकता । 

परत्तु भाम नुस्था, जो छोटेन्से-छोटा होने के कारण तात्कालिक 
भी है, इस प्रकार है 

एकात-सेवन, सत्सग, भोधन, सत्कीर्तन, सतवचन, लगातार शरीर 
को कसना, अल्पाहार, फलाहार, अल्प-निद्रा, भोग-विलास का त्याग । 
इतना जो कर सके, उसके लिए मनोजय हस्तामछकवत्‌ प्राप्त होता है। 
इतना करना और आगे के लिए चिन्तन करना । जब-जब मनोविकार हो 
तब-तब उपवास आदि ब्रतों का पालन करना। 


2६ 2५ 2५ 


वहा पर खेत का काम बरावर न चलता हो और उस में वास्तव में 
तुम्हारा अपना ही दोष दिखाई देता हो तो उस दोप को उत्साहपूर्वक 
भगा दो । तुम जो बडे लोग हो, उनके रहन-सहन के ऊपर लछडको के रहन- 
सहन का आधार है। 
केपटाउन 
ता० १०-६-१४ 
भाईश्री, 
स्नेहियो के प्रति वीतराग उत्पन्न हो तभी हृदय वास्तव में दयावान 
होता है और स्तेहियो की सेवा करता है । वा के प्रति जिस अनुपात में में 
वीतरागी बना हू, उस अनुपात से उसकी सेवा अधिक कर सकता हूं। 
बुद्ध ने अपने माता-पिता को छोडकर उनका भी उद्घार किया। गोपीचन्द 
ने वैराग्य लेकर अपनी माता पर अतिशय शुद्ध प्रेम बताया । इसी प्रकार 
तुम अपने चरित्र को गढ़कर ( ठोस वनाकर) और अत्यन्त निर्मेल नीति को 
अपने में दृढ़ बनाकर अपने माता-पिता की सेवा कर सकोगे | जब तुम्हारा 
जात्मा विशुद्धि को प्राप्त करेगा तब तुम्हारे सभी स्नेहियो पर उसका 
प्रतिघोष पडे बिना रहेगा ही नही । 


--मोहनदास के आशीर्वाद 


फीनिक्स का प्राणवान विद्यालय ४०१ 


£ ७८ $ 
फीनिक्स का प्राणवान विद्यालय 


मनति वचसि काये पुण्य-पीयूष-पूर्णा 
त्रिभुवनमुपकारश्रेणिशि: प्रीणयन्त.। 
परगुणपरमाणुन्पर्वतीकृत्य नित्यम्‌ 

निज हुदि विकसत्त सन्ति सत कियन्त ॥ 

--इस जगत में ऐसे सत कितने होगे जो मन-वचन-काया मे पुण्य के 
अमृत से भरे-पूरे हो, उपकारो की श्खलाओ से समस्त ससार को प्रसन्न 
करने में जुटे हुए हो तथा नन्‍हें-से परमाणु के बरावर दूसरे के छोटे-से- 
छोटे गुणों को पर्वत के समान वढा समझ कर उन्हें अपने हृदय में पतपाते 


रहते हो । 
32 भ् अर 


फीनिक्स के विद्यालय का पहला प्रयोजन अव प्राय समाप्त हो चुका 
था । दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह करके जेल जाने के लिए आदों स्वय- 
सेवकों को तैयार करने की अब आवश्यकता नही रही थी । अब कच्चे 
समझौते के अनुसार पवका समझौता हो जाने की देर थी और वह सपन्न 
होनें पर भारत के लिए प्रस्थान करने की प्रतीक्षा थी । 

इस बीच के समय में विधालय में क्या पढ़ाया जाय और कौन पढावे, 
यह समस्या सरल नहीं थी। परीक्षा, अम्यासक्रम तथा अम्यास-क्रम की 
मान्यता देने वाली युनिवर्सिटी के अभाव मे जो पढाई होती है वह अधिकतर 
वार्ताछाप, गपशप और मनोरजन का रूप छे छेती है। जेल से लोटने के बाद 
फीनिक्स में हमारा विद्यालय जब दुबारा शुर हुआ तब उसका करीब 
यही हाल रहा। जिस समय जो कोई पढा-लिखा व्यक्ति विद्यार्थियों के 
बीच पहुच गया उसने अपनी रुचि के अनुसार पढाने का उपक्रम किया। 
एक पढाने वाले के चले जाने पर जव दूसरा व्यक्ति आया तव चाहे विपयन 
बदला हो, पढाई का तरीका और पाठ्यक्रम बहुत करके वदल ही गया | 

इस स्थिति में वापूजी का व्यक्तित्व और वापूजी का एक निव्चित 
भाम्नह हमारे विद्यालय को सजीव और सुगठित वनाये रखने में सफठ रहा। 
फीनिक्स में वापूजी स्वयं एक साथ महीना भर भी नही रह पाए थे । वार- 
बार प्रिटोरिया--कंपटाउन की यात्रा उन्हें करनी पडती थी तथा पाच-दस 
सप्ताह तक फीनिक्स से लगातार अनुपस्थित रहना पडता था। फिर भी 


४०२ जीवन-प्रभात 


उनके उग्रतम उपदेशो की जो अखड धारा उनके पत्रों मे फीनिक्स पहुचती 
रही थी, बीच-बीच में आकर वह स्वय जो प्रार्थना-प्रवचन करते थे तथा 
फीनिक्स के विद्याथियो के चारित््य की शिथिलता धो डालने के लिए उनके 
जो उपवास, अल्पाहार और कष्ट-सहन चल रहे थे, उनके कारण छोटे-बड़े 
सभी विद्यार्थी बापूजी के व्यक्तित्व के प्रभाव में दवे रहते थे । 


दीवार पर बड़े अक्षर से लिखकर अथवा सुन्दर सूत्रों मे विद्याथियो 
को र॒टा कर नही, परन्तु बाखार अच्छाई के ग्रहण करने तथा अवगुणों 
को छोड देने के लिए प्रेरणा देकर वापूजी ने सभी विद्यार्थियों के सामने 
यह लक्ष्य स्थापित कर दिया था कि प्रत्येक को अपने जीवन में विनम्र 
वनना है, प्रत्येक पल सेवा-परायण रहना है और जिससे भी सीखने का 
अवसर मिले उससे जो कला-विद्या-सुसस्कार प्राप्त हो सके वह ग्रहण करने 
के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को तत्पर रहना है। सक्षेप में, वापूजी हम छोगो 
से यही वात चाहते थे जो राजपि भर्तृहरि ने 'मनसि-वचर्सि' वाले इलोक मे 
बताई है। हमारे कानो पर यह उद्घोष सदेव गृजता रहता था, “विद्वान 
तुम चाहे बन सको या न वन सको, परन्तु सुपात्र अवश्य बनो ।” 


जेल-यात्रा की समाप्ति के बाद बापूजी के पास रहे हुए विद्यार्थी 
के लिए यही शिक्षण और यही दिनचर्या थी, ऐसा कहा जा सकता है । 

फीनिक्स का हमारा विद्यालय बहुत छोटा था । पढने-पढानेवालो की 
सख्या के हिसाव से यदि विद्यालय की सफलता अथवा महत्व देखा जाय तो 
वह विद्यालय अल्प से भी स्वल्प था| सात-आठ विद्यार्थी और तीन-चार 
शिक्षको के जेल चले जाने पर जिस विद्यालय की नब्वे प्रतिशत से भी अधिक 
शक्ति युद्ध-मोचेंपर फसी हुई बताई जाय उसे आधुनिक अर्थ मे विद्यालय कहना 
हास्थास्पद होगा । सख्या की दृष्टि से न सही, पढाई की दृष्टि से भी उसे 
पाठ्शाला वताना मुश्किल था । 

स्वय हम लोग भी, जो फीनिक्स मे उस समय पढने-पढाने वाले थे, 
अपनी सस्था को विद्या-सस्था या पाठशाला कहने से झिझकते थे । हम इस 
असमजस मे घिरे हुए थे कि जहा पर पढाई का सिलसिला तीन-चार महीने 
भी एक-सा नहीं टिकता उसको किस मुह से विद्यालय कहा जाय ' 

सही पढाई तो भारत में पहुचने पर ही होगी, ऐसा हमारा विश्वास था। 
परतु हममे से, जिन्होते अपना जीवन वापूजी के हाथ मे सौप रखा था, उनके 
लिए भारत मे भी पढने का प्रव्न वडा वेटव था । भारत मे चलने वाली अग्रेजी 
पाठ्शालाओं, कालिजो और विदव-विद्याल्यों मे पढने की हम आशा नहीं 
रेज़ सकते थे । वापूजी के विचार के अनुसार हमारे लिए मैट्रिक आदि की 


फीसिक्स का प्राणवात्र विद्यालय ४०३ 


सारी पढाई सोलहो आना वजित थी | साथ-साथ छडके और बडे भी यह 
नही चाहते थे कि भारत में पहुच कर फीनिक्स के छूडके अनपढ, बुद्धिहीत 
या असस्कारी सावित हो । 


जेल जाने मे जिन लडको के कई महीने वरवाद हो गए थे उत्तको अब पढने 
के लिए अधिक समय मिले,इस हेतु से ही भायद इस वार छापाखाना के काम 
में बडे लडको को अधिक समय नही रोका जाता था । पहले की तरह अव बडे 
लोग ही साप्ताहिक अखवार छापने-प्रकाशित करने का काम कर रहे थे । 
परिणाम-स्वसरूप, मेरे पिताजी, मगनलालकाका आदि शिक्षक हमे पढाने के 
लिए कम समय दे पाते थे और हम लोगो को आपस में मिलकर स्वाध्याय 
करने का समय अविक मिलता था। 


उन दिनो दोपहर के भोजन के वाद सध्या के चार-साढे-चार बजे तक 
हम सब लिद्यार्थी पुस्तकालयवाली कुटिया के आगन में बैठकर पढते थे । 
परतु उस स्वाध्याय मे नियमन नही-सा था | कुछ छडके अग्रेजी कितावो से 
कठिन-कठिन गब्दो को एकत्र करके अग्रेजी गब्दकोप से उनके अर्थ और हिज्जे 
याद करते रहते थे, कुछ अपने सुलेख को सुधारने की कोणिश में रहते थे 
और करीब आधे लडके बातचीत और मटरगइती में रहते थे । भरपेट खाना 
खाकर मुश्किल से दो घटे भी न बीतते कि फल खाने की उत्कठा कुछ लूडको 
मे पंदा हो जाती थी । दो-तीन नौजवान संतरी के बागीचे में चले जाते थे 
और सैकडो सतरों को त्तोडकर अगोछो मे गठरी बाघ छाते थे। फिर चार-छ 
लडके बैठकर सारे सतरों को एक साथ छीरूकर हमारे पढने की जगह पर 
उनका ढेर लगा देते थे और पढने में एकाग्र बने हुए छडकों को भी छिल्ले- 
छिलाये सतरो की दावत मे शामिल होने का आग्रह करते थे । इस प्रकार 
स्वाध्याय के प्राय आधे समय बेखटके आमोद-प्रमोद चलता रहता था और 
दोहरा नुकसान होता था। एक नुवसान अपनी पढाई का और दूसरा नुक्सान 
फलवृक्षों की बरबादी का । इस एक प्रसंग से ही अनुमान किया जा सकता है 
है कि हमारे बीच वापूजी की प्रत्यक्ष उपस्थिति और अनुपस्थिति में कितना 
बतर पड जाता था। उनके उच्चतम उपदेशों को सुतकर-समझकर भी 
हम कितनी जशिथिलता को अपनाते थे। स्वभावत पढाई में भी वह गहराई 
ओर ज्ञानवृद्धि नही हो रही थी जो बापूजी के स्वय पढाने के समय प्रतिदिन' 
होती थी । 

परतु बापूजी की सूचना के आधार पर एक ऐसा कडा नियम फीनिक्स 
में शुरू हुआ जिससे भ्राय सभी विद्यार्थी तग आ गए । वह नियम था सवेरे 
अधेरे में उठने का । 


। 24 जीवन-प्रभात 


छात्रावास के गृहपति के नाते श्री रावजीभाई पढेल हम लोगों को 
विस्तरे से तब उठा देते थे जब आकाशमे तारे चमकते हो । जेल-यात्रा से पूर्व 
सब विद्याथियों को वापूजी अरुणोदय के बाद उठाते थे और कोई तो सूरज 
निकल आने के बाद विस्तर छोडता था। परतु अब छोटे बच्चों को भी ऐसी 
सुस्ती नही करने दी जाती थी। पाच वजे से बहुत पहले पाठशाला के स्थान 
पर सव विद्यार्थियों को श्री रावजीभाई इफट्ठा कर देते थे और करीब पौव- 
घटे तक भकत-कवि नरसिंह मेहता के तथा गुजरात के अन्य पौराणिक कवियों 
के काव्य पढकर सुनाते थे | उस समय मुझे तो क्या, और किसी को भी यह 
अनुमान नही होगा कि भविष्य में बापूजी के आश्रम में सदेव अनिवाय बनने 
वाली ब्राह्ममुहर्त की प्रार्थथर का यह प्राथमिक स्वरूप हैं। किसी-किसी दिन 
बार-बार उठाये जाने पर भी मेरी नीद नही खुलती थी और देर से पहुचते 
के कारण मुझे सवके बीच शमिन्दा होना पडता था। मन मे गुस्सा भी जा जाता 
था। लेकिन तड़के उठने की थीडी-सी आदत ण्ड जाने पर प्रात काल 
उन घामिक काव्यो और आख्यानों को सुनने से मूझे आनंद आने 
लगा और भजन के समय ऊघता छोडकर में उन सरल काव्यों का अर्थ समझने 
की कोशिश करने छुगा | 


यहा पर यह बता देना आवश्यक हैं कि भारत आने की तैयारी के रूप 
में वापूजी ने फीनिक्स के विद्यार्थियों को ब्राह्ममुहूर्त मे उठा देने का नियम 
बताया । दक्षिण अफ्रीका के जलवायू में बहुत अबेरे उठने की आवश्यकता 
नही थी। परतु भारत मे, विशेषकर देहातो मे, यदि बहुत बचेरे न उठा 
जाय तो दिन की तेज धूप और गर्मी में किसान अपना खेती-बाडी का और 
जुलाहा अपनी बुनाई आदि का काम पूरा नही कर सकता । जो दरिद्र रहता न 
चाहे उसे भारत में ब्राह्ममुह॒तं में उठना ही चाहिए, यह वापूजी का अटल 
विश्वास था और बह फीनिक्स से ही हमारी पाठगाला में भी अनिवार्य नियम 
बना दिया यया | 


कुछ दिन वीतने के बाद दो नये शिक्षक फीनिक्स आये । उनके आने 
पर विद्यालय की दिनचर्या कुछ व्यवस्थित हो गई और पढाई में भी थोडा 
ठोसपन आया। वैसे जाय में दोनो ही नौजवान, वीस वर्ष से भी कम के, थे । 
परतु उनका पढाने का तरीका अच्छा था और पढाई में वे दोनों पूरा समय 
दे रहे ये । इसलिए, छडको पर उनका प्रभाव अच्छा पडा । दो मे एक थे श्री 
जमनादास गावी और दूसरी थी मिस स्लेशिन । वैसे फीनिक्स के लिए दोनो 
परिचित व्यक्ति थे परतु फीनिक्स मे रह कर पढाने का काम अबकी वार 
हैं| दोनो ने शुरू किया था। जमनादासकाका बापू के विचारों को समझने 


फीनिवस का प्राणवान विद्यालय डठप 


की भरसक कोगिय करते थे। केपटाउन से जब वापूजी ने उतको फीनिक्स 
भेज दिया तब उन्होने हम छोगो को पटाने में अपना समय छगाया। जिन 
तीन विपयो को जमनादासकाका ने पटाना बढ किया वे तीनो वियय 
वापूजी की दृष्टि से बहुत आावध्यक थे--सुदेघन, नस्छृत और हिन्दस्वराज'। 
वापूजी के अपने बक्षर विद्यार्थी अवस्था से ही सुन्दर नही रहे थे। इसलिए 
उनका आग्रह था कि विद्यार्थियों को प्रारम से ही सुदर बौर स्वच्छ अक्षर 
लिखने की आदत डाली जाय | जमनादासकाका के अक्षर वहत सुदर थे। वह 
सीवी पंक्तियों में प्रत्येक अक्षर सुवाच्य, व्यवस्थित और छपा हुआ-न्ता 
लिखते थे । 

सुलेख दिखने का जो अस्यास जमनादासकाका ने हमसे करवाया 
उसमे सव से आगे निकलनेवाल्ले देवदासकाका थे, ऐसा मुझे स्मरण है । हमारे 
बीच टाह्यामाई मोचरी के अक्षर पहले से ही अच्छे थे, परतु प्रयलप्रुवंक अपनी 
कापी में सुन्दरता के साव पाठ लिख छाते में देवदासकाका कमाल करते थे । 

दूसरा विपय था सस्क्ृत । जमनादासकाका सस्कृत के पडित नही थे, 
राजकोट के हाई स्कूछ में दो किताव पढे थे । पर बायूजी की इच्छा थी कि 
हम लोग सस्क्ृत का परिचय प्राप्त कर ले | इसलिए हमे वहत छोटे-छोटे 
शब्द सिखाये जाने लगे | बब्व , कन्दुक , वदति, गच्छति आदि घब्द हमारे 
लिए सर्वथा नये थे और व्याकरण के अनुसार उनके विविध रुपो को सुनकर 
हमारे आश्चय का ठिकाना नही रहता था । कुछ विद्यार्थी हममें ऐसे थे जो 
बारवार थाद करने पर भी “अग्व” अब्द मूछ जाते थे गौर जमनादासकाका 
पूछते थे तो महज भाव से घोटठा दौइति', बह वोन्यमि' जैसे उत्तर देकर वर्ग 
भर को हँंसा देते थे। इस सस्कृत-वर्ग का विशेष छामर किया तो देवदासकाका 
ने और मेने । 

जमनादासकाका का सबसे महत्व का वर्ग था हि्दस्वराज का । 
बापूजी की लिज्ी हुई 'हिन्दस्वराज पुस्तक पढ़ाने में वह अपना सारा कीचल 
खर्च कर रहे थे। हिन्दस्वराज पढने समय हमें ऐसा प्रतीत होता था मानों 
साक्षात्‌ वापूजी ही हमें पढय रहे है। बडी सावधानी से हमारा सारा वर्ये 
इसे पढ़ता था। बापूजी के हारा स्थापित प्रत्येक सिद्धात की समझते और वाद 
करने की पूरी कोबिय छोटे-वर्ड नभी विद्यार्थी कन्ते थे। हमारे मन में यह 
बात बैठ गई थी कि हिन्दुस्तान जाने पर बापू के सत्याप्रह के सैनिक के नाते 
हम पर प्रस्तो की झठी छगेगी और तब वापु की वात समझाने की बुढ़ि- 
भत्ता हम नदी दिखा पायगे तो हम हँसी के पात्र वनेये। आपस की वातचीत 
में भी हम लोग हिन्दस्व॒राज' के वाक्यों का और भापा का प्रयोग करते थे, 


४०६ जीवव-प्रभात 


यहा तक कि प्राय तीन महीने की अवधि मे 'हिन्दस्वराज' के इक्कीस 
प्रकरण हम छोगो को लगभग कठस्थ हो गए थे | 

जमनादासकाका से भी अधिक प्रभाव हम लोगो पर मिस स्लेशित का 
पडा। मिस स्छेशिन आमतौर से वहुत बोलने वाली, विनोद करने वाली 
और चचलू स्वभाव की जात पडती थी, परतु पढाते समय इतती गसीर और 
एकांग्र बन जाती थी कि छोटी उम्र की होने पर भी बडे आदमी-सी 
मालूम देती थी । 

वह बग्रेजी, निवधलेखन और कविता तीनो विषय अग्रेजी के द्वारा 
पढाती थी। वडे और पढने में चतुर छडको को वह जरा देर में स्वाघ्याय 
के लिए सूचनाए दे देती थी, छोटे तथा कमजोर विद्यार्थियों को सिखाने में 
अपना वहुत समय खर्च करती थी । नन्‍ही-सी मुन्नी रूखीवहने से छेकर बढ़ें- 
विद्याथियो तक सभी मिस स्लेशिन के कहने में रहते थे । उनके बुछाने पर 
बालक उनके पास दौड कर जाता था औौर वडा विद्यार्थी उनकी सूचना का 
पालन खुशी-खुशी करता था| फीनिक्स में रहने वाले प्रौढ पुरुष भी मिस 
स्लेशिन के आग्रह को ठाल नही मकते थे । 

वापूजी के पथ पर सीधा न चलकर उनकी छोटी-छोटी बातो का 
विरोध करने में मिस स्लेमिन को झिनज्लक या क्षोभ नही होता था, भायद 
थोडा आनद ही आता था। मनमौजी तो वह थी ही, इसलिए रूडको को पढाने 
मौर विद्यालय का सचालन करने मे वह अपने स्वतत्र विचार से चलती थी। 
वापूजी की वताई हुई मर्यादाओं का वबन वह सदेव नही मानती थी। वापूजी 
किसी विद्यार्थी को ऊचा नवर और किसी को नीचा नवर देने के पक्ष में नहीं 
थे । जब कभी वापूजी कापी जाच कर नवर देते थे तव भी विद्याथियो को 
परस्पर के तम्वरों की तुलना करने से रोकते थे | केवल अपनी ही प्रगति की 
तुलना उन नम्बरों से करने को कहते थे। मिस स्लेणिन ने नम्बर ही क्या, 
जागे निकलने वाछे लूडको को इनाम देने की भी व्यवस्था की । 

उन्होंने छोटे मे छेकर बडे तक तीन विभाग मे निवध लिखने की स्पर्चा 
का आयोजन किया। फीनिक्स के बडे कार्यकर्त्तावों से भी निवन्ध लिखने का 
आप्रह किया गया । 

एक दिन मव्याह्व मे प्रार्थना के स्वछ पर सव छोंग इकट्ठे हुए और सारी 
सभा के सामने चुनें हुए निवब पढे गए । औरो के निवध का कैसा स्वागत 
हँगा यह तो मुझे याद नही, परतु इतना याद है कि वडो मे मगनकाका का 
निद्रध अव्वल माना गया जौर छोटो में में इनाम का पात्र ठहरा था। 

गदगी और जआालस्व के अवगुणो पर एक अग्रेजी कविता मिस स्लेगिन ने 


फीनिक का प्राणवान विद्याल्य ४०७ 


मुझे सिसाई थी और उसी विपय को लेकर मेने वह निवध अग्रेजी मे ही लिखा 
था। 4 बात यह थी फि अग्नेजी पठाई में में सवसे पिछडा हज विद्यार्थी 
था। हिज्जों से मेरी पूरी अनबन थी, इसऊिए जब कमी डिफ्टेंगन लिखवाया 
जाता, मेरी बेहद भूठे निकलती । परतु मिस स्डेसिन ने मेरी इस कमजोरी 
पर मुझे बमिन्दा करना बद कर दिया था। भूलकर भी वह मुझसे हिज्जे नहीं 
पूछती थी न मुससे रटने को कहती थी। सर॒द् और सुदर अग्रेजी पुस्तक 
मेरे हाय में देकर वह उसमें से अच्छी-अच्छी कविताए सुनाती थी भौर वार- 
वार मृझसे पटवाती घी ' फिर उस पर मुझसे प्रउ्नोत्तर क रती थी। कभी-कभी 
उसका अर्थ लिख लाने को भी बहती थी । इसका नतीजा यह हुआ कि मुझसे 
आगे पटने वाले विद्यार्थियों के निवधो से मेरा अगेजी निवव अच्छा माना गया। 
मिस स्लेशिन के हाथ से मेने उनाम में अरविस्तान के दानवीर हातिमताई 
की जीवनी भेट में पाई । वह मोटे अग्रेजी टाइप में छपी हुई थी और उस पर 
मिस स्लेशिन के हस्ताक्षर थे। करीब पच्चीस वर्ष तक मेरे सम्रह में वह पुस्तक 
सुरक्षित रही । बाद में कहा गुम हो गई, पता नही चछा । पर इस एक निवध 
ओर इनाम की एक पुस्तक ने मेरे जीवन की प्रगति पर काफी असर डाला। 

वो में मगनकाका का निवध जो अव्वल आया था उसका इनाम क्या 
दिया गया मुझे याद नहीं, परतु वह निवब फीनिक्स भर में सवके लिए 
प्रेरणादायी माता गया । वडो के निवंध गुजराती में थे और वहा पर मगन- 
काका की गुजराती भाषा सबने वहुत पसंद की । उस निवव का कंथानक 
था भारत के छोटे-से देहात में परिश्रम करने बाढे एक किसान भाई-बहन का 
ओर उनके पसीने से छहराने वाढी सुदर सेती का । 

पाठ्याञ की पटाई के अतिरिक्त दूर-दूर तक श्रमण के लिए विद्याथियो 
को छे जाने का सिदसिा भी मिस स्छेशिन ने चछाय्रा । अवोका का समेद्र 
किनारा हमारें यहा से छ मील दूर था, माउन्टेजकम्व का सात-आठ मील । 
अवोंका जाने में मीठो तक वाद और गोखरू का रास्ता पार करना पडता था 
और. वहा का तट निर्जन होनेसे दिन भर धूप आदि का केप्ट उठाना पडता 
था। माउन्टेजकम्व में बस्ती थी, पर चट्टाने ऐसी खतरनाक थी कि वहा 
समुद्र-स्नान करने का साहस कम होता था। दोनो स्थलों पर नहाने के वाद 
जब लौटते थे तव हम मन में मोचते थे कि दुवारा इस यात्रा में नही आयगे, 
लेकिन मिस स्ठेशिन और रावजीभाई जब ठोली लेकर समुद्रम्तान के लिए 
निकल पडते थे तव घर पर एक-दो विद्यार्थी भी मुश्किल से रकते थे । 

जब मिस स्केशिन हम छोगो को पैदद डखन की यात्रा कराती थी 
तब हमें छगातार तीस-वत्तीस मील चलता पठता था। तगठे युवकों से भी 


१०८ जीवन-प्रभात 


वह आगे चलती थी। थकती तो थी ही नहीं। जब रास्ते में हम छोग केवल 
भोरी बस्ती से गुजरते थे तव अनेक गोरे लोग मिस स्लेशिन की ओर क्रोवभरी 
दृष्टि से घूरते थे । हिन्दुस्तान के काले लडको के यूथ को लेकर पढी-लिखी 
गोरी कुमारिका इस तरह से जाती थी, यह उन्तके दिल को चुभता था, परन्तु 
वे जातते थे कि यह मंडली गाधी के फीनिक्स आश्रम की हैं और उस समय 
गाधी स्मद्ससाहव से समझौते की वात कर रहे थे, इसलिए गोरे लोग गम 
खा जाते थे। 


इस प्रकार फीनिक्स का हमारा आत्तरिक विद्यालय चार-पाच महीने 
ही चला, परतु वह था प्राणवान विद्यालय । 


सत्याग्रह-आदोलनकी समाप्ति होनेपर वापूजीके सामने यह प्रश्न विशेष 
रूप से उपस्थित हो गया कि अब हिन्दुस्तान लौटने पर किस प्रकार जीवन 
विताया जाय ? भारत के जलवाय्‌ मे-वहा के विविधतापूर्ण वातावरण में- 
फीनिक्स के साधक-जीवन को किस प्रकार और भी उज्ज्वल बनाया जाय ? 
दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह-सग्राम की समाप्ति उनके लिए विश्वान्त्रि का 
अवसर नहीं था, अपितु विशेष कठित जीवन के लिए सामने आया हुआ 
गम्भीर पव॑ था। जिस सत्याग्रह की दक्षिण अफ्रीका में सफलता प्रतीत हो रही 
थी उसका हिन्दुस्तान मे और भी जितना बन सके अधिक विकास साधने 
की मनोकामना वापूजी के मन में वेग पकड रही थी। सत्याग्रह का अगाघ 
और अमोघ वल विश्व को दिखा देने के अदम्य सकल्प को वह अपने हृदय में 
दृढ़ कर रहे थे । इस उद्देश्य से वह अपना एवं अपने सगी-साथियों का 
जीवन पूरा तथा श्रेष्ठ और सत्याग्रह को सुशोभित करने योग्य बनाने के लिए 
जी-जान से प्रयास कर रहे थे। इन प्रयासों म वापूजी के विचार से स्वाद-जय 
एक अनिवार्य सावन था । 


फीनिक्सवासियों की अधिक सख्या का जब बापूजी के साथ भारत आना 
निरिचित-सा हो गया तब फीनिक्स की सामूहिक रसोई मे दूध-घी का सर्वथा 
त्याग करना बापूजी का सव से अधिक महत्त्व का प्रयोग था | बापूजी के दिल 
में यह माग्रह बना हुआ था कि हिन्दुस्तान मे, जहा पर सैकडो व्यक्ति भूखे 
भरते है, अथवा निरे सत्तू, ज्वार-मक्का के पतले दलिए या उससे भी अधिक 
हीन आहार से उदर-पोपण करते है, वहा हम लोगो को ऐसे ही आहार की 
आदत डालनी चाहिए, जो गरीवो के वीच अनुचित माल्म न दे । 

दूथके परित्यागके वारेमे वापूजी की एक तीव्र भावना यह भी थी कि यदि 
अलिक थुवावस्था में प्रवेश करने से पूर्व ही दूध और दूध के बने हुए पदार्थों का 
सेवन छोड दे तो उसके लिए अन्य प्रकार के सयम आसान हो जायगे और उसे 


फीनिक्स का प्राणचान विद्यालय ४०९ 


ब्रह्मचयं का पालन सहज प्रतीत होगा । मास, मच्छी, अडे आदि के समान 
दूध भी जानवर के रत-मास से प्राप्त वस्तु होने के कारण मन-इच्द्ियो को 
चचल बनाने और शरीर की रक्त जादि धातुओं में विकृति पैदा करने का 
बड़ा वलवान निमित्त बन सकता हैं। सच्चे सत्याग्रही के लिए विवाह आदि के 
पचडे से अलग रहकर और इस प्रकार निद्वद्व ब्रह्मचारी वनने के लिए दूध 
का परित्याग वहुत ही सहायक है। इस प्रकार का विग्वास बापूजी के दिल 
में इतना सुदृढ़ बना हुआ था कि इसके विपरीत किसी भी प्रकार का तर्क 
उनपर असर नही करता था । 

नौजवानो में से औरो के मृकावले जमनादासकाका दूध-धी का त्याग 
करने के वहुत ज्यादा खिलाफ थे । वापूजी के सामने उन्होने अपना विरोध 
खुलकर प्रकट कर दिया था । इसलिए बापूजी ने जव जमनादासकाका को 
केपटाउन से फीनिक्स भेजा तब पत्र के द्वारा उन्होने पहले से ही फीनिक्स में 
सूचना भेज दी थी कि “जमनादास के लिए घी खरीद कर रखना । परन्तु 
फीनिक्स भर मे इस तरह एक ही व्यक्ति के लिए अपवाद किया जाय 
यह जमनादासकाका ने अपने लिए उचित नही समझा । इसलिए उन्होने 
स्वेच्छा से फीनिक्स के अनुशासन में रहना पसद किया। घी के बदले में वहा 
पर जैतून का तेल मिलता था। उसे वह खा नही पाते थे, इसलिए रुखा आहार 
लेकर ही उन्होंने सतोप किया । परन्तु बापूजी से उन्होंने इस विषय पर बहुत 
पत्र-व्यवहार किया । जमतादासकाका की मुख्य दलील यह थी कि हमारे 
आर्यावत मे प्राचीन ऋषि-मुनियो ने दूध-घी का त्याग करने का आदेश नहीं 
दिया, वल्कि मदिरों मे तो एकादगी के फछाहार में घी-दूध का ही प्रयोग 
किया जाता है। वह अधिक पवित्र समझा जाता है और तैछ वजित माना जाता 


तु 


है। इन पत्रो के उत्तर मे वापूजी ने जमनादासकाका को निम्न पन्न भेजे थे , 


आपाढ बदी १, १९६९ 
चि. जमनादास, 
दूध के विषय में किसी ने कुछ विचारणा की ही नही होगी, ऐसा मानते 
का कोई कारण नही है । में समझता हु कि दूध के विना काम चलाने वाले 
बहुत-मे मनुष्य होगे। किन्तु मे कह चुका हू कि किमी महापुरुष ने हिन्दुस्तान 
में मास का जो परित्याग करवाया वह इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन था कि दूध 
के बारे मे छिखते या कहने वाले नजर नही आते। किन्तु यह हमारे अजान के 
कारण है । हमने सवकुछ पढा नही है | सवको देखा नहीं है। एक ही कसौटी 
उत्तम है--भूतकाल मे विचारणा की गई हो वा व की गई हो, पर बुद्धि को 
बहू वात जचती है या नही ” 


5 


४१० जीवन-प्रभात्त 


फिर दूध को त्यागने मे किसी ने न पाप बताया है, न माना है। 
--चापू के बाशीर्वादि 
एक अन्य पत्र में वापूजी ने लिखा 
चि० जमनादास, 
पवित्र माने जाने वाले तीर्थ-स्थानो में तेल को त्याज्य और घी को पवित्र 
माना जाता है, इसका कारण वही मालूम होता है जिसका मेने अनुमान किया 
है। हिंदुस्तान जब मासाहारी ही था और किसी ने वहुत-से छोगो को विर्मासा- 
हारी बनाया तव घी को अति पवित्रता दी । इसलिए हम छोग अपने आहार 
में बेहद घी वरतते है यहा तक कि रसोई में जितना अधिक घी हो उतनी ही 
वह श्रेप्ठ मानी जाय । इससे बढ़कर और क्या अधेर हो सकता हूँ ? लेकिन 
सान्‍्यता ऐसी ही चली आ रही हैं । इस कारण पवित्र स्थानों मे भी धी को 
उच्च-पद दिया गया। परिवर्त्तन करने वाले ने माव लिया कि लोग घी खूब 
लेगे तो उनको मास की ज्यादा आवश्यकता महसूस नही होगी । इस प्रकार 
के उद्देश्य से इग्लेड के शाकाहारी (वेजिटरियन) लोग भी अडो का इस्तेमाल 
करते हे। अडो को उन लोगो ने प्राय पवित्रता का स्थान दे दिया है ! 
स्वाद को जीतने के वारे में तुमने जो इंछोक उद्धत किया है वह तो मेने 
देखा है। फिर भी मेरी टीका सही बैठती है। एक इलोक का कुछ असर नही 
होता। उन लोगो ने इस वात पर जोर नही दिया हैं। अगर दिया हीता तो 
ठाकुरद्वारोमे हरएक बहाने से मिप्टान्न न रहते । प्रत्येक उत्सव और पर्वके दिन 
घी-गुड के सीधे देने की वात न रहती | ब्रह्ममोज भी नही होते। ओर इन दिनों 
तो ऋषि लोग और साधुगण भी स्वादेन्द्रिय को जीतते नही है, परन्तु उससे 
जीते गए देखे जाते हे । यह बात बहुत लम्वी-चौंडी हैं। किसी के ऐव बताने के 
लिए ऐसा कहे तो पाप के भागी बने । परन्तु अपने और परायो के उपकार 
की ही जहाँ मुख्य वात हैँ वहा चाहे कैसे भी गण्यमान्य पुरुष क्यो न हो उनके 
बारे में भी जो अपूर्णता हम देखे उसपर विचार करने का हमारा कत्तंव्य है। 
--चाए्‌ के आशीर्वाद 
और भी एक पत्र बापूजी ने लिखा 
जेठ बदी १४, १९६९ 
चि० जमनादास, 
दुग्घोपचार कौ पुस्तक मे देख गया हू । मुझे ठीक नही लगी। किस्तु मेरी 
मन स्थिति ही ऐसी है । यदि कोई मास के सम्बन्ध में शरीर को श्रेष्ठ बनाने 
वाले भारी गुणो को सावित कर दे तो भी वह त्याज्य है। मेरे लिए द््ध के 
विपय में भी यही किस्सा है। वह मास का ही रुप है और भनुष्य को उसे 


फीनिक्स का प्राणवान विद्यालय ४११ 


खाने का अधिकार नही हैं। वच्चा माता का दब पीता है, इसलिए मनप्य को 
गाय का दूध पीना चाहिए, यह वात तो अजान की सीमा हैं। 


जाप के आनीर्वाद 
फाल्गुन सुदी ६, १९६९ 
चि० जमनादास, 
न तुम दृध-दही को त्यागोगे नही, यह ठीक है, पर उसको प्रधान पद मत 
ना। 
“-यापू के आशीर्वाद 


फीनिक्स मे वागीचा था, विशाल भूमि पर ऊची घास छाई रहती थी, 
परतु वहा गोशाढा नही थी। वहा एक गाय भी किसी ने नहीं पाली थी। 
डरवन बहर के द्ुग्धालय से रोजाना वडे-बडे दृव-पात्र ट्रेन द्वारा आते थे । 
कभी सामने वाली टेकरियों से कोई हिन्दुस्तानी किसान अपनी गाय का 
थोडा-मा ताजा दूध पहुचा देता था । फीनिक्स मे साग-सब्जी का स्वावलबन 
था, दूध का नही था | सस्था की इस कमी पर कभी वापूजी को असतोप पैदा 
होते हुए मेने नहीं देखा। बाहर से दूध मगाने की कुछ भी परेशानी किसी 
को महसूस नही हो रही थी । परतु ज्योही हिन्दुस्तान भाने की तेयारी होने 
लगी, महीनों पहले से फीनिक्स में दूध मगाना बिल्कुल बद कर दिया गया। 


दूध को वजित करने पर उसके स्थान में कौन-सी वस्तु ली जाय, इसका 
'निरचय करना आसान नही था। वापूजी कौ सूचना से एक के वाद एक कई 
प्रयोग किये गए, क्योकि भारत में फल तो छटने वाले थे ही, दूब भी छोडने 
पर क्या लिया जाय, यह समस्या थी। 

इस प्रकार का पहला प्रयोग, जो मुझे याद है, बादाम का था । फीनिक्स 
के भोजन में सुबह-शाम गेह की वनी जो कॉफी मिलती थी, उसमे आवा से 
ज्यादा दूध रहता था। दूध के बद होने के साथ गेहू की कॉफी का बंद हो 
जाना मानो पूरी सामूहिक रसोई का सतोप समाप्त हो जाना था। 

कॉफी में दूध के बदले शुरू-शुरू में बादाम घोटकर उसका दूव-सा 
मिलाया जाने लगा। गेहू की कॉफी में इस नए दूध का मिश्रण मुझ जैसे 
बालकोी को बहुत पसद आया। दघ न' मिलते का रज मन में वही रहा । 

परन्तु वादाम का प्रयोग कुछ ही दिन चल पाया । भारत की गरीबी 
को देखते हुए यह योग आहार की दृष्टि से सफल हो तो भी चछ नही सकता 
था। इसलिए अमीरो के वादाम को छोडकर गरीबो के वादाम का प्रयोग 
शुरू हुआ, अर्थात मृगफली भिगोकर तथा घोटकर उसका दूध बनने लगा 


४१२ जीवन-प्रभात 


और हमारा कॉफी के पेय का आनन्द चालू रहा। 


प्रतु पेय की तुष्टि मिल जाने पर दूध की गरज हर प्रकार से पूरी 
नही हो सकती थी । दूध में जो पोषक तत्व होता है उसकी हमारे नित्य के 
भोजन में ही कमी रह जाती थी। इस हेतु से मूगफली का प्रयोग दुवारा नए 
ढग से शुल किया गया। पोषक तत्वो की दृष्टि से मृगफछी की पोषक शवित 
भरपुर होती है, लेकिन दूध की तरह वह सुपाच्य वस्तु नहीं है। मूगफली को 
पचाने मे आसान बनाने के लिए उसे दाल की तरह पानी में पकाने का प्रयोग 
किया गया। किंतु दो-ढाई घटे तक खौलने पर भी मृगफली पकने वाली चीज 
सावित नही हुई। तव रात-रात भर उसे डबल रोटी वाली भट्टी पर रखा जाने 
लगा। दस-बारह घटो तक पकने के वाद वह कुछ मुलायम होती थी फिर 
भी पूरी तरह पकती तो थी ही नही । इस तरह घटो तक पानी में पकने के वाद 
मूगफली कुछ ऐसी वदस्वाद हो जाती थी कि भात-रोटी के साथ उसे खाना 
कठिन हो जाता था । 


नित्य के भोजन में मृगफली का यह प्रयोग कई सप्ताह तक चलता 
रहा। फिर दो नई चीजों का प्रवेश फीनिक्स के भोजन में हुआ और उबली 
मूगफली के प्रयोग की इतिश्री कर दी गई। ये दोनो चीजे दक्षिण अफ्रीका की 
विशेष पैदावार थी। एक का नाम था सावर फिग्स' और दूसरी का नाम 
था काफिर नव्स' | 
सावर फिम्स' केपटाउन मे वापूजी के हाथ लगे थे, ऐसा कुछ मुझे याद 
है। अग्रेजी सावर फिग्स' का शब्दानुवाद होता है, खट्टे अजीर', परल्तु 
इन्हे खट॒दे अजीर' क्यो कहा जाता था,यह मेरी समझ में नही आया। खाने में 
वह वहुत खारे होते थे। अलोना व्रत रखनेवालो के लिए वह बमक का काम 
देते थे। केपटाउन के पास समुद्र-तट पर इनकी पैदावार होने की बात मेते 
सुनी थी। काफिर नद्स' फीनिक्स से कुछ दूर के जगल में रहने वाले हव्शी 
लोग अपने खेत मे पैदा करते थे। हम छोगो को इतने वर्षो तक इस आहार 
का पता क्यो नही चला, यह मेरे मन मे एक आइचर्य ही रहा । काफिर नट्स' 
का स्वाद अच्छा था । उन्हें उवालकर ही खाया जाता था । उवालने पर उन्हें 
पकने में देर नहीं लगती थी और पकने पर वे शकर-कद जैसे मुलायम पड 
जाते थे। इस खाद्य को प्राप्त करने के वाद हमारे यहा मृगफली को पकाने का 
सिलसिला वद हो गया था । खाद्य तथा पोषण की दृष्टि से अब टूघ के बदले 
दूसरी वस्तु ढढने की आवश्यकता नही रहेगी,ऐसा कुछ विश्वास हम लोगो में 
वढ चला था। फिर भी यह चिन्ता मन में थी कि भारत पहुचने पर यह प्रयोग 
चलेगा या नहीं। वहा यह चीज मिलेगी कैसे ? परतु फीनिक्स से दलवल 


फीनिक्स का प्राणवान विद्यालय ४१३ 


सहित हम लोग चले तबतक हमारे नित्य के भोजन मे ये मीगिया महत्व 
का आहार बनी हुई थी। 

केपटाउन से छोटने के बाद बापूजी ने फीनिक्स के विद्याथियों और 
नौजवानों के शरीर पर दूध-वी छोडते से होने वाले परिणाम पर वारीकी से 
विचार किया। पौपष्टिकता के हिसाव से दुग्धाहार की क्षतिपूर्ति करना उन्हे 
आवश्यक जात पडा। अन्यों के मुकाबले देवदासकाका का शरीर बहुत 
पतला-छरहूरा था। उनके शरीर मे स्फूति बहुत थी और वल भी था, परतु 
देखने में दुवंल वजर आते थे। उनके शरीर को घी-दूध के अभाव में और भी' 
दुर्बेल होने से बचाना आवश्यक था। दुः्धाहार को बन्द करने के समय यदि 
पूज्य वा वीमार न होती और फीनिक्स में उपस्थित होती तो मेरा खयाल 
है कि इन प्रयोगों की रफ्तार इस प्रकार से न चल पाती जिस प्रकार वह 
चलाई गई थी। बापूजी के आदेग पर भोजन मे जो प्रयोग और परिवत्तेन 
शीक्षता से हो रहे थे उनपर थोडा-बहुत अकुण रखने वाला वा के सिवा 
और कोई न था। फीनिक्स का सामूहिक भोजनालय बापूजी के रमोईघर 
में ही चलता था और सब विद्यार्थियों के लिए जो कुछ पकता था वही बापूजी 
के अपने बेटो को भी मिलता था। रामदासकाका और देवदासकाका को तो 
बापूजी के पुत्र होने के नाते और भी कडाई से इसका पालना करना 
पडता था । 

वापूजी ने यह नि०्चय किया कि शरीर की पुष्टि के लिए देवदासकाका 
को कुछ विशेष खुराक देने की आवश्यकता है । तब उन्होने दोपहर के भोजन 
के बाद प्रतिदित दस-दस बादाम देवदासकाऊा को देना प्रारम्भ किया । 
देवदासकाका के बाद मेरी बारी आई, क्योकि मेरी ग्रितती भी कमजोर 
शरीर वाले लटको में थी । 

भोजन-समाप्ति के वाद चोका-बरतन के अपने काम से छुट्टी पाकर हम 
दोनो बापूजी के पास जाते थे। वापूजी उस समय या तो अपना भोजन कर रहे 
होते, या रसोईघर के किसी-न-किसी काम में लगे होते थे । एक खास बोतल 
से वह हमारे हाथ से गिनकर दस-दस बादाम दे देते थे। बापूजी की इस कृपा से 
मेरे दिल का उत्साह बहुत वढ जाता था । बादाम का प्रयोग शुरू कराते समय 
वापूजी ने मुझसे कहा, दिख, इसे तुरन्त मत खा जाना, चलते-फिरते धीरे- 
धीरे खूब चबाकर खाना । एक-एक वादाम को मुह में तवतक चवाते रहना 
जबतक कि वह विल्कुल दूध न वन जाय । उसके दूथ जैसा बन जाने के वाद 
ही उसे गले मे नीचे उतारना ।” 

बापूजी ने हमारे भोजन के ढग में भी कुछ परिवत्तंन कर दिया । मेज- 


ध्श्४ड जीवन-प्रभात 


कुर्सी पर वैठ कर खाने का तरीका वन्द कर दिया गया और बाहर के वरामदे 
में हिन्दुस्तानी ढग से फर्श प्र पालयी मार कर पवित में बैठने का तरीका घुरू 
किया गया। हममे से बहुत से नौजवान ऐसे थे जो फर्म पर पालथी मारकर 
बैठने का ढंग जानते ही न थे और कई नप्ताह तक उन्हे अपने पैरो को इस तरह 

मोड़ले मे तकलीफ उठानी पटी । नीचे बैठने में घुटने और टखने ऐसे दुखते 
थे कि कुर्सी की वारवार याद आजाती थी, परन्तु हम भारतवासी थे, इसलिए 
बैठने की भारतीय आदत हमें टालवी थी। इसी प्रकार भोजन में चम्मच का 
उपयोग छोडकर हाथ से खाने की विधि भी हमें सीखनी पड़ी । 


फीमिक्स में चीनी मिट॒टी के या तामचीनी के वरतन काम मे लाये जाते 
थे। इन दोनो ही विकायती चीजो को छोडकर छकडी के वरतनो के प्रयोग पर 
वापूजी ने जोर दिया। बह स्वय तो पहले से ही छोटी-सी कठौती और रूकटी 
का चम्मच अपने इस्तेमाल में छाते थे। जौरों के लिए भी वह लकड़ी के वर- 
तन प्राप्त करने की कोशिश करते रहे , परन्तु अधिक नही मिले, केवल 
कठौतिया मिली । ये कठौतिया सुन्दर थी और किसको दी जाय, यह तय 
करना कठिन हो गया । दो दिन त्तक कोई निर्णय न हो पाया | तव बापूजी ने 
चिट्ठी डालकर इन छ कठौतियों का बटवारा करने का निश्चय किया । 


उस दिन शाम की प्रार्थना के बाद इन कठौतियो के लिए चिट्ठी डालने 
का कार्यक्रम वहुत मनोर॒जक रहा । छ अदद के लिए वारहु-पद्रह उम्मीदवार 
थे। चिद॒ठी में अपना नाम दर्ज करने वालों को बापूजी मीठी चुटकिया लेते 
जाते थे, “बोलो, बलोना करना मजर है? भोजन मे कौनसा नया प्रयोग 
करोगे ?” इत्यादि। नवीन प्रयोग का साहस करने के लिए जो तैयार थे उन्ही 
का नाम बापूजी ने चिट्ठी में छिखा। फिर प्रत्येक चिट्ठी को अपने हाथ से 
गोलिया बनाकर उन्हें चौसर खेलनेकी कौडियोकी तरह मेज पर विखेरा। 


अब प्रइन यह उठा कि कौन चिट॒ठी उठाये ? थोडी-सी बहस के बाद 
वापूजी ने निकचय किया कि कोई वयस्क व्यक्ति चिटिठिया न उठाये | छोटा, 
निर्दोष और चतुर बालक ही उठाये। यह मान मेरे छोटे भाई क्रृप्णदास को 
मिला। वापूजी ने उसे तरीका समझाया जौर चह एक-एक गोली उठाकर 
वापूजी के हाथ में देता गया। हर नाम के निकलते पर बडी हसी मचती 
रही। दूसरा नाम मबनलालकाका का था। मेरे दिल में विचार उठा कि नसीव 
भी न्याय को देखता है। सबसे अधिक सुयोग्य का नाम चुनने में नसीव ने 
गलता नहीं को । छ में पाचवा नाम मेरा निकल आया तब समझें वडी खजी 
हुई। वापूजी बोले, “छो, यह परभूदास का नाम भी आ यया । फिर मझसे 
पूछा, बोल, तू इसे सम्भालेगा या तोड-फोड डालेगा २ गदी तो नहीं 


फीनिक्स का प्राणवान विद्यालय ड१५्‌ 


रखेगा ?” में झेप गया, पर साहस से वादा किया--- सम्भालूगा ।7 

में सवसे छोटा था इसलिए सबसे पहले मुझे अपनी मन-पसन्द कठौती 
उठा लेने को कहा गया। मेने मज़ाक से नाजुक और युन्दर कठौती उठा छी । 

इस कमाई का प्रभाव मेरे मन पर वरसी तक रहा । फीनिव्स में ही नही, 
भारत में आने पर भी चार-पाच वर्ष तक में उसी मे भोजन करता रहा। 
इस काप्ठपात्र में भोजन करते समय स्देव अपने मन में सकल्प दुढ करता 
रहा कि अस्वाद-ब्रत के प्रयोग में मुझे बापूजी के सामने हारना नही है। वह 
चाहे कितना ही अछोना करा ले और अच्छी चीज न दे, में सभी नियमों 
का पालन करूगा । इस सकत्प में मुझे प्राय सफलता भी मिली । 


४१६ जीवन-प्रभात 
उपसंहार 
“आजु धन्य में पन्‍्य अति' 


आजु धन्य में घन्य अति, जद्यपि सव विधि हीन । 
निज जन जानि राम मोहि, सन्‍्त समागमस दोन्ह ॥ 


नाथ, जयामति भाषेऊ, राखेऊ नहिं कछु गोइ । 
चरित सिघु रघुनायक, थाहु फि पावइ कोइक्‍ ॥ 


रामचरितमानस 


सतन-महात्माओं के चरित-सागर में जितना अधिक गहरा उतरा 
जाय, उसकी विद्ञालता तथा उसका प्रभाव चित्त को अधिकाधिक उत्साह, 
विनय और आदइचर्य से भरते जाते है। फिर बापूजी के जीवन में जो 
उन्नत ज्वाला प्रज्वलित होती रही है उसका प्रकाश तो चित्त को और भी 
आश्चर्य-मुस्थ बना देता हैं। उसकी थाह पाना मुझ-जेसे अल्प बालक के 
लिए असभव ही है । किन्तु ईश्वर ने मुझे ऐसा अवसर दिया कि में बापूजी 
के जीवन-सिंधु मे अपते बचपन से ही, जान में या अनजान में, गोता छगाता 
रहा। वास्तव मे वापूजी की जीवनी को सागर के समान अगराघ स्वरूप धीरे- 
धीरे प्राप्त हुआ है। वापूजी के सुचरित का सागर अपने-आप प्रकट हो गया 
है, अथवा देवयोग से ससार के सामने विस्तीर्ण क्षितिज पर लहराने लगा है, 
एसी बात नहीं हैं। उनके चरित-सिथु का आरम्भ पहले छोटी और वाद 
में वेगवती सरिता के रूप में हुआ हूँ | पृथ्वीतछ पर बहनेवाली सहस्नो 
सरिताओ के बीच गगा की धारा ने जिस प्रकार लोक-हृदय में अपना अनोखा 
स्थान जमा लिया है उसी प्रकार वापूजी की जीवन-सरिता ने मानव-जीवन 
के अनेकानेक प्रवाहों के बीच अपना अनोखा स्थान प्राप्त कर लिया हैं । 


बापूजी के जीवत की यह त्रिभुवनपावनी सुरसरि सुदीर् क्षेत्रमे 
प्रवाहित हुई हैं। उस सुरसरि के प्रारम्भिक पथ का जो सौदय्य और 
जो महिमा अपने चर्म-चक्षुओ से में देख पाया था तथा उस अद्भुत वाता- 
वबरण की जो सुरभि अपनी अल्प शक्ति से में ग्रहण कर पाया था, उसको 

इन प क्तियो मे शव्दाकित करने का मेने थोडा-बहुत दुस्साहस किया है। 
न जाने क्यो, अपने अन्तर की गहराई में दवी हुई बातो को जब 


भनृष्य बताने लगता है तब चाहने पर भी वह अपनी वाणी पर रोक नही 
छगगा पाता अपने कडवे-मीठे अनुभवों को सुनाते-सुनाते वह अघाता ही 


आजु धन्य में घन्य बति' ४१७ 


नही । कुछ ऐसा उत्साह उसके अन्तर से फूट पठता है कि सुननेवाला चाहे 
पसन्द करे या न करे, वह अपनी राम-कहानी कहता ही चला जाता है। 
जब छोटे-मोटे अनुभवों की स्मृतिया मनुप्य को इस प्रकार बहा देती है 
तब वापूजी के पृष्यस्मरण से उठनेवाढी हृदय की भावुकता रोकी न रुके 
तो आइचर्य ही क्या ? 

बापूजी का पुष्यस्मरण ऐसे महापुरुष का पृण्यस्मरण है जिनके 
साथ रहकर भी हम उन्हें पहचान नही पाये, उनके वचनामृत की धारा में 
बहने पर भी उस अमृतवाणी का यथावत् आचमन नहीं कर पाये, अपनी 
निजी आखो से उनकी महानता को देखकर भी तथा उत्तकी क्षपा से हर्प- 
गदगद होकर भी उन्हें समझ नहीं पाये। ऐसे महामानव के चरणामृत का 
आचमन करते-करते परितृप्ति हो भी कैसे ! 

परन्तु अब आवश्यक है कि में यहा पर रुक जाऊ। दक्षिण अफ्रीका के 
सत्याग्रह-स ग्राम की कहानी यहा पूरी नही होती । गावी-स्मद्स समझौते पर 
हस्ताक्षर हो जाने के बाद भी सत्याग्रह के मौलिक अध्वर्यु के नाते दक्षिण 
अफ्रीका से प्रयाण करने की घटी तक, उस सत्याग्रह को सफल बनाने के 
लिए वापूजी आगे कदम वढाते ही जा रहे थे, किन्तु इस पुस्तक का उद्देष्य 
दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का राजकीय इतिहास चित्रित करने का नही 
है। यहा पर मेने यह दिखाने का यत्‌किचित प्रयत्न किया है कि वापूजी ने 
स्वय॑ अपनें-आपको किस प्रकार बनाया, अपने को अपना यथार्थ विष्य 
बनाने में उन्होंने किस प्रकार सफलता पाई, सत्याग्रह का प्रादुर्भाव किन 
परिस्थितियों के बीच हुआ, सत्याग्रही जीवन की गहरी नीव फीनिक्स की 
अनोखी सस्था में किस प्रकार डाली गई, भौर छोटे-छोटे बालकों को 
तथा अल्हुट नवयुवकों को निराले ढंग की शिक्षा-दीक्षा देने का अपना 
नया प्रयोग किस उत्साह से उन्होंने किया । 

यह सव जब मेंने देखा तब मुझे यह सुथ नहीं थी कि मुझे जन्म- 

जन्म का यह दुर्लभ लाभ मिल रह है। जब मेरे ध्यात में यह आया कि बापू- 

जी की छत्र-छाया में मेरा जो वाल्य-काल बीता वह मेरे जीवन की वहुत वटी 
निधि है तव में अपने हृदय पर सतत वोलझा-सा अनुभव करने ढगा। मुझे 
चिन्ता होते लगी कि इतने अमूल्य सुयोग का कुछ भी सद्व्यय में नहीं कर 
पाऊगा तो अपयश का भागी वनूगा। वापूजी से प्राप्त सस्कार-निधि की 
अपने जीवन में चरितार्थ करना तो अलग रहा, उसपर अपनी अविचलछ 
निष्ठा बनाए रखना भी जीवन की वडी कसौटी हैं । तब मेने सोचा कि और 
कुछ मुझसे बने या न बने, वापूजी से प्राप्त इस अनुपम सस्कार-निधि 


४१८ जीवन-प्रभात 


का बखान तो करू-जपने सगी-साथियों को यह भव्य खजाना दिखा तो दू ॥ 
इसी भावना से प्रेरित होकर सहृदय पाठकी के सामने उपस्थित 
होते का कठित साहस मेंस किया और में इस ग्रथ का ततु यहा तक ले आया। 
अब आगे बटना और भी कठिन जान पडता हैं । वापजी का जीवन यह 
से आगे एक नया ही मोड लेता है। जैसे कठकल-निनादिती भागीरथी 
हिमालय की अनेकानेक घाटियो में मे बहती हुई हरिद्वार के पास आकर 
एकदम चौडे मान में फेल जाती है और इस किनारे पर से पार के किनारे 
तक विस्तीर्ण गगा-पट में बहनेवाली सभी धाराओं को एक साथ, एक 
नगर मे, देखना मुश्किल हो जाता हैं, वैसे ही वापजी की जीवन-सरिता 
को यहा से आगे चित्रॉकित करना दुष्कर हो जाता हैँ। अवतक, अर्थात्‌ 
कंपटाउन से बापजी के फीनिक्स लोटने तक, उनकी सावना अधिकतर 
अपनी निजी साधना थी और बाद में उसने आगे वढकर समप्टिगत याधना 
का विज्ञाल रूप ले लिया। अवतक वापजी अपने व्यक्तित्व को परिप्कृत 
करने में और उसे सफलता से संचालित करने में अपनी अदम्य प्राण- 
शक्ति को लगाए हुए थे, अब के बाद वह अपने-अपने चुने हुए अन्य व्यक्तियों 
को अपने अगरप्रत्यम के रूप में नाथ कर निज के व्यक्तित्व को विराट 
स्‍प देने के लिए आगे बढें। यहा से आगे चलकर वापजी के व्यक्तित्व के 
विकास का इतिहास सत्याग्रह-आश्रम के विकास का इतिहास वन जाता है । 


सत्याग्रह के राजकीय इतिहास की दपष्टि से कहा जा सकता 

कि तीन पीड कर विरोबी सत्याग्रह मे वापूजी ने जब विजय पाई तब 
उनके व्यक्तित्व का प्रकाश दक्षिण अफ्रीका की सीमा पार करके ससार 
भर में दूरदर तक फैल गया । भारत-भर में उनके इस शौर्य और 
पराक्रम के प्रति वडी श्रद्धा पेदा हो मई । फीनिक्स टाल्स्टाय-वाडी से 
वाहर भी उनके अनेक प्रणसक तथा अनुगामी तैयार होने लगें, जिनकी 
वापूजी से एक वार भी मुलाकात नहीं हुई थी । अखवारो में और पुस्तको 
मे उनका उल्लेख बटन लगा । 


केपटाउन के कार्य से लौटने के वाद वापूजी हमारे प्रत्यक्ष अध्यापक या 
आजत्ाय नहीं बन सके । हमे पढातना-लिखाना, हमारी कापियों 
जाचना, हमारे मिर के वाल काट देना, हमारे साथ कधे पर कदालू छेकर 
कड़ी घूप मे खेत्त खोदने जाना इत्यादि कार्यक्रम को वह फिर कायम नही 
कर सके, यद्यपि विद्याथियों के वापूजी वह सदैव बने रहे । 

वापूर्जी की शक्ति ले अब जो करवट ली उसमे उनकी महानता 
छिपी हुई थी। दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार से भिडने के लिए बापूजी 


आज धन्य मे धन्य अति ४१९ 


की जो उम्र शक्ति केन्द्रित हुई थी वह अब अपने छोटे-मोटे सगी-साथियों की 
शारीरिक और मानसिक कमजोरियो को मार भगाने में केच््ित हो 
गई। अपने निजी सहयोगियों में, चाहे वे नवयुवक हो या प्रौढ पुरुष हो, जहा 
कही मनोदौर्वल्य देखा, उसके मिटा देने के लिए वापूजी तुल गए। ऐसा करके 
वह भारत में 'सत्याग्रही' जीवन की हरी-भरी पौध पहुचाने को उत्मक थे। 


मेरे मन में यह विश्वास पक्का हों गया हैँ कि दक्षिण अफ्रीका के 
सत्याग्रह के अन्तिम दौर में तथा विद्येप रूप से केपटाउन में मानव-सरूभ 
छोटी-मोटी दुर्व लत्ताओ को वापूजी सदा के लिए पार कर गए । मान-अपमान, 
वडप्पन-अभिमान, ऋ्रोध-मोह आदि के सागर को वापूजी अगस्त्य की तरह 
पी गए, उन्होंने मृत्य-भय को जड-मलछ से उखाठ फंका । उन्होंने विचार ओर 
कर्म को समकक्ष वना लिया और इन्ही शुभ घडियो में वह मानव से महा- 
मानव वन गए 

ऐसी विराट मति के साघनामय जीवन का यथाशक्य समग्र स्मति- 
चित्र शब्दाकित करने का मेने इस पुस्तक में प्रयत्त किया हैं। पता नहीं 
में अपने मत में समाई हुई उस भव्य मरत्ति को कहा तक कायजो पर चित्रित 
कर पाया हू । 


बहुत वर्ष पहले के और वह भी बिल्कुल बचपन के स्मरणों को जुटा- 
जुटाकर जब में इन प्रकरणों की रचना करने लगा तव मन मे यह डर वना 
रहा कि मे इसमे तथ्य के बदले काव्य की ओर तो अधिक नही वह रहा हु ? 
स्मरणों की श्वृखला को तैयार करते समय पहले वाली कडी पीछे और 
पीछे वाली कडी आगे नाथ लेने की भूल तो नहीं करता हू ” अथवा, वात 
का रग जो था उससे गहरा तो नही वेठ रहा है ? 


गजराती में जब ये प्रकरण प्रकाशित हो रहे थे तब पूज्य महादेवभाई 
ने मझसे एक बार प्रश्न किया था कि “जब तेरे पास उस समय की डायरी 
नही है, तव भी तू फीनिक्स-पुराण लिखता जा रहा है। ऐसी बात तो नहीं हैं 
कि जैसे मकडी अपने पेट में थे ही अपना जाछा बनाती रहती हूँ वैसे तू भी 
अपने उदर से ही मनमानी बाते यढ रहा है ”” फिर विनोद के साथ पीठ 
ठोकते हुए खुद ही बोले, 'घत्राओं मत। मेने यो ही तुम्हें सावधान किया। 
इतने विस्तार से जो वाते दे रहे हो, ठीक कर रहे हो | पर कही लिखने के 
प्रवाह में कपोछू-कल्पित किस्से न आ जाय, यह व्यान रखना । मे सव पूरे 
गौर से पढता हू । अच्छा आ रहा है । 


मेत्रे महादेवभाई को विश्वास दिलाया कि जो बाते मेरी स्मृति में 


४२० जीवन-प्रभात 


बहुत घबली हूँ तथा जितके तथ्य के विपय में मझे शका पैदा हो सकती है, 
उनका उल्लेख करने से में वचता हु और तथ्य को तोटने-मरोडने का अप- 
राव भूल से भी न कर बेठ, इसफे छिए भरसक सावधानी रखता हु। 


महादेवभाई ने तो मेरा निवेदत स्वीकार कर लिया, परन्तु मेरे दिल 
में इस आलोचना का भय कायम रहा और वार-वार मेने अपनी स्मृति को 
कसा। इन प्रकरणों को जाचने के लिए मेने अपने पिताजी से विनती की । 
जहा कही उनको सन्देह हुआ या कोई वात खठकी उसे उन्होंने ठीक करवा 
दिया या निकलवा दिया। फिर भी अपनी स्मृति की यथार्थता परखने के 
लिए जहा सम्भव हुआ, वापूजी के पत्रों का सहारा लिया। वापूजी के लेखो 
से कई उद्धरण मेरे पिताजी ने ढृढ़ दिये । इस प्रकार इस पुस्तक की सामग्री 
को तथ्य से भिन्न न होने देने के लिए मै अपनी शक्ति भर जागरूक 
रहाट 
बापूजी की विविव प्रवृत्तियों तथा उनकी विविध साधना का मेने अपनी 
बुद्धि के अनुसार विवेचन भी किया है। मेरे एक-दो विद्वान मित्रो ने, जो 
वापूजी के निप्ठावान उपासक है, मुझसे आग्रह किया कि “केवल वापूजी की 
प्रवृत्ति और जीवनप्रमग से विशेप कुछ मत लिखो | बापूजी की छत्र-छाया 
में रहकर जो अनुभव तुमने पाया वह अनुभव ही लिख दो। उस अनुभव के 
साथ जो भावनाएं तुम्हारे मन में उठी उन्हे मिलाकर बात का बतगड क्‍्यी 
करते हो ?” लेकिन उन मित्रों की राय में अपना नहीं सका । यह नही कि 
मुझे उपदेशक वनने का मोह है, परन्तु बापृणी के जीवन का और उनकी 
शिक्षा-दीक्षा का प्रतिविम्ब पग-पग पर मेरे अन्तर में और मेरी बद्धि मे किस 
प्रकार पडा, इसका उल्लेख करना आवश्यक समझता हू। सूर्य को, जल को 
वायु को मनष्य हर समय देखते है और उनका भरपूर अनुभव पाते है, 
लेकिन उनके आरोग्यवर्थक छाम्र की बात जब प्राकृतिक चिकित्सा पाया 
हुआ कोई रोगी हमारे सामने रखता हैँ तभी उनकी वह महत्ता हमारी 
समझ मे आती हूँ। बापूजी के तेजस्वी जीवन के लिए भी ऐसी ही वात है । 
उनके जीवन-अ्रसगो का और उपदेणो का अपना महत्त्व अपार है, परन्तु 
मुझ-जसा तन-मन का दुवेल बालक जिस प्रकार उसे ग्रहण कर पाया अथवा 
नहीं ग्रहण कर पाया, इस विपय में जब अपना अनुभव बतायगा तो उसकी 
उपयोगिता अनेक जिज्ञासुओ के लिए वहुत बढ जायगी ऐसा मुझे विश्वास 


हैं। $सी हेतु से मेने बापूजी का सुवर्ण-सा देदीप्यमान जीवन अपने से हीन 
काठ पर मढकर यहाँ उपस्थित किया है । 


अन्त में बापूजी के महान्‌ व्यक्तित्व तथा उनके जींवत के चमकते 


आजु घत्य मे घन्य अति ४२१ 


हुए अनेकविध पहलुओं को एकत्र करने पर जो एक विशिष्ट प्रकाश 
दिखाई देता है उसका उल्लेख करके अपनी वात में ममाप्सत कस्गा । 


वापूजी ने पुन बताया हे कि मेरे छिए “जीवन के गब्द-कोप का काम 
सदेव श्रीमद्भगवद्गीता ने दिया है ।” अर्थात्‌ उनके जीवन की मार्गदर्भिका 
गीता थी । ग्रीता में भी तीसरे अध्याय के आदेशों पर वापूजी की अत्यधिक 
श्रद्धा थी। मुझ जैसे विद्यार्थी को गीता सिसाते समय तीसरे अध्याय का 
भर्म समझाने पर वह अधिक जोर देते थे । जब में बापूजी के व्यक्तित्व 
का स्मरण करता हू तब गीता के तीसरे अध्याय का तीसवा ब्लोक मेरे 
सामने जा जाता हैँ और उस छ्लछोक में में वापुजी का पूरा वर्णन पाता 
6 । वह इलोक है 
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्थाब्यात्मचेतसा । 
निराबीनिर्ममों भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर ॥ 
इस ब्लोक के द्वारा कृष्ण भगवान बडी आत्मीयता से अर्जन से कह 
रहे हे, “भाई, अपनी अध्यात्मवृत्ति को सजग रसकर अपने सारे कर्मो के 
बोझ को मझ पर डाल दो , मन में जितनी भी ममताए औौर गागाए मटरा 
रही हे उन्हें विल्कुल अलग करदो , और राग-देपादि के जावेगो से मन में 
पैदा होनेवाले बुखार को हटाकर रूडाई के मैदान में डट जाओ । लडना, 
और छडना ही, तुम्हारा काम हूँ । 


निर्देशिका 


अजुमन इस्ठाम, १४९ 
अन-टू-दि-लास्ट, १४९ 

अनन्य सेवा, बापू द्वारा, ३५२ 
अनुभव, ३१० 

अनुमति-त्र, ८२ 

अपील, ३२८ 

अफगानिस्तान, १४५९ 

अब्दुल्ला सेठ, ७९ 

अभय, देवी नपत्ति में प्रथम गुण, १५० 
अमयीन्‍्टो, २९८ 

अमरीका, २९८ 

अमीना, ३२३ 

अमेगनी, २४९ 

अखम्तान, १६, ३६ 

अलोना, १८९, १९६, ३१२, ३४३, 


३९४८ 


अवोका, ३७९ 
अहमदाबाद, २०,७ १,७७, १३३, १ ३७, 
१५४ 


अहिसा, २६४, ३०५ 

अहिसामय संघर्ष, ३०२, ३०७, ३४१ 
आइजक, १२५, १३० 

आक्सफोर्ड विश्व विद्यालय, २०२ 
आगासा महल, २३५ 

आत्मकथा, ४९, ७२, ७५, १४७ 
आनते, २० 

आनन्द बहन, ४७ 

आन्दोलन, २८३ 


भायू, २१ 

आहुति, ३४३ 

इग्लेट, २६९, ३६८, ३९२ 

इंटर नेशनल प्रेस, ८३ 

इंडियन ओपीनियन, ८२, ११६, १२१, 
१२२, १२६, १२७, १३०, १५०, 
१५९, १७०, १७७, १८६, १९९, 
२२९, २४६, २४७, २४९, २५०, 
२६९, २७०, २७३, २७९, २८०, 
२९१, ३०२, ३०३, ३०८, ३२०, 
३२७, ३३१, ३७५, ३८१ 

इनाडा, ३६७ 

इमर्सन, १४१ 

उमाम अब्दुल कादर वावजीर (इमाम 
साहव), ३२२, ३२३, रेरे४, 
३८८, ३९३ 

इलाहाबाद, १६८ 

ईरान, १६ 

ईसा हाजी, १३० 

उपवास, २३५, २४३, २४५, २८९, 
३४४ 

उपवास गगा, २३५ 

उमर मेठ, १२६, १३०, १४९, १९२, 

एन्ट्रयूज, रेवरेड सी एफ (दीनवधु), 
३४०, ३५९, ३६५, ३६६, ३६७, 
२३६८, ३६९, ३७०, २८०, ३८९, 
३९१, ३९२ 

एम्पटील, लार्ड, १८० 

ओखा वन्दर, १४, १८ 


डश्ड 


कच्छ, १८, २०, ३९ 

कंठोर सकत्प, सादगी का, ३४१ 

कडवी मा, ५९ 

कर्णावतती, २९ 

कर्नाटक, २० 

कम्पोजिंग, २३१ 

कलकत्ता, ७९, १६८, २२५ 

कस्ती-संदरा, २७१ 

कादला, १४ 

कीछलिया, १४९, ३२० 

काशी वहन (लेखक की माता), २५५, 

«३५७ 

किवर्ली, २६९, ३९१ 

किचन, १२८ 

क्रिदिवययाना, २८९ 

कीति-मदिर, २४, २५, २७ 

क्वीन, १२६ 

कृतियाणा, १८, २८, ३०, ३१, ४०, 
४१ १4 ४४, ४५ 

कुपू स्वामी, २४७, २५६, २५८, २७५ 

क्र, लार्ड, १७८, १८० 

केप कालोनी, २८९, ३४७ 

केपटाऊन, १६८, १८५, १९७, १९८, 
२०४, २५०, ३४१, ३४७, ३५९, 

हे ३६०, ३७२, ३८४-३९०, ३९१, 
३९३-३९५ 

केप यूनिवर्मिटी, ३२१ 

केरल, २२ 

कैलनवैक (हनुमानजी), १३०, १४८, 
१५८, १८७, १९८, २०२, २०३, 
२०६, र्‌ १५, २१६, रे १७, २३८- 
रं४०, २४५, २६७, २८३, २८८, 
२९२, २९४, २९५, २९६, २९९, 
३१९-०२१, ३५०-०५१, ३६१, 


जीवन-प्रभात्त 


३८६ 

कोडिस, ११९, १२३, १२४, ११५, 
१६४ 

खभात (स्तम्भ तीर्थ ), २९ 

खाकी-यावा, ४२ 

खीमा कोठारी, ३९ 

खेमाजी, ३३, ३५, ३८, ४३ 

गावी, अभेचद, ८१, ८३ 

गाधी, आनदलाल, ८४, ९१,, ९३, 
१०४, १०५, ११८, २१९ 

गाधी, उत्तमचद, (ओतावापा), ८, 
२५, २७, २९, ३ १०४४, ५९, ९ १ 

गाधी, करमचद, (कवागाधी ) ,४३-६०, 
६६, ७१, ७२३े 

गाधी, करसनदास, (करसनिया ), ४८, 
४९, ६५, ६७, ७५, २८६ 

गाधी, कस्तूरवा, (वा), २७, ८२, १०१, 
१०९, १११, ११२, १२९, १४०, 
१४१, १५५, १६०, १९६, १९७, 
२४०, २४१, २४८, २५१, २५५, 
२५८-२६०, २६६-२७०, २९५, 
३०३, ३५०, 3५२, ३५९, ३७१, 
३७२, ३८६, ३८९, ३९० 

गावी, कालिदास, (लक्ष्मीदास), ४८, 
३८६, ३८७ 

गांधी, केशवलाल, (केशु ), १०१, १०८, 
१६६, २६२, ३११-३१३ 

गावी, हप्णदास, १६१, १६६, २०९- 
२११, २२२, २२३, २९२, ३११, 
३१३ 

गांधी, खुगहाल्चद, २७, ५९, ६१, ९०, 
९९, १४० 

गावी, गोकुलदास, ८०, ९७-१०१, 
१४० 


निर्देशिका 


गावी, छगनलाऊ, (छेसक के पिता), 
८२, १३८, १४०, १६४, १६५, 
२२९, २५५, २८७ 


गाधी, जमनादास, (छेसक के काका), 
१४४, १७०-१७४, २०७, २०९, 
२ १ ०, १६, २१७, ३ ९४, ३८७- 
२३९०, ३९३ 


गाघी, जीवनलाल, ४१, ४३ 

गांधी, तुलमीदास, ४२-८१ 

गाधी, दमन, ३१-३४ 

गावी, देवदास, (देवा, देवदास काका ), 
८०, १०२, १०४, १०७, १०९, 
१११, ११२, ११४, ११९, १२९, 
१४१, १४२, १४५, १५२, १७४, 
१९५३-२० १, २०५, २२१, २२९, 
२११, २३४, २३६, २५१, २५८, 
२६१-२६४, ३०६, ३०९-३१३, 
२३१७-३१९, ३२९, ३३३, ३३९, 
३४८, ३५३, २५५, ३६०, ३८६ 


गांधी, नारायणदास, ६४, १५०, १६७, 
१७५ 


गाधी, पीतावरदास, ४२, ४३ 

गाघी, पुरुषोत्तमदास, ६४, १८२३ 

गाधी, मगनछाल, (छेखक के काका, 
मगनकाका ), २७, ७६-८४, ८९, 
९१, ९२, ९४-९६, १००-१०७, 
१११ ११६, ११९, १२५, १३२, 
१ ३७, १३८, १४६, १४७, १४९- 
१५६, १५८, १६०, १६२, १६४, 
१६६, १७१, १७२, १७४, १७६, 
१८२, १८३, १८४, १८९, १९०, 
१९४-१९९, २०५-२०९, २२५, 


४१५ 


२३५, २२६, २३८, २४९, २५१, 
२६१, २६९, २७०, २८९, २९४, 
र९१५, ३०३-३०५, । ०७, ३०९, 
३१२, ३१३, ३१६-३१९, ३२१, 
३२४, ३२५, ३२७, ३२९-३३६, 
३३८-३४१, ३४३, २३२४४, ३४६, 
२३५३, ३५४, २३७२, ३८२, ३८३ 

गांधी, मणिलाल, ८०, १२९, १३०, 
१४१, १४३, १४४, १५५, १५९, 
१६०, १६४, १६५, १७०, १७४, 
१७५, १८३, १८४, १८५, २०९, 
२४३, २५९, २६०, २६९९, ३८७, 
३८८, ३८९, ३२९२, ३९३ 

गांधी, मोहनदास करमचद (महात्मा 

बापू राष्ट्रपिता--छुटपन मोनिया), 
१८, २०, २३, २५, २७, २८, 
२९, २३०, ४४, ४७, ४८, ४९, 
५७, ५८, ५९, ६२, ६४, ६५, 
६६, ६९७, ६८, ६९, ७०, ७१, 
७२, ७३, ७४, ७६, ७९, ८१६. 
८२, ८४, ८५, ८८, ९०, १११, 
११३, ११४, ११५, ११८, १२० 
१२९, १३०, १३३, १३७, १४८, 
१४९, १५१, १५७, १५८, १६०, 
१६७, १६९, १७०, १७३, १७७, 
१७९, १८०, १८१, १८३, १८४, 
१८५, १८७, १८८, १८९, १९०, 
१९२, १९३, १९७, १९८, २१४, 
२१५, २१६, २१७, २२१, २२२, 
२२८, २३४, २४२, २४५, २६२, 
२६९, २७०, २७४, २७८, २७९, 
२८०, २८१, २८२, २८८, २८९, 
२९०, २९१, २९४, २९५, २९६, 
२९७, २९९, ३०३, ३०७, ३०८, 


४२६ 


३१५, ३१७, ३१८, २१९, २२१, 
३२७, २२८, २३२, २३५, ३३७, 
३३८, २४१, ३४२, ३४४, ३४७, 
३५०, ३५४, ३५५, ३५६, ३५८, 
३५९, ३६०, २१६१, ३६२, ३६३, 
३६४, ३६५, ३६७, २६८, ३६९, 
३७०, ३७१, २७४, ३७६, २७८, 
३७९, ३८०, ३८२, ३८३, ३८४, 
३८५, ३८८, ३८१९, ३९०, ३९४, 
३९५ 

गाधी, रतनजी, ४३ 

गांधी, रहीदास, २४, ३१ 

गाधी, रामजी, ३१ 

गावी, रामदास, ५९, ८०, १०२, १०४, 
१०५, १०७, १०९, १११, १ १२, 
११३, ११५, ११९, १२९, १४२, 
१४५, १५२, १७४, १७५, १८४, 
१९३, २२९, २४०, २४१, २५६, 
२७४, २७५, ३२४९, २७९ 

गाँधी, छालजी, २९, ३०, ३१ 

गावी, वललभजी, ४२ 

गावी, हरजीवन, २३, ३१, ३२ 

गाधी, हरिलाल, ८०, ९७, ९८, १०१, 
१२०, १३३, १३७, १४०, १४१, 
१६५, १७०, २५६ 

गिरमिट कातून, ३०० 

गिरमिट मुक्त, ८७, ११९, ३८२ 

ग्रिरमिटिया, १२१, १७९, १९८ २५२, 
२८३२, २८४, २८९, २९०, २९३, 
२९६, २९७, २९८, २०६, ३२७, 
३२८, ३३५, २३८, २४१, २७८, 
३७९, ३८१ 

गिरनार (रेक्तंक) २१ 

भुजरात २९ 


जीदन-प्रभात 


गुजरात विद्यापीठ, ११७ 

गुजराती साहित्य परिषद्‌, १३३ 

गुल, डाक्टर, ३८९, ३९२ 

गुलाम मोहम्मद मकरानी, ४० 

गैरकानूनी घोषित, भारतीय लग्न विधि 
को, २४८ 

गोकलदास इसराज, २५६ 

गोकी फडवा, ४८, ६५, ७०, ७३, 
७४, ७५, ९७, ९८ 

गोखले, १७९, १९७, १९८, १९९, 
२००, २० १, २०२, २०३, २०५, 
२०६, २०७, २१३, २२९, २६९, 
२७७, २७८, २८१, २९३, ३२१ 
३२८, ३३१, ३३८, ३४०, ३५१, 
३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, 
३७८ 

गोडल, ८० 

गोविंद, २४७ 

गोविंद स्वामी, १२६, २५५, २८०, 
३३१ 

ग्रलीगस्टाड, २९३ 

घोघा बन्दर, १८, २९ 

चची, १४१ 

चन्दू, ६८, ६९, 

चार्ली, २८० 

चाल्मंठाउन, २८५, २८६, २८७, 
२८८, २९२, ३२१, ३४५, 

चिकित्सा में, बापूजी की, २०९ 

चिमनी, २७६ 

चिल्ट्रन्स एन-साइक्लोपीडिया, १३२ 

चीन, १६ 

चुगलखोर, २३३ 

चोरी और प्रायदिचित, ४९ 

चौधरी, रायसाहव, ३६९, ३७० 


निर्दे शिका 


छोटम, २६२, ३०९, ३१३, ३२९ 
जजीवार, १६, २०६, २०७ 

जन्म भूमिय्जत, २६०, २६१ 
जयकुबर वहन, २४१, २५५ 
जापान, १६ 

जाफराबाद, १५ 

जामनगर, १०४, ३५, ३६, ७९ 
जूनागढ़, र्‌ १, े १, ३५, ठ ६, ४०, ४१ 


५०, ५६ 

जूडू, ८०, ८७, ८८, १०१, २६८, 
२९७ 

जेल-यात्रा, २४९ 

जोहान्यवर्ग, ८१, ८२, ८३, ८४, 


१६१३, १३१, १३३, १४४, १४८, 
१४९, १५०, १६३, १६८, १६९, 
१७३, १७४, १८३, १८७, १८८, 
१९३, १९५, १९७, १९९, २००, 
२०२, २०७, २१६, २१७, २३५, 
२ ३ ६, द्‌ ३७, २३८, २४९, २५७, 
२५९, २६९, २७२, २७९, २८३, 
३२४, ३४२, ३४४, ३४६, ३४७, 
३५७, ३७३, ३८० 

झवेर काकी, ९१ 

ट्रामवाल, ८०, ८२, ८३, ९८, १००, 
१७, १४५९, १५५, १५८, १६३, 
१६८, १६९, १७७, १७८, १७९, 
१८३, १८५, १८६, १८७, १८८, 
२१६, २५६, २५७, २५९, २६६, 
२६९, २७२, २७६, २७८, २७९, 
२८५, २८८, २९१, २९५, ३०३, 
३२०, ३२१, ३४७, ३५३, ३५५, 
3५९, २६ 

ट्रासवाल की कूच, ३२८ 

ट्रासवाल प्रवेश, ८२ 


टाल्स्टाय १४८, १ ६४, १ ६५, 
१८८, २४२, ३४९ 
टाल्सटाय-फार्म, १८९, १९३, २१० 
२१६, २७८, २८८, २९२ 
टाल्सटाय-बाडी, १८६, १८८, १९३, 
१९६, १९७, २००, २०४, २१३, 
२१४, २१७, २१८, २२१, २७८, 

_. वे४ 

टवल माउट, २९०, ३९२ 

टोगाट, ८०, ८३, ९४, २९४ 

टोड, ३३७, ३३८ 

ठोयाणा, ५०, ५१ 

डठी, २९३, २९४ 

डरबन, ८४, ८५, ८८, १०८, १२६, 
१२८, १३१, १५६, १६१, १६६, 
१८३, १९२, १९३, २०३, २०७, 
२०८, २ १४, २५७, २७२, २७४, 
२७६, २७७, २७९, २९८, २००, 
३०१, ३२९, ३३१, ३३३, ३३८, 
३३९, ३४०, 2४३, ३४४, २४५, 
३४७, | ८८, ३४९, ३५०, झ्ए्‌ १, 
३०३, ३६१, ३६३, ३६५, ३७२, 
३७५, ३७९ 

टठायमडइ एक्यप्रेन, ३४७ 

डाह्मा भाई मोची, २२९ 

डूबे, जॉन, ३०९१, १०२ 

ड्ब्रे, २०५ 

विप्लिफ, २९५ 

डिस्ट्रीव्यूट, २३२ 

डेपुटेशन, २९३ 

डोक, ३२० 

ड्यू, १४ 

तीस पीड उधार, १८७ 

तीन पौड का कर, २७७, २७९, २८२, 


४२८ 


२८३, २८८, २९२, २२८, २४०, 
३४४, ३७४, ३७८ 

तीन पौड कर-विरोधी-आदोलन, ३४६, 
३८१ 

तुलसीदास, गोस्वामी ३०२ 

थम्बी वाबडू, २७८, २८३ 

थम्वी नायडू, श्रीमती, २७८, २७५९, 
२८८, २९८ 

दयावद तीर, १४ 

दयानन्द महपि, १३, २२ 

दयाराम, कवि, २९४ 

दक्षिण अफ्रीका, १६, १७, ७७, ७८, 
८१, ८२, ८५, ९०, १०३, ११९, 
१२१, १२९, १४१, १५०, १६७, 
१६८, १७७, १७९, १८०, १८९, 
१९७, २० १,२०२, २०७, २१२, 
२४८, २६९, २७१, २७२, २८७, 
२९८, २९९, ३०३, ३२०, 8२१, 
३२७, २३५, २४६, २४८, २६९, 
३७३, ३७४, ३८१, २७७, १७८, 
३८४ 

दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, 
२०२, २०६, २७७, २०८ 

दाऊजी सेठ, ७९ 

दाऊद सेठ, १२६, १४९, १९२ 

दामजी मेहता, ४७ 

दात्राणा गाव, ४८ 

द्वारका, १४, १५, १८, १९, २०, २६ 

दिल्‍ली, १४, २५, २३५ 

दीप-से-दीप, २९९ 

दुस्साहस, व्वेतत प्रभुगो के आसन में 
बैठने का, २०८ 

देवी बहन, (श्री वेस्ट की चहन) , २४०, 
३३१, ३२३८, ३४० 


जीवन-प्रभात 


नटराजन, ३६४ 

नमक-सत्याग्रह, ३५३ 

नरसिह मेहता, २९, १३९, २५४ 

नवजीवत, २० 

नवलखी बदर, १३, १४ 

तवलगकर भाई, ५३ 

नवीन, २६२, ३११, ३१३ 

नाथूराम गर्मा, १४२ 

नानजी सेठ, २४ 

नार्थकोस्ट रेलवे, ८५ 

नारायण स्वामी, २२, १७७ 

नेटाल, ८०, १२१, २०७, २५६, २५७, 
२७१, २७२, २७९, २८२, १९३, 
२९५, २९७, २९८, २९९, ३१३, 
३५३, ३६९, ३७८ 

नेपाल, ३८३, ३८४, ३८५ 

नोटिस, २८८ 

न्यू केसल, २८२, २८४, २८५, २८६, 
२८८, २८९, २९४, २९८, ३०८, 

हक 2] ॥>ब 

पटेल, वहलभभाई, ३५९ 

प्रित्याग, चाय का, १८९ 

पवित्रता, जीवन की, १५२ 

पाच तमाचे, गाल पर, २३४ 

पाकिस्तान, १६ 

पानकुबर बहत, ४७ 

पामफर्ड, २९१, २९२ 

पियर्सन, डब्ल्यू० डब्ल्यू०, ३०१, ३४० 
३६०, ३६६, २३६७, २६९, ३७० 

पुतछी मा, ४६, ४७, ४८, ४९, ६०, 
६४ ७३, ७५ 

पुरुषोत्तमदास देसाई, २१९ 

पोरवन्दर, १४, १५, १६, १७, १८, 
१९, २१, २२, २३, २६, २७, 


निर्देशिका 


३१, २२, २ ३, २५, २६, ३७, ४०, 
है. ९ है ४४, ४५, ४६ है ४७, ४८, ४९, 
५०,५१, ५९, ६०, ६८, ६९, ७०, 
७१, ७९, ९०, ९१, १६६, १६७, 
३०६ 

पोलक ( केशवलाल ), ८४ १२५, 
१२९, १३०, १३२, १६४, १६८, 
१६९, १७९, १९२, १९३, २९३, 
२९४, २९५, २९६, २९९, ३२१, 
३४५, ३६१, ३६५, ३७०, ३७१, 
३८७ 

पोलक, श्रीमती, ३५० 

प्रतिमिधि-मण्डल, १६८, १७९ 

प्रतिना, १५७, १५९, १८३, २६७, 
३९४ 

प्रथम प्रयोग, पाखाना सफाई का, ३१४ 

प्रभास-पाटण, २१, ७९ 

प्रयाण, सत्याग्रही टोडी का, २५१ 

प्रवचत, २५०, २६१ 

प्रागजी देसाई, २६९, २७५ 

प्रिदोरिया, १४१, १६४, १६८, २९२, 
२९५, ३५९, २६८, ३८० 

प्लेग निवारण, ८१ 

फकीरा भाई, ३२३, ३२४ ३२५, 
३२७, ३३५९ 

फार्टी-टव-बोस्टर, २१५ 

फातिमा, ३२२, ३२३, ३३४ 

फार्म, १८८, १८९, २१३, २१५, २१७ 

फीनिक्स पक्षी, ८५, ८९ 

फीनिवस, ८४, ८५, ८६, ८७, 
८९, ९०, ९१, ९३, ९६, 
९७, १०१, १०२, १०४, १०६, 
१०७, १०८, १०९, ११३, ११५, 
११७, ११८, ११९, १२०, १२१, 


४२९ 


१२२, १२३, १२६, १२७, १२८, 
१३१, १३२, १३४, १३८, १४०, 
१४३, १४४, १४५, १४८, १५१, 
१५२, १५५, १५७, १५८, १६२, 
१६५, १७१, १७४, १८२, १८४, 
१८५, १८७, १८९, १९०, १९६, 
१९९, २०४, २०७, २१३, २१८, 
२३८, २४२, २४५, २४८, २५७, 
२६९, २७२, २७३, २७६, २७७, 
२८२, २८९, २९४, २९६, २९७, 
२९८, ३० १, ३०२, ३०३, ३०४, 
३०६, ३०८, ढे ०९, ३११, ३१३, 
३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३२२, 
३२३, ३२४, ३२५, ३२८, ३३ १, 
३३५, ३३७, ३३८, ३२९, २४२, 
२४३, ३४४, ३४६, ३४७, ३५०, 
३५१, ३५२, ३५३, ३५६, ३५१९, 
३६०, ३६१, ३६६, ३६७, ३६९, 
३७०, २७२, २७४, ३७५, ३७६, 
३७८, ३७९, ३८०, २८२, ३८६, 
३८७, ३९०, २९३, ३९५ 

फ्रीनिलवन, २८२ 

फ्री स्टेट (आरेज काछोनी), २८२, 
२९४ 

बबन, प्रतिज्ञा का, ३६२ 

बम्बई, १४, १७, ४७, ७७, ७९, ८०, 
१४९, १६६, १६८, १७१, १६१, 
३६५ 

बडा घर, २१९ 

वनारस, ९८ 

वदेमातरम्‌, २६१, ३०० 

वाकानेर, ५२, ५४, ५६ 

वावाजी राज, ५१, ५२, ५३, ६१ 


. वारडोली, ३२४ 


| ( हि 
[ 5 
'बाह-स्वय सेवक, ३०७ 
बीमारी, वा की, ३५२ न 
वेजामिन रावर्टमन, सर, ३ ६९::४७ ० 
३७१३- 
बेलगी, २८४ 
बरा वदर, २६९ 
बोबा, १२०, १८१ 
ब्रह्मचर्य की महिमा, १७६ 
भवानीदयाल, श्रीमती, २७८ 
भादर नदी, १६, १९, २६ 
भारी परिवर्तन, पहनावे में, १४२ 
भावनगर, १५, १८ 
भीमसार, ५० 
भूली वहन, ४७ 
भेयन, ३०९ 
मगव, २० 
मगनभाई पटेल, २५५, २४७, २७२, 
२७४, ३७०, २८०, ३८८ 
मथुरादास भाई विक्रमजी, ४७ 
मदनजी, ८२, ८३ 
मद्रास, ११७, १६८ 
मर जायेंगे पर झुकेगे नही, २९८ 
मलावार, १६ 
महादेव भाई, २७० 
महाराष्ट्र, २० 
महिला सत्वाग्रही, २४८ 
महुषा, १५ 
माउटेजकब, ३२८, ३४०, ३७९ 
माववपुर, ३४, ३५, ३६ 
मानवाई, २३, २४ 
मारित्सवर्ग, १९९, २००, २०१, 
२६३, २६९, २७१, २७२, ३२८, 


रेड १, २५०, ३२५२, ३५३, श्५८ 
मालवा, २० 


जीवन:प्रभात 


ग //' मियाणी, १४ 


मीठी माँडवी, ३३ 

मीर आलम, १००, १४९, २७८, ३७७ 

मुत्त, एन्थोनी, ३४२ 

मुगीराम जी (स्वामी श्रद्धानन्द ), ३६४ 

भेकाले, लाई, १३४ 

मेकीन मार्क, १८३ 

मेघजी भाई, ९९ 

मेहता, गागजी, २३ 

मेहता, फिरोजगाहू, ३६४, 

मेहता, टाक्टर जीवराज, १३९, १७०, 
२४९ 

मैजिती, १४१ 

मोम्बासा, १६ 

मोरबी, १३ 

मोल्टीनो, मिस, ३७२ 

यरवडा जेल, २३५, ३२२, ३२३, ३७६ 

युगान्ठा, १७ 

यूकिन, जनरल, ३२९ 

यूनियन सरकार, ३६१ 

रम्भावाई, ६४, ६५, ६६ 

रलियात बहन, ४८, ५४, ६५, ९९ 

रखीद्धनाथ ठाकुर (गुरुदेव), ३६४, 
३६६, ३६७ 

रस्किन, ८२, ८४, १२५, १४१, १४८, 
२४२ 

राजकोट, ३७, ४०, ४५, ४८, ५१, ५२, 
५७, ६०, ६५१, ७०, ७२, ७३, 
७७, ७९, ९०, १३३, १३६, १४४, 
१६६, १६७, १७०, १७३, २१० 

राजचन्द्, १६४, १६५, २४२ 

राजस्थान, २० 

राजू गोविन्दु, २५६ 

राजेद्ध वावू (राष्ट्रपति), १५ 


लिर्देशिका 


रावजी भाई पटेल, १८७, २३६, २३७, 

«,. २५५, २७७, २९९, ३०१, २४९, 
३५५, ३५९, ३७०, ३७१, ३८०, 
३८३, ३८८, ३९५, ३९६ 

रुस्तमजी सेठ, १२६, १४९, १९२, 
२००, २०७, २०९, २२७, २५५, 
२५६, २७१, २७२, ३२८, ३२५९, 
३४५९५, ३५०, ३५७ 

रेवागकर, ८०, २५६, २५८, २७३, 
२७४, २७५ 

लगोटी बाबा, ३४४ 

लद॒न, १३३, १६९ 

लक्ष्मीनारायण मदिर, ६८ 

लक्ष्मी मा, ५९ 

लाजपतराय, १४९ 


- छाट, २० 


लाहौर, १४९, ३६५ 

लेझरस, २८३, २८४ 

लोली स्टेशन, १८७, १८९ 

वचन भग, २७७ 

वललभ-आचार्य, २२ 

वस्त्र-त्याग, ३९४४ 

वाक्सरस, २६० 

वालकस्ट, २६६, २६७, २६९, २८८, 
२९१, २९३, २९४, २९५, २९६ 

वालीआमा, कुमारी, ३४२ 

विक्टोरिया काउटी, ५०, ३०८ 

विक्रमाजीत, ४३ 

विजया, ९१, ९३, ९४, ९६ 

विद्यालय, बापूजीका, २२४ 

वीरजी भाई, १९४ 

वेजरनाजर, १३० 

वेरावछ, १५,५७९ 

वेरलम, २९८ 


४३१ 


वेस्ट, ८२, ८४, ९३, 2 १५९, १६०, 
१६१, १६५, १८३, १८४, २४५, 
२८६, ३०२, ३०८, ३३१, ३३२, 
३३४, ३ ३७, ३ ३८, ३ ३९, ३४०, 
३५५, २६५ 

वेस्ट, श्रीमती, ३०१, ३३८, २३३९ 

व्रत, एकासनेका, २८९ 

ब्रत, जूते न पहतने का, ३४१ 

शकरानन्द, स्वामी, १६५ 

बाति, २६२, ३१० 

जाति निकेतन, ३६६ 

जातिज-ब्रत, ३०१ 

शाति-स्थापना, २३५ 

शिवपूजन सहाय, २४७, २५६ 

शिक्षण, २३० 

गेचुजा, २१ 

श्राइनर, ३६१ 

सतोकवहन (छे० की काकी ),२५५ 

सत्य-निष्ठा, १५२ 

सत्याग्रह, १००, १२१, १६८, २०७, 
२४८, २५६, २५९, २६३, २७०, 
२८२, २८४, २८९, २९१, ३०२, 
ठे ०२, ३२४, रे ठ ०, ३४९१, ३४२, 
३६१, २६४, २६७, २६८, ३७५, 
३९५ 

सत्याग्रह-आन्दोछलन,._ ११७, १६६, 
१६७, १६९, १८५, २९६, २९८, 
३०१, २२१, २४६, १५३, २६५०, 
२६४, २६५, ३७७, ३७८ 

सत्याग्रह का इतिहास, १७७, ३३० 

सत्याग्रह के सिद्धान्त, १८२ 

सत्याग्रह भावता, ३४२ 

सत्याग्रह युद्ध १८३, ३०२, ३०७, 
३२२, ३२२, २३५, ३३९, २४१, 


४३२ 


३२४२, ३४३, ३५५, ३५५९, ३६१, 
२३६३, ३६७, ३७२, ३७५, ३८७, 
३८८ 

सत्याग्रही, १६७, १७७, १८५, १८६, 
२४९, २५७, २६९, २७८, २९४, 
३२०, ३२३, ३६९, ३७४, ३९५ 

स्वोदिय, १२५ 

सर्वोदिय के सिद्धान्त, ८५, १५४ 

सर्वोदय जीवन, ८९ 

सहजानन्द, २२ 

साधना, गाधी जी की, २९१९, ३५९ 

सावना भूमि, २१८ 

सावरमती आश्रम, ११७, ३१६, 

सुदामा जी, १७, ९१, १३९ 

सुदामापुरी, १४, २२ 

सुधन्वा, ३४२ 

सुवर्ण अक, ३७५, ३७६ 

सुरेचद्रनाथ मेंढ, २६०, २७४, 

सुरत, १४ 

सुनाई, ३२९, ३३०, ३४२ 

सेटिलमेट वासी, ८५ 

गेम, श्रीमती, ३३१ 

सेवा, १६१ 

सोपारा बन्दर, १४ 

सोमनाथ, १५, २१ 

सोरावजी, ३२८, ३२९ 

सोरावजी शाहपुरणी अडाजनिया, 
१६९, १७० 

मोकोमन, २५५, २५८ 

मोलोमन कमीशन, ३६९, ३७३, ३७८, 
३७९ 


जीवन-प्रभात 


सोराष्ट्र, १९, १४, १५, १६, २०, २९ 

स्टाडटंन रोड, २८८, २९२ 

स्टेगर, ८०, ९११, ३९८ 

स्मट्स जनरल (स्लिम जेनी), १००, 
२०१, २५०, २७७, २९३, ३४२, 
३४५, ३५९, ३६ १, ३६३, ३६४, 
३६८, ३६९, २७२, ३७३, ३७६, 
३७७, ३८०, ३८१ 

स्मट्म-गाथी समझौता, ३५० 

स्मट्स सरकार, १८५, १८६, २५६ 
२६५९, २७९, २५६, ३४६, ३५७, 
३६०९, ३७३, ३८०, ३८१, 

स्मिथ, १३० 

सलाटर, ३६९ 

स्लेशिन, कुमारी, ३०२, ३१९, ३२२, 
३२३, २०९०, ३९३ 

स्वदेश-प्रेम, १५६ 

स्वदेशी, १५६, १५० 

स्वभापा, १३३ 

हडतार, २८९, २९७, ३४६ 

हाजी साहेव, ३२३ 

हाजी हवीव, १३०, १७३८ 

हार्डिग, ला, ३६१, ३६२ 

हाव हाउस, कुमारी, ३६४, ३७२ 

हिन्द-महासागर १६ 

हिन्द-स्वराज्य, १८०, १८१, १८२, 
१८७ 

हिन्दू-मुस्लिम एकत्ता, २३५ 

हिसक-दावानल, ३४६ 

हीराचन्द वोरा, ९० 

हेमचन्द्र सूरि, २९, ३० 


